पिच्छि -कमण्डल 


लेखक : 


पूज्य श्री विद्यानन्दजी मुनि 


प्रकाशक : 
जयपुर प्रिन्ट्स, 
मिर्जा इस्मायल रोड, 
जयपुर - १ (राज० ) 


प्रथम संस्करता 5: हृह६४ ई० 
ट्वितीय संस्करण ४: १६६७ ई० 
(परिवद्धिठ, सशोधित ) 


मूल्य : ३ रु० 


मुद्रक : 
जक्यपुर प्रिम्हसं, 

मिर्जा इस्मायल रोड, 
जयपुर ( राज») 


ख्रन्तरज्ञ 


“प्रसमयतिमिस्तररि भवसागरवारितरणवरतररिम्‌ । 
रागपरागसमीर वन्दे देव भहावीरम्‌ 
-वी स्तुति, जैनरत्नसार, १ 


'विच्छि-कमण्डलु' इृह - परलोक - समन्वय - भ्रन्वित कतिपय निबन्धों का 
संकलन है। ये प्रबन्ध मार्गोपदेशकमात्र हैं। मार्ग का जहाँ पर्यवसान होकर 
गस्तव्य ध्रुवप्रदेश की भ्रधिगति होती है वह इस श्रक्षरविश्रहात्मक पुदूगलपारिप्लव 
से इतर ऊपर की वस्तु है। क्योंकि श्रात्मप्रदेश स्वेतरभिन्न भ्रथ च स्वसमयात्मक 
है । उसके प्राप्य प्रकारों की निरूपणशसाहस्री का संक्षेप अथवा विस्तर ग्रन्थों का, 
प्रवचनो का, बुद्धिविमर्श का विषय रहा है। यह निरूपण स्वशक्तिपरिमाण से एक 
पण्डित, एक त्यागी, एक शास्त्र भ्रनादिपरम्परा से करता आया है। मूलस्रोत के 
रूप मे इसका प्ररूपण केवली भगवान्‌ ने किया है। 'केवलीपण्णत्तों धम्मो मगल' 
यह धर्म केवलीप्रज्ञापित (प्रश्नप्त) है श्रौर मगलात्मा है। श्रत एवं द्रव्यश्रुतानु- 

वन्ध से इसका लोकविश्वुत महत्त्व व्यवहार का भवार्य भ्रग स्वीकार किया गया है । 
इसका समथेनात्मक सुन्दर उदाहरण घटरूप मे देते हुए श्लोकवारतिक में कहा 
गया है कि जब घट का निर्माण किया जाता है तब उसके लिए कुलाल को मृतृ- 
पिण्ड, चक्र, चीवर, सूत्र भ्रादि की श्रपेक्षा होती है किन्तु जब वह पाकोत्तीर्ण होकर 
स्वसंस्कार में परिपक्व हो जाता है तब जलाहरणक्िया के समय उल्लिखित 
किसी साधन की आवश्यकता नही रह जाती” । भगवान्‌ वीतराग के परमधर्म 
मोक्ष के विषय में भी यही सत्य चरितार्थ होता है । पाकोत्तीरण होने से पूर्व जैसे 
युवर्ण ताडन, छेदन, ताप, कुट्टनन झादि स्थिति-मार्गो से विशुद्धि-प्राप्ति की श्रोर 
अग्रसर होता है वैसे ही यह भात्मा अपने भ्रनादिकाल से इस कर्मफलगहीत, पुण्या- 
पुण्यासवजायमाण शरीरसंयोग से नाना योनियो में परिभ्रान्त होकर, प्रतिवार 
इन बहिर्भावों के संगदोष से परिमुषित होकर जन्म-जरा-प्रृत्युवक्रमणरूप किट्ट 


उदकाहरएऐं तस्थ तदपेक्षा न विद्यते ।।” - श्लोकवातिक 


(ख) 

कालिमा में निगृहीत होता भ्रा रहा है । इसकी अग्निविशुद्धि स्वस्वरूपावस्थान है। 
उस स्वोपलब्धि के वेज्ञानिक सोपान को जिनवाणी स्वानुभव से लोकहितार्थ 
प्ररूपित करती है। एतावता कहना चाहिए कि शास्त्र अथवा पिच्छि-कमण्डलु 
आत्मा के लिए सोपानमार्ग की सृष्टि करनेवाले हैं। यही इनका प्रयोजन है| इससे 
आगे आत्मा को स्वयं ऊध्वंमनन्‍्धी होना है। यदि इसे यों कहें कि पिच्छि-कमण्डलु 
आदि भात्मा के प्रसदुभूत लक्षण हैं, सदभूत तही तो श्रधिक उपयुक्त कथन होगा। 
<दण्डी देवदत्त:- अर्थात्‌ देवदत्त का लक्षण पूछने पर यदि कहा जाए कि वह व्यक्ति 
जो हाथ में दण्ड रखता है, देवदत्त है तो यह उसका सर्वकालाविसंवादी स्वलक्षणश 
नहीं माना जाएगा, क्योकि दण्डदधारण उसका स्वांग नहीं है, किसी आंगिक 
अ्रश्कक्ति के सहयोग के लिए गमनागमनक़िया में उसे दण्डसहकार प्रयोजनीय है, 
ततः:पश्चात्‌ नही । शुद्ध, निविकल्प आ्रात्मस्थिति से पूर्व साधनावस्था में, संस्कार- 
स्थिति मे शौच-संयम-स्वाध्यायादि के उपकरण भ्रपेक्षित है, इसके पश्चात्‌ नही । 


भवन की छत पर पहुँचने के लिए सीढियों लगाई जाती है, बालक के 
गत्यात्मक पदचंक्रमणशिक्षणार्थ त्रिचक्तिका (तीन पहियो की साइकिल) का 
उपयोग किया जाता है, संसार में प्रचलित समस्त वाहन प्राप्तव्यपर्यन्त पहुँचाने 
वाले साहाय्य साधन है, स्वयं साधक नही । इसके पश्चात्‌ भवन की अन्तिम सीढी 
का परित्याग कर छत पर पाँव बढ़ाने वाला तो स्वय व्यक्ति है। यदि वह उस 
सोपानपक्ति पर ही अवस्थित रहेगा तो छत पर नही पहुँच पाएगा । मयूरपखों को 
लेकर यदि कोई सिद्धालय की उड़ान भरना चाहेगा श्रथवा कमण्डलुमात्र से 
भवसिन्धुसन्तरण की वाजञछा करेगा किवा कतिपय श्राप्तताणी के पाठ कण्ठाग्र 
कर मुक्तिरमा से पारिग्रहणको अभिलाषा रक्‍बेगा तो यह ग्रकृतकार्य होने की 
शखघोषणावत्‌ होगा । क्योंकि - 
“नुडिबृदु पुद्गल, केत्ल वढु पुद्गल, 
कडेगे. पुद्गल स्नेहकोपा । 
जडदेहनु कि नन्‍नेदेयोत्टरिय्या 
बानोला चिदम्बर पुरुषा | -महाकवि रहताकर, ६६ 
जिल्ठारथ पर बेठकर श्रोत्रभवन में प्रविष्ट होनेवाले शब्द पुदूगल है, उसके 
स्फोटसहायक दन्त, झरोष्ठ, कण्ठ, तालु आदि भी पुद्गल हैं, अधिश्रयण-अ्रवाश्रयणश 
के स्थानभूत जिल्ला श्रौर कर्णप्रदेश भी पुदुगल हैं। वाणीरूप शब्दमाध्यम से 
व्यज्यमान स्नेह तथा कोप भी पुदुगल है। देह भी जड-पुद्गल है। चिदम्बर 


(ग्र) 

प्रात्मपुरुष उससे परे है, पुद्गलभिन्न है। श्रतः जो प्रात्मा पुद्यल का सवर्ण ही 
नही है, जिसके न जिह्दा है, न श्रोत्र है, न मुखयत्र है, न स्नेह-कोप हैं, और न 
शरीर है वह पुद्गलद्वारा परिभाषित राग-द्वेष के कथन को किस विधि से ग्रहण 
करे ? श्रौर जब इनमें उप्तका स्व नही, तो क्‍यों ग्रहण करे ? तभी तो इसके 
निरिन्द्रय, निर्देह, मुक्त स्वरूप को जानते हुए श्रा० कुन्दकुन्द ने समयसार में कहा- 
'यह एकत्वनिश्वयगत समय (आत्मा) लोक में सर्वत्र सुन्दर है। श्रत: जब यह 
बन्धनश्रस्त होता है तो भ्रपनी सहज सुन्दरता खो बेठता है'।' झात्मा के ज्ञान- 
दर्शनकूप स्वलक्षरा का निर्वेचन आगमशास्त्र मे आचार्यों ने पदे पदे किया है। 
कथनशली में पदसघटनात्मक रीतियाँ बदली हे, तत्त्वार्थ की एकरूपता कही द्विमुंख 
नही हुई । उन्होने मुहुमु हुः इसो श्र्थ का मन्थत-रोमन्थन किया कि - 'ज्ञानदर्शन 
मेरे आत्मा का सदुभूत लक्षण है, यह शाश्वत है। शेष सयोगी भाव विभाव है, 
बहिर्भव है !। 


ये आात्मव्यतिरिक्त सयोगज बहिर्भाव जतुकाष्ठसंयोगवर्त्‌ है, कमण्डलु में 
निहित जलतुल्य आ्राधाराधेयभावपरिलक्ष्यमाण होकर भी पदु्मपत्रवत्‌ शअ्रन्योन्य- 
भिन्‍न है । तुषमाषभिन्‍नता का उपचार इसी भेदविज्ञान को पृष्ट करता है। जब 
तक ब्रतादि से विशुद्धि न हो, इस भेदविज्ञान की यथार्थ प्राप्ति नही हो पाती । 
गेहूँ की रोटी जब अ्रग्नि पर पकव की जाती है तब उसके दो भाग स्पष्ट दिखायी 
देने लगते है, जिसे 'फूलना' कहते है । अग्निपाक से पूर्व उनकी विद्यमानता 
परिलक्षित नही होती । उस सिकी हुई रोटी को अग्नि पर से उतार लेते हैं क्योकि 
वह सिद्धानन हो चुका है। इसी प्रकार आरम्भ मे ब्रतादि, पिच्छि-कमण्डलु- 
शास्त्रादि आदेय है और सिद्धावस्था मे केवल श्रपना आत्मा ही उपादेय है। गीता 
में भी इसी आशय को शब्दान्तर में निरूपण करते हुए कहा है कि- 'जब सुनि 
योगाभ्यासी हो तो स्वचारित्रादि कर्तव्यों का आचररा करे किन्तु जब गन्तव्य पर 
पहुँच जाए तो उनसे विरत हो जाए, शमवृत्ति धारण करे*।' 


१ “एकत्तरिच्छयगशों समझो सब्वत्थ सुदरो लोए । 

बधकहा एपत्ते तेश विसवादिणी होई ॥।” - समयसार, ३ 
२ “एको में शाश्वतश्चात्मा ज्ञानदर्शनलक्षश:। 

शेषा' बहिरमवा मावा सर्वे सयोगलक्षणा, ।” - सामायिकप्राठ, १२ 
३. “आारुरुक्षोमुनेयोंग कमे कारण मुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शम. कारणमुच्यते ॥” - गीता 


(घ) 
उपरितन ग्रनुभाग का श्राशय यही है कि राममार्ग को हेय जानकर जो 
त्यागपथपथिक हुए है उन्हें पिच्छिकमण्डलु धारण करना योग्य है। क्योंकि 
यह जिनेन्द्रधर्माष्वनीनी की मुद्रा है, शौच संयम के लिए विहित शास्त्रानमभोदित 
उपकरण है, अपरिग्रह के सूचक लक्षण है, प्रव्याबाघ विहार करने में सौविध्यो- 
पस्थापक है, सशरोरावस्था में ग्राह्म-अ्रपेक्षा को पूरनेवाले न्यूनातिन्यून साधन है, 
पवित्र है, याच्य्यादोष से मुक्त हैं तथा मुनिवृत्ति को प्रतिक्षण स्मरण करानेवाले हैं। 

परन्तु इससे अ्रधिक आत्मा के सर्वेस्व नहीं है । 


ग्रात्मा का सर्वेस्व तो भ्रात्मा ही है। एतावता साधना में लगे रहकर शने: 
शने: सम्पूर्ण प्रभावों से, परसमयो से, नयवादी से उन्समुक्त होने का प्रयास करते 
जाना चाहिए। श्राचार्य अ्रमृतचन्द्र अपने 'समयसारकलश' में इन सम्पूर्ण बहिभू त 
वादकोलाहलो का प्रतिषेध् करने का मामिक प्रबोध देते हुए कहते हैं- ये 
जीवात्मन | कया करता है तू ? प्रवचन, शास्त्रपाठ, पिच्छिकमण्डलु की सभाल 
और श्रधिक हुआ तो 'काले पाठ' स्तवों ध्यानम्‌' और बस मान लेता है अपने को 
कृतकृत्य ! क्‍या इतने से शुल्क में आत्मोपलब्धि हो सकेगी ? ये सब तो भ्रकिचित्‌- 
कर है। मेरा परामर्श सुनो ! एक षाण्मासिक योग धारण करो | छोड़ दो यह 
सब बाद, व्याख्यान ! क्‍या है ये ? एक शब्दपरम्परा ! एक कोलाहल ! कोलाहल 
मे लोग आत्मस्थ नही हुआ करते । सुना है माघनन्दी को ? उन्होने ध्यानसूत्रो की 
रचना की है। वे सूत्र ग्रात्मस्थ होने में उपकारक है। परन्तु उनके लिए किसी 
प्रशस्त, प्रशान्त, एकान्त की आवश्यकता है। यात्रा में दो भले, किन्तु चिन्तन में 
एक-यह अनुभूत लोकोक्ति है। अत सबसे अ्रलग होकर ध्यानलीनता सिद्ध करो। 
देखोगे चमत्कार ! आत्मोपलब्धि होगी । इससे उत्तम क्‍या चाहिए ? अ्रपेक्षित है 
अपने स्वरूपबोध के लिए त्वरता, तत्परता, एक विकलता जिसकी परिसमाप्ति 
ग्रात्मसाक्षात्कार होने पर होगी" ।- 


आचाये का यह उपदेश हृदयग्राही है। इतना ही नही, यह परसमय से 
पराडः मुखकर स्वसमय में आने का सरस-मधुर निमत्रणपत्र है। यदि जीवन प्रवचन- 
कोलाहलो मे ही अवसित हो गया तो आत्मोपलब्धि का उपाय क्या होगा ? महात्रती 


नील 





१ “विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन 
स्वयमपि निभुत. सन्‌ पश्य घण्मासमेकस्‌ । 
हृदयस रसि पुस पुदुगलाद्भिन्नधास्नो 
ननु किमनुपलब्धिभाति कि चोपलब्धि “>समयसारकलश, ३४ 


(छ ) 

तपस्वियों का परमलक्ष्य तो ग्रात्मसाक्षात्कार ग्रथ चर कैक्लयाधिगम है। उसके 
लिए पर्याप्तकाल रहते ही प्रयत्नवान्‌ होना भ्रभीष्ट है। 'भक्तला प्रत्यक्ष, ब्राल्यो 
राश्या प्राक- ग्रथवेबेद की इस पीीयूषपंक्ति का यही भाव है कि ब्रतशील बह है 
जो राजि-भ्रागमन से पूर्व दिन-दिन से आत्मामिमुख हो जाए। क्योकि दिन जीवन 
का पर्याय है भौर रात्रि मृत्यु का। विजेता बही है जो जीवित रहते प्रपनी मृत्यु 
पर विजय पा ले | स्वेच्छुया मुक्तिमार्ग पर जीवन विसजेन करनेवाले धन्यभाग्य पुरुष 
हो तो ऐसा कह पाते है कि - 'भ्रहो ! मैने अपनी झाँखों से अपनी अ्ररथी को 
(मरणामहोत्सव को ) देख लिया । यह अनुषम आनन्द का विषय है। यह दुष्कर 
तपः:समुपात्त समाधि मेरा चरम मरण है। अब न मृत्यु होगो और न जन्म । 
नास्ति जन्म कुतो मृत्युर्नास्ति मृत्यु कुतो भयम्‌' - जन्म नहीं होगा तो मृत्यु 
कैसी और मृत्य न होगी तो भय कंसा ? इसीकी यथार्थ उपलब्धि बांछित है तो 
स्वय एकान्त में साधना करो । तीर्थकरों ने, सिद्धो ने, केवलियो ने जन्म मृत्युनिवृत्ति 
प्राप्त की यह बहुत पढा, बहुत सुना और बहुतो को सुनाया । परन्तु इस भ्रन्यनिष्ठ 
सत्य को स्वथ साक्षात्‌ करो । वही सत्य तुम्हे भी प्रतीत होगा, जिसका श्रम्मता- 
स्वादन भ्रुव, अचल, अनुपमगतिप्राप्त सिद्धों को हो चुका है। क्योकि यह विषय 
ग्रागमणशास्त्रवरणित तो है तथापि इसकी प्राप्ति वर्णोबोध से ऊपर है। तभी तो 
इसे 'स्वयमपि निभृत. सन्‌- कहा गया है। यह सिद्धि सत्य होते हुए भी प्रत्येक 
भिन्‍न है। किसी तीर्थंकर की सिद्धि में किसी श्रन्य के लिए इसका याचनासुलभ- 
अनुदान नही। यहाँ तो स्वपुरुषार्थ ही सवल है। हाँ, मार्गोपदेशरूप में प्रक्रिया- 
विधान स्वाध्याय से प्राप्त किया जा सकता है। जिसके लिए निम्नचिन्तन 
निष्कर्ष हो सकता है - 


राग और त्याग दो मार्ग है । रागमार्ग बन्धकारक और त्याग मुक्तिप्रद है। 
इसे इन्द्रियवृत्ति तथा आत्मवृत्ति (अ्रनिन्द्रियवृत्ति) भी कहा जा सकता है। इन्द्रियों 
का स्वभाव पराड मुखता है और आत्मा का प्रत्यड मुखता श्रर्थात्‌ स्वमुखता । 
सभी का यह स्वभाव होता है कि वह अपने सजातीय से, उसके सम्पन्न होने से 
प्रसन्‍न होता है। सगीतमय स्वर कर्णरन्ध्रों को प्रसन्‍न करता है, रूप नेत्रो को 
आाह्वादित करता है, सुरभि से ध्राणेन्द्रिय पुलकायमान हो उठती है| इन इन्द्रियो 
के प्रिय विषय जिन्हे इनकी तन्मात्राएँ कहा जाता है अपने अपने पुद्गलप्रदेशों से 
प्राप्त होते है। क्योकि इन्द्रियविपय आ्रापातरम्य है अतः भ्रधिकांश लोग इन्द्रिया- 
स्वाद से ऊपर नहीं उठ पाते । सहस्रो व्यक्तियों मे कोई एक धीर पुरुष भ्क्षों को 


(च) 

उपेक्षित कर आत्मार्थी होता है। वही राग्र को त्यांगता है और त्याग को 
प्रनुरागता है। बही उस आत्मा का साक्षात्कार करने में कृतकाम होता है। 
कठोपनिषद्‌ में बर्णन है कि “इन्द्रियाँ बहिमुंख होने से बाहर-बाहर देखती है । 
परन्तु कोई घीर पुरुष अमृतत्व की इच्छा रखकर प्रत्यगात्मा हो जाता है" । 
अन्तत: दुर्लभ उपलब्धियों के स्रोत यदि अमृतमय है तो व्रत, तप, सयम, आचार 
आदि कृच्छुसाधनाओों का अनुपालन भी चाहते है। ऊँची शाखा पर लगे हुए फल 
किसी प्रलम्बपारि को प्राप्त हो सकते है, नितान्त वामन को नहीं। स्वय प्रत्य- 
गात्मा होने का यह आझात्यन्तिक आग्रह झ्रात्मोपलब्धि में स्वपुरुषार्थ की घोषणा 
का उदगान है। आचार्य अ्रमृतचन्द्र, भर्तु हरि, पद्मनन्दी तथा अन्य भ्राचाये महानु- 
भाव इसकी प्राप्ति मे स्वानुभुति को एकमात्र प्रमाण मानते आये है* । द्र॒व्यश्रुत 
यष्टि-पआलम्बन है उससे भावश्रुत का अधिग्रहण ग्रभीष्ठ है । 


ब्रह्मसिद्धान्तसमुच्चय में श्रीहरिभद्र सूरि ने जैनदीक्षा को स्वसमयदीक्षा कहा 
है। 'समयाख्यात्र दीक्षा'- इस समयस्थिति को सामायिक तथा सामायिक को 
मोक्षांग माना गया है। 'सामायिक च मोक्षागम्‌- झात्मा के अपने ग्रुण ज्ञान का 
अभीक्ष्ण उपयोग स्वाध्यायमुख से कथचित्‌ होता है । भरत स्वाध्यायहैतुकी प्रेरणा 
से 'पिच्छि-कमण्डलु' को श्रवलोकित करना वाञ्छनीय है । साथ ही 'न निमित्त- 
दूं षिणा क्षेम ' तथा 'शेषा. बहिर्भवा भावा:- के ग्रवसरोचित श्रथों का समन्वय 
स्वप्रतिभान से करना चाहिए। किमतिपल्‍लवितेन । आत्मार्थे पृथिवी त्यजेत्‌ ।' 


१. “पराचि खानि व्यतुखत्‌ स्वयम्भूस्तस्मात्‌ पराड पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीर. प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्त चक्षुर॒मृतत्वमिच्छुन्‌ ॥।” - कठोपनिषद्‌ ।२।१ 
२. “नमः समयसाराय स्वानुभूृत्या चकासते-अ्रमृतचन्द्र 
स्वानुभूत्या भवेद्‌ यस्यम्‌' >पद्मनन्दी 
'स्वानुभृत्येकमानाय' -भतृ हरि 


: दो शब्द ( प्रथम संस्करर ) 


प्रस्तुत पुस्तक से सब मिलाकर १४ तिवन्ध हैं भ्नौर वे सभी परिश्रम से लिखे गये 
हैं। इनकी भाषा भी प्रांजल, उदात्त और प्रवाहमय है । मेरा ऐसा खयाल है कि ये निबन्ध 
खासकर विद्वानों के काम के हैं। वे ही इनकी भाषा ठीक रूप से समझ सकते हैं। वैसे तो 
कोई भी शिक्षित इसका उपयोग प्रपनी ज्ञानवृद्धि कै लिए कर सकता है । 


इस पुस्तक का नामकरण “पिच्छि भौर कमण्डलु” नामक निबन्ध के श्राधार पर किया 
गया है। किसी भी मुख्य निबन्ध या कहानी के श्राधार पर पझ्पने संग्रह का नाम रखने 
की परम्परा ग्राज चालू है। यह परम्परा ही पुस्तक के नामकरण के श्ौचित्य का समर्थन 
करती है। प्रत्यथा इसका दूसरा भी कोई नाम हो सकता था । इस सपम्रह के उक्त निबन्ध 
ओर “निम्नेश्थ मुनि” नामक प्रबन्ध मे मुनियों के श्राचार पर भरावश्यक प्रकाश डाला गया है । 
इस हृष्टि से इस संग्रह को “मुतियों की भ्राचार संहिता” नाम भी दिया जा सकता था जब कि 
इसमे <दीक्षाग्रहण क्रिया नामक निवन्ध भी है। 


इसके निर्माता महाराज श्री मुनि विद्यानन्दजी अध्ययन एवं स्वाध्याय मे बहुत रस 
लेते है और श्रमीद्श ज्ञानोपयोग को पर्याप्त महत्त्व देतें हैं। ज्ञानाराधना के प्रति उनकी 
यह जागरूकता इतर मुनियों के लिए वस्तुतः ग्रनुकरणीय है। साधु जब तक विद्वान और 
वक्ता न हो तब तक वह अपने व्यक्तित्व से दूसरो को प्रभावान्वित नही कर सकता भौर न 
दूसरों के उपयोग का ही सिद्ध हो सकता है। मैं समभता हू, इस पुस्तक का बारहबां 
वक्‍तृत्वकला' नामक निबन्ध इसी भोर इग्रित करता है। जंगत्‌ के श्रद्वितीय ताकिक आ्राचारये 
समन्तभद्र श्रौर मट्ठाइकलकदेव जिनशासन का माहात्म्य अपनी लोकातिशायिनी ववतृत्वकला 
के आधार पर ही अभिव्यक्त कर सके थे। श्राज के त्यागी, तपस्वी श्रगर इस तथ्य को 
हृदयगम कर ज्ञानारजजन के लिए जुट जाए और किसी भी दूसरे झगड़े मे न पडें, तो न केबल 
दे श्रपना कल्याण कर सकते हैं अपितु लोकोद्धार के पुनीत कार्य मे भी सहायक सिद्ध हो 
सकते है । श्राचार्य कुन्दकुन्द के गप्रागम चक्‍्खू साह' और 'भ्रज्कयणमेव काण' की शोर 
किसी भी गृहत्यागी एवं तपसवी का ध्यान जाना जरूरी है। साधु के लिए जितना निष्कलक 
चरित्रवान्‌ होना जरूरी है उतना ही विद्वान्‌ होना भी भ्रावश्यक है । 

इस संग्रह के 'धर्म और पन्थ, 'तरजन्म भ्ौर उसकी सार्थकता', 'समाज, संस्कृति और 
सभ्यता, “चारित्र बिना मुक्ति नहीं झ्रादि अनेक निबन्ध सभी के पढ़ने योग्य हैं । इनके 
अध्ययन से सभी को प्रेरणा मिलेगी । इसलिए कि ये सब एक तपस्वी की कलम से प्रसूत हैं। 

किसी २ निबन्ध मे फिर से ऊहापोह करने की जछूरत है। उस ऊहापोह के बाद ही 
इसका द्वितीय सस्करण सम्पन्न होना चाहिए। इससे यह सम्रह और भी परिष्कृततर एव 
परिष्कृततम हो जाएगा । किसी मी कृति की समुज्ज्वलता के लिए यह आवश्यक है कि उसकी 
कभियों की भ्ोर ध्यान दिया जाए, भौर सम्भव हो तो उसका कायाकल्प कर दिया जाए। 


महाराज श्री का यह पावन प्रयत्न सभी हृष्टियों से बांछतीय एवं प्रशंसनीय है । 
मुझे भ्राशा है, यह निबन्धसंग्रह जतमानस को प्रबुद्ध करने मे भ्रवश्य सहायक होगा । 


दि० जैन सस्कृत कालेज, जयपुर ५ 
२५-१०-६४ चेनसुखदास 


श बि देहो वंदिज्जह रा विय कुलो रा विय जाइसंयुत्तो । 
को वंदाम गुरणहीरों शा हु सवशों णेब सावयो होइ ॥२७॥। 


- भ्रा० कुन्दकुन्द, दर्गनपाहुड 


न तो देह की वन्दता की जाती है, न कुल की और न जातिश्रेष्ठ मनुष्य 
की । भ्रुणों की वन्दना की जाती है। गुणहीन श्रमण हो श्रथवा श्रावक; वन्दनीय 
नहीं है। धर्मपरीक्षा, परिच्छेद १७ में लिखा है कि - गुण: सम्पधते जाति- 
गु राध्यंसेविषश्वते । यतस्ततों बुधे: कार्यो ग्रुणेष्वेवादरः परम्‌ ।४ जाति गुणों से 
बनती है भ्रौर गुणों के ध्वस से मिट जाती है। अ्रतः बुद्धिमानों को गुणों का ही 
समादर करना चाहिए। 


अनुक्रमणिका 


जिनेन्द्र-भक्ति 

मुरुसंस्था का महत्त्व 

नरजन्म भ्ौर उसकी सार्थकता 
जैनधर्म में भारी का महत्त्व 
भिम्नेन्थ मुनि 

मनोविज्ञान मीमांसा 

चारित्र विना मुक्ति नहीं 
पिच्छि प्रौर कमण्डलु 

शब्द और भाषा 


. वकक्‍्तृत्व-कला 
. मोह और मोक्ष 

« लेखन-कला 

. साहित्य, स्वाध्याय भ्रौर जीवन 


समाज, संस्कृति श्नौर सम्यता 
वर्षायोग 

धर्म और पन्य 
दीक्षा-प्रहरा-विधि 


, सललेखना 


१२ 
२७ 
४३ 
प्र्ड 
१६ 
घर 
६५ 
१०७ 
११६ 
श्९८ 
श्डड 
१५२ 
१६९ 
१७६ 
१८६ 
१६६ 
२१० 


मंगलमन्त्र 


णमो श्ररिहृंताणं 
णमो सिद्धाणं 
णमो श्राइरियाणं 
णमो उवज्ञायाणं 
णमों लोए सब्वसाहु्ण 


मंगलोत्तमदारण-पाठ 


चत्तारि मंगल । भ्ररिहंता मंगल । सिद्धा मंगल । साहू मंगलं । 
केवलीपण्णत्तो धम्मो मंगलं। चत्तारि लोगुत्तमा। भ्ररिहंता लोगुत्तमा । 
सिद्धा लोगुत्तमा । साहू लोगुत्तमा । केवलीपण्णत्तों धम्मो लोगुत्तमो । 
चत्तारि सरणं पव्वज्जामि | भ्ररिहृते सरणं पव्वज्जामि । सिद्धे सरणं 
पव्वज्ञामि । साहू सरणं पव्वज्जामि। केवलीपण्णत्तं धम्मं सरणं 
पव्वज्जामि । 


जिनेन्द्र-मक्ति 


भक्ति का भ्रर्थ है तन्मयता । प्रपने उपास्य के स्वरूप में एकाकार होती 
भक्ति की सिद्ध उपलब्धि है। विना उप्रास्य के स्वरूप और गरुणासाम्थ की 
प्रयत्नशीलता के भक्ति अपूर्ण है । झपने इष्टदेव को जो-जो रुचिकर है, उसे ग्रहण 
करना श्ौर जिनका निषेध या वर्जन है, उन्हें मन, वचन झ्लौर काय से स्वीकार 
करना भक्ति के लक्षरा हैं। 'तदद्व ष्ये विरागस्तत्स्पृहणीये चानुराग:' प्रपने प्रभु को 
प्रच्छे न लगनेवाले विषयों से विराग और उसके स्पृहसीय पदार्थों पर झ्रनुराग 
दर्शाते-दर्शाते वे ही राग-विरागमयी प्रवृत्तियाँ एकचित्त होकर उस साधक भवत 
का स्वभाव बन जाती हैं। यदि प्रभु अहिसा, सत्य, अचौयें, श्रह्मचयं भौर प्रपरिग्रह 
को पसन्द करते हैं तो उनका भक्त भी उन्ही ब्रतों को धारण करना प्रभिवाण्छित 
समभेगा । यदि भगवान को हिसा, ग्रसत्य, चौये, प्न्नह्म श्र परिग्रह प्रिय नहीं तो 
भक्त इन में रति कैसे कर सकता है ? इत्यादि प्रकार से ग्रपनी सम्पूर्ण रुचियों 
और स्वभाव को अपने आराध्य के साथ तन्‍्मय कर तन्मनस्क होनेवाला वास्तविक 
भक्तिर॒स के मूल को पाता है। भक्ति की फलश्रुति का निर्वचन करने वालो ने 
'बन्दे तद्गुशलब्धये' लिखकर भक्तिविषयक विशाल प्रबन्ध की महावाक्यता को 
एक सूत्र में कह दिया है। यदि वर्षों दीप जलाकर घण्टावादन कर, पूजा-अ्रक्षाल 
करते के उपरान्त भी तद्गुणलब्धि नही हुई तो भक्ति शब्द का शाब्दिक श्रर्थ भी 
पहले नही पडा उसके भावात्मक भ्रधिग्रहण का तो प्रश्त ही दूर है। जिनचतुविश- 
तिका की उक्ति है कि-हे जिनेन्द्र ! इस ससार मे वही बुद्धि का पारगामी विद्वान्‌ 
है, वही सस्कन्धश्रत समुद्र का हेलया सन्‍्तरण करनेवाला है श्रौर वही गुरारत्नों 
(रप्रतिम गुणावली) से विभूषित तथा श्लाघनोय है जो ससारसरपंविष का 
अपहार करने में मणिसमान ग्रापके गुणों को अपने श्रोत और हृदय के भ्रलंकार 
बनाता है। प्रर्थात्‌ सुनता है तथा श्रद्धान करता है ।'* 


१. '्रज्ञापारमित: स एवं भगवन्‌ ! पार स एवं श्रुत- 
स्कन्धाब्धेर्गुरा रल्नभूषण इति श्लाध्य' स एवं प्रुवम्‌ । 
नीयन्ते जिन ! येन्र कर्ण हृदयालेंकारतां त्वदगुणाः 
संसाराहिविषापहारमणयस्थैलोक्यचूडामरोः ॥ - जिनचतुविशतिका, ७५ 


२ 


तद्गुणलब्धि का यह प्रयत्न श्रसामान्‍्य कार्य है। सिद्धालय की ऊंचाइयों 

को हेलया नही छुआ जा सकता । मन, बचन भौर काय के बहुमुखी व्यापार को 
ध्येय की एक बिन्दु पर ले आना उतना सरल नही जितना जहेँ ध्यान, ध्याता, 
ध्येय को लय' पदावली को गा देना । गुणलब्धि के लिए आचरण करना होता 
है, विचारों में अ्रनेकान्त सप्तभंगी का और चारित्र मे अहिसा का अ्रदमनीय-पआरात्म- 
वत्ति से अनुध्यान, चिन्तन, मननपूर्वक सहजगति से चारित्रप्रवर्तन करना होता 
है श्लौर तब कही साधना के पथ पर सिद्धि के दूरगामी चरण दिखाई देते है । 
जैसे वास के आश्रय से तट ऊचा चढ़ते मे सफल हो जाता है उसी प्रकार भक्ति 
के मशिसोपान (सीढ़ियों) के सहारे मनुप्यभव उच्नतावस्था प्राप्त करने में 
कृतकाय हो जाता है क्योकि स्तुति करते २ उसे जो तन्मयता प्राप्त होती रहती हे, 
उससे उसे देहिक विषय-विकारों पर विजय तथा वितृष्णा की श्रानुपगिक उपलब्धि 
होती है जिससे शुभोपयोग में वृद्धि आती है। वह इस तन्मयता में गाने लगता है 
कि है जिनेस्द्र! हे तेज पुज के अधिपति ' मै तुम्हारी श्रद्धा में ड्वा रहूँ, तेरा 
श्रचेनमात्र याद रहे शेष सभी बाते मैं भूल जाऊ, मेरे हाथ भ्रजलिबद्ध होकर 
तुम्हारे समक्ष मेरी अ्किचन भक्ति का नैवेद्य लिए रहे, कानों में तुम्हारी पवित्रकथा 
सुनायी देती रहे श्रौर आँखे त्राटकसिद्ध होकर ग्रनिमेषवृत्ति से तुम्हारे ही दर्शन 
का लाभ लेती हुई इन्द्र के सहस्नललोचननिरीक्षण को भी मन्द कर दे। है देव ! 
मुझे कोई व्यसन न हो और यदि व्यसन शब्द का भ्रर्थ अतिप्रसग-अ्रतिसेवन' है तो 
मुझे झ्रापकी स्तुति करने का व्यसत रहे एवं यह मस्तक तुम्हारी गुरभार श्रद्धा से 
निरन्तर नतिपरायगा रहे । पूजा के नारिकेल-सा तुम्हारे चरगामूल में धरा रहे। 
मैं तुम्हारी ही कृपाओं के प्रसाद से प्राप्त इस अ्रमृतजीवन को जीकर तेजस्वी, 
सुजन और पृण्यवान्‌ रहें । इस प्रकार के उद्गार जब छुन्दोमयी वागी पर स्वत 
प्रस्फुटित होने लगे तब स्थाणुसमान शरीरवृक्ष पर देवीवरदान का अ्मृत-वसन्त 
कुसुमित हुआ जानना चाहिए । इस भक्तिकुसुम से विहँसते वसनन्‍्त को पाने में मन 
के जाइय (शिशिरभाव) की दूर करना मात्र पर्याप्त है फिर तो 'शक्तिस्तस्थ हि 
तादुशी' उस परमदयाक्षमामृति परमात्मा की करुणा के खोल नवीन प्राकाशगगा 
१ सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वव्यचेन चापि ते 

हस्तावजलये कथाश्रुतिरत कर्णोडक्षि सम्प्रेक्षते । 

सुस्तुत्या व्यसन शिरोनतिपर सेवेहश्ी येन में 

नेजरवी रुजनोःहमेव सुकृती तेनेव तेज'पते !॥' - स्तुतिविद्या, आ० समस्तभद्व, 


हरे 


को प्रवाहित करने लगते हैं जिनमे अवगाहन कर भक्त भक्ति के पनिर्वाज्य 
रस को पा लेता है। भक्ति से ही मुक्ति है और भुव्ति भी भक्ति से ही है। भुक्ति 
तथा मुक्ति के लिए जिनचरणारबिंद का मधुलिह (भ्रवर) होना ग्रपरिहार्य है। 
भगवान्‌ जितेन्द्र ने अपने समस्त दोषों को शान्त कर दिया है इसलिए उन्हें आ्रात्म- 
शान्ति प्राप्त है भर सिद्ध है कि जिसे जो वस्तु प्राप्त है उसमे से वह दूसरों को 
भी बाँट सकता है और प्रभु शरण में श्राएं हुओं को शान्ति प्रदान करते हैं! । 
जो श्रद्धा तथा विश्वास के यूगलनेत्रों से भगवान्‌ की भक्ति (शरण) ग्रहण 
करता है उसे निश्चय परमक्ृतार्थता मिलती है भ्रन्यथा इन बाह्य नेत्रेन्द्रियमात्र 
से उस श्रद्धार्मूति का दर्शन होना कठिन है। भगवान्‌ की स्तुति करते हुए एकी- 
भाव प्राप्त करना भक्त का ध्येय होना चाहिए। 'मम परमविशुद्धि.' जैसे उद्गार 
उसके समक्ष निकलने चाहिए। यदि भगवान्‌ से पुत्र-पौत्र, धन-सम्पदा और क्षुद्र 
लौकिक भब्रपदार्थों की याचना की गई तो यह केसर के खेत में जाकर कुश ग्रहण 
करने के समान होगा । ये लौकिक वैभव तो मुक्ति के लिए कृत-करिष्यमाण 
प्रयत्नो की तुलना मे कुछ नही है। भ्रत. याचना के भाव उठे तो उन प्रचित सम्पदाश्रों 
के धनी से मुक्तिलक्ष्मी की याचना करना उचित है कि वा मुक्तियाचता 
से भी क्या ? वह तो भक्ति का शुल्क है प्रर्थात्‌ जहाँ शुल्क रूप में भक्ति भेट की 
और मुक्ति प्राप्त हुई! । ग्रत' परिणामविशुद्धि के लिए प्रथम भक्ति की याचना 
ही मुख्य है । भला, जिनेन्द्रवरणकमलो का मधुप क्या जन्म-जरा-मृत्यवाधाग्रस्त 
ग्रधमता को पाता है ? प्रथवा हिमालय के दुरारोह शिखर पर खडा होकर 
कोई मैदानों के मुट्ठी मर ककर-पत्थर चाहता है ? जिनेन्द्रविम्ब को -देखनेमात्र 
में अ्रणाश्वत विपयादि परिग्रह-मुह्यमान सुखों से उसे विरक्ति हो जाती है और 
वह केवलज्नानरूप्त अग्नि में अपने पृष्यों की आहति (विसर्जन) देने के लिए 
आकुल हो उठता है? । देव के समक्ष अपने पाप दग्ध करने के लिए तो ग्नेक श्रात्ते 


है परन्तु पुण्य भी बन्धपरिणामी है, ऐसा मानकर उनका भी पुष्पाजलिवत्‌ विसर्जन 
करनेवाले कितने वीतराग हैं, यह अ्रनुभूति से ही जाना जा सकता है । “विषापहार' 
१ 'स्वदोषशान्त्या विहितात्मशान्ति घान्तविधाता शरण गतानाम । 

भूयाद्‌ भवक्‍लेशभयोपशान्त्थ शान्तिजिनों मे भगवान्‌ शरण्य' ॥ -जान्तिजिनस्तोत्र, ८० 
२. थ्रीपतिभंगवान्‌ पुप्याद भक्तार्नां वः समीहितम्‌ । 

यदमभक्ति, शुल्कतामेति मुक्तिकन्याकरप्रहे ॥ -क्षत्रचुडामणि, ११ 
३. हंत्युराश पृरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यनूनमखिलान्ययमेक एवं । 

अस्मिन्‌ ज्वलब्विमलकेवलबोधवल्नो पुण्य समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥।' नित्यपूजा, १२ 


है. 


स्तोत्रकार ने सुन्दर ढंग से भक्ति गौर तदुदभूत फलश्रुति का अंकन करते 
हुए कहा है कि--हे भगवन्‌ ! मैंने श्रापकी स्तुति की है एतावता मुझे स्तुतिदक्षिणा 
दीजिए यह मैं नहीं कहगा क्‍योंकि स्तुति की है तो अपने मन से की है, अपनी 
इच्छा से और अ्रपनी परिणामविशुद्धि के लिए की है। झापने तो मुझे स्तुति- 
पाठक नियुक्त नहीं किया। करते भी कैसे ? वीतराग जो है। औ्रर स्तुति करने 
के लिए यदि स्वर्गपति भी सेवानियुक्त हो, उतने से झ्राप की अनन्तगुणसंवलित 
झतिशयता में कौन-सी अ्भिवृद्धि हो जाती है ? यह तो इन्द्रादि के सौभाग्यो की 
सूचना है कि वे आपकी सेवा में है' | जहाँ तक स्तुति का प्रश्न है, उसके लिए 
कहा जा सकता है कि अतिशयोक्ति नामक अलकार स्तुति-प्र्थ में प्रयुक्त किया 
जा सकता है | ग्रर्थात्‌ किसी में तिलप्रमाण गुणा हो और कोई वाणीपति मेरु 
प्रमाण वर्शान कर पाए, तब तो वह स्तुति हुई और यदि मेरू की वर्गाना करते हुए 
उसके तिलभाग का बर्णेन करने में ही शेमुषी कुष्ठित हो चले उस हीनोक्ति को 
प्रतिशयोक्तिमूलक 'स्तुति' के अर्थ में लेगेः ? किन्तु बालक अपनी तुतलाहट को 
इसलिए तो नही छोड सकता कि पिताजी के पाण्डित्य के समक्ष ये तुच्छ है। भले 
तुच्छ हो, अच्छ श्रौर स्वच्छ तो हैं। क्योंकि हृदय की शुद्धता मिली हुई है। 
स्तुतिकर्ता भी अपने को अशेषवक्‍ता नहीं मानता । वह भी यत्‌किचित्‌ वाणीगम्य 
सप्त स्व॒रो को गा-बजा लेता है। विश्वभर में कितने स्वर हे, उसका अ्रखिल- 
गुम्फन उसके लिए अशकय है। वह तो अपने दुरिताजन-नाश के लिए, पवित्र होने 
के लिए स्तुति को ही माध्यम समभता है? । वीतराग जिनेन्द्र तो स्तुति-निन्दागरो 
से परे है । नदी पर न जाने कितने लोग आते है और कितने प्रयोजनों से भावे है 
एक पानी पीने आता है, दूसरा पत्थर से पानी उछालता है. तीसरा नहाता है झौर 
१. इन्द्र सेवा तव सुकुरुता कि तया इलाघनं ते 

तस्वैवेयं मचलयकरी इलाध्यतामातनोति । 

त्व निस्तारी जननजलघे सिद्धिकान्तापतिस्त्व 

त्व लोकाना प्रभुरिति तव इलाघ्यते स्तोजमित्थम्‌ ॥' - एकीभावस्तोत्र ०, २० 





२ 'गुगम्तोक सदुल्लध्य तद्बहुत्वकथा स्तुति: । 
आनन्‍्त्याते गुणा ववतुमशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ॥| स्वयम्भू ० ५६ 
३. 'न पूजयार्थस्त्वयि बीतरागे न निन्‍्दया वाथ ! विवान्तवरे। 
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्ने पुनाति नित्य दुरिताजनेम्य ॥* स्वयस्भू० ५७ 
तथापि ते मुनीन्द्स्य यतो नामापि कीतितम्‌ । 
पुनाति पृष्यकीर्तेनस्ततो बूयाम किचन ॥॥/ स्वयम्भु० ८७. 


भू 
चौथा कही बंशी डालकर मछली की घात लगाता है। और भी कोई पांचर्वा भ्रा 
सकता है जो तैरकर या नाव डालकर धार के पार पहुँचना चाहता है । इन विविध 
प्रयोजनापेक्षी जनों से नदी को क्या काम ? उसकी कोई लहर, गति-क्रम का कोई 
छनन्‍्द किसी के आने-जाने से इधर-उधर नहीं होता । प्यासे को नीर पीना हो तो 
परिसर के उपकूलों पर उतरे, भुके, प्रंजलि भरे झौर पिये यथेच्छ झ्धाकर, तृप्त 
होकर । कौन हाथ थामता है कि बस करो । नही पीना चाहे तो भले यावज्जीवन 
खड़ा रहे । कौन नदी ऊपर उठकर उसके मुख में उतरती है ” यही बीतरागता 
है । भगवान्‌ परमवीतराग हैं भ्रत: कोई स्तुति करे या निन्‍दा । उनके समभाव में 
अन्तर नही आ्रात्ा। उन्हे न तो पारिजातमालाओ से मुग्ध किया जा सकता है और 
न कण्ठ में सप॑ पहनाकर विचलित शभ्रथवा ऋद्ध किया जा सकता है। उनके 
स्वाभाविक समत्व को चुनौती नही दी जा सकती ' । ये हष-विषाद, क्रोध-मोह श्रौर 
वासना-कषाथ की स्थितिया तो ससार-परायण को प्राप्त होती है। समत्व से 
प्राप्यायित मुनीन्‍्द्र पर इनका प्रभाव उसी प्रकार व्यर्थ जाता है जिस प्रकार तेल 
से चिकने हुए कलश पर पानी | फिर भी जैसे सर-सरिता में डुबकी लगानेवाले 
को जलकी शीतलता, पीनेवाले को तृपाशामकता स्वत. प्राप्त होती है बसे ही 
प्रभुभदश रणागतो को आत्मिक शान्ति अवश्य मिलती है। इसीको 'शक्तिस्तस्य 
हि तादशी' कहा गया है । कोई डुबकी लगाये श्रौर इच्छा करे कि शीतलता का 
स्पशे न हो, यह वस्तुस्वभाव से विरुद्ध बात है। इसीलिए तो 'कश्छायया याचितया- 
उत्मलाम -वृक्षतले अवस्थित होकर छाया मॉगना तो प्रवहमान निर्भर को बहुने 
के लिए कहने जंसा है। श्ौर याचना करने पर फल-पुष्प तो मिल सकते है किन्तु 
छाया नही । यदि छाया भी मिला करती तो लोग उसे भी पत्थर मारकर फलो के 
समान उतार लेते । एतावता यह विशिष्ट आधार तो चरणमूल में उपासीन 
भक्तिदीन (भक्ति के लिए याचक) को ही मिल सकता है। यहाँ (उक्त पद में) 
जो “्रात्मलाभ' पद है, बह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आत्मलाभ तो आत्मप्रकृति 
में स्थित होना है। जो प्रदीन, श्रयाचक तथा परिपूर्ण आत्मा है वह क्‍या याचना 
करता है ? वह तो 'तुक को देख और तुक-सा हो जाऊ'-महावाक्य है। उसमें 


१ “एक' पूजा रचयति नर पारिजातप्रसूने 
ऋद्ध कण्ठे क्षिपति भुजग हन्तुकामस्ततो5न्य' । 
तुल्या वृत्तिभवति च्‌ तयोयंस्थ नित्य स योगी 
साम्याराम विशति परमज्ञानदत्तानकाशम्‌ ॥ - ज्ञानाणंव, २७ 


हि 


न याचना है, न कोई इच्छा । अतः वीतराग से वीतरागत्व प्राप्त करना ही उक्त 
“'जिनेन्द्र-तरु' के नोचे ( चरणमूल में )अवस्थान का अभिप्राय है। थदि व भगवान्‌ 
जिनेन्द्र की शरण में झ्राकर भी किसी प्रकार का दु.खादि शेष रह जाता है तो 
भक्ति-सपर्या में ही कही त्रुटि है, ऐसा मानकर अ्रधिक तन्मयता और निरलसता से 
भक्षित में ग्रनुरक्त होना चाहिए। क्योकि यदि एक वस्तु दस हाथ ऊची रक्‍्खी 
हुई है और नौ हाथ की ऊंचाई जितना प्रयत्त करने तक वह प्राप्त नही होती है 
तो इसमें खिन्नता, अनुत्साह, ग्रकृतकार्यता के भाव क्यों माने ? उसके लिए श्रपेक्षित 
एक हाथ भर का जो शेष उद्योग है, उसी मे प्रवृत्त होना पुरुषार्थपरायणता का 
चिह्ध है। स्टेशन की दूरी बीच पथ मे हमारे थकने, श्रान्त-क्लान्त होने से समीपता 
में नही बदल जाएगी । उसको समीप लाने के लिए तो हमे चलते रहना पड़ गा 
और यह निश्चित है कि जितने कदम की वह दूरी है, उससे अधिक चलना नहीं 
होगा । हा ! जो मार्ग भूले हुए है, उन्हे कितना चक्रमण करना पडे, यह भ्रवक्‍तव्य 
है । इसीलिए तो 'यावदेतेउपवर्ग ' ओर “जिने भक्तिभंवे भवे' कहा गया है। ये सूत्र 
आस्था की शक्ति को एकाग्र करने के लिए है, उसे हतोत्साह करने के लिए नही । 
कर्म की जितनी ग्रन्थिया उलभी हुई है, उनके सुलभाने में श्रन्तमु हुते समय भी 
लग सकता है और अनेक जन्म भी। क्‍या सभी तद्भवमोक्षगामी होते है ”? 
झनन्तानुबन्धी कर्म का रज्जु इतना सुदृढ़ भी हो सकता है कि तोडते २, सवर- 
निर्जरा करते २, उन्हे खपाते हुए कई जन्मों का पुमुषार्थ श्रपेक्षित हो । भ्रत, भक्त 
को भाते रहना चाहिए कि “्रत-स्वाध्याय से, बन्दना से, दर्शन से यदि दु खो का 
प्रशथमन नही हो रहा है तो अपने अनस्तानुबन्धी कर्म की अधिकता अथवा भाव- 
प्रवणता की कमी है! । और निश्चय ही भावशुन्य क्रियाए फलीभूत नहीं होती । 
भावात्मक एकता सम्पादन के लिए ही मूर्तिविद्या का झ्राश्नय लिया जाता है और 
प्रतिमा-वन्दन, अच्चन ( पूजा-प्रक्षाल) करने का आगम-सम्मत विधान है । नही तो 
“न काष्ठे विद्यते देवों न पापाणे न मृण्मये' कहकर उसकी भावशुन्यपीठ पर 
प्रनुपस्थिति, असिद्धता घोषित नही की जाती | स्थूल से सृध्म की ओर अथवा 
द्रव्य से भाव की ओर लौटना जीब के उद्धार का पथ है । उपास्थ देव की भक्ति 
१ 'झ्राकणितोईपि महिलो5पि निरीक्षितोडईपि 

नून वे चेतसि मया विधुतो5सि भकक्‍त्या । 

जातो$स्मि तेन जनवास्घव ! दु खपात्र 

यस्मात्‌ क्रिया प्रतिफर्तान्त ने भावशुन्पा' ।॥| - कत्यास्यमन्दिरतर्तोत्र, ३८, 


है 


करते २ उसे इसी का प्रयत्न करना चाहिए । श्रमशसंस्कृति में वीतरागता को 
महत्त्वपूर्णा स्थान प्राप्त है। मोह को मूर्च्छा और परिग्रहो को बन्ध कहा गया है। 
इसीलिए श्रमराभुनि दिगम्बर, निम्नेग्थ होते हैं। वे उपास्य जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
सम्यगाचरित मार्ग पर अग्रेसर होने के लिए यह दीक्षा लेते है। भवान्त के लिए 
रागादिक्लेशवासित जित्त का विरोध करते है। ज्ञान का इस मार्ग में बहुत महत्त्य- 
पूर्ण स्थान है। विना ज्ञान के सम्यक्त्व का घण्टा कौन बजावे ? तब सम्यक्त्व- 
संवलित ज्ञान को ही मोक्षपथ पथिक सम्यक चारित्र का साधक सोपान बताया गया 
है। इस ज्ञान और मोक्ष के बीच में जो तत्त्वश्रद्धान उत्पन्न होता है वही स्तुतिकार 
के रूप में व्यक्त होता है। प्राचार्य समन्तभद्र श्रमणसस्क्ृति के युगद्गष्टा श्राचार्य 
हुए है। महान्‌ दार्शनिक होने से उन्हें शुष्क एवं नितान्तमस्तिष्कपोषी होना 
चाहिए था परन्तु वे उच्चकोटि के भक्त भी थे। स्तुतिपद लिखने में अप्रतिम थे । 
उनकी ज्ञानधारा भक्तिमय थी इसीलिए उन्हे 'आय्यस्तुतिकार' विरुदालंकृत किया 
गया है । किन्तु क्यो परमदाशंनिक, वादिराट्‌, आचार्य होते हुए वे भक्तिरस से 
श्रोतप्रोत स्तुतिपदो के निमार्ता थे, यह रहस्य अत्यन्त रोचिष्णु है। भक्ति का श्रथवा 
भावों का अतिशय उद्रेक काव्यपदावली का कारण हो सकता है परन्तु श्राचार्य 
के लिए यह परिणामविशुद्धि का उत्पादक था। वास्तव में स्तुति पुण्यप्रसाधक 
परिणामो की कामधेनु है, अचिन्त्य महाफलों की चिन्तामणि है। यह स्तोत्रमाग 
भक्ति धारा से प्रक्षालित होता हुआ मोक्षलक्ष्मी के श्रावास तक चला जाता 
है। जैसे अ्रसख्यात प्रदेश दूर रहनेवाला सूर्य अपनी किरणों के स्पर्श से कमलव॒न 
को विकसित कर देता है उसी प्रकार सिद्धालय में विराजमान परमात्मा के 
गुसणास्मरण से हृदयपदम खिल उठता है और कर्म नष्ट होते है? । 

इस दुलेभ मनृप्यभव म जिसे जिनेन्द्रभक्ति मिली, उसे ग्न्य कुछ प्राप्तव्य 
शेष नही रहा । उसने दान का फल पा लिया, उगय्मतपश्चर्या कर ली, पूजा-प्रक्षाल के 
शतसबत्सर पूर्णा कर लिये, सभी पवित्र गुणों के साथ शील का सर्वग्राही रूप प्राप्त 
कर लिया? । तन्मयता के एक क्षण में भव-भव के वरदान उसे प्राप्त हो गये । 


१. आरता तब स्तवनमस्तसमस्तदोप त्वत्सकथापि जयता दुरितानि हन्ति । 

दूरे सहस्नकिरण कुमते प्रमेव पद्माकरेपु जलजानि विकासभाजि ॥' भक्तामर० ६. 
२ दान ज्ञानधताय दत्तमसकृत्‌ पात्राय संदवृत्तये 

चीणान्युग्रतपासि तेन सुचिर पूजाइच बह व्य: कृता । 

शीलाना निचय. सहामलगुण: सर्व. समासादितों 

हृषस्त्व जिन! ये हृष्टियुभग. श्रद्धापरेण क्षणम्‌ ॥' - जिनचतुविशतिका, ६. 


थ 


ससार ने उसे गुणभूषण कहा, श्रुतस्कन्ध का पारगामी एव प्रज्ञापारमित बताया । 
समस्त सदुगुण झौर ग्रच्छाइयां उसे कमकमलवत्‌ प्राप्त हो गई । क्‍योंकि उसने 
भक्तिसरोवर में स्तान कर भगवान्‌ से तन्‍्मयवत्ति स्थिर की! । भगवच्चरणार- 
विन्द की सेवा सुलभ नहीं है। इन्द्र और श्रन्य देवगणा, गन्धवे, किन्नर तथा 
अप्सराएं उस सौभाग्य को क्षणकाल के लिए छोड़ना नहीं चाहते। 'जिन 
चतुविशतिका' में लिखा है कि-जिनेन्द्रदेव को देवेन्द्रो ने तो स्नान करवा दिया 
है, देवागनाश्रों ने मगल गा दिये है, गन्धवंदेवों ने शरच्चन्द्र के समान शीतल, 
निर्मेल और आह्वादक यश.स्तोत्र का पाठ कर दिया है भौर शेष देवों ने अपने- 
अपने भाग में आईहुई सेवाएं निबटा दी है। इस प्रकार हे भगवन्‌ ! स्नान, मंगल, 
यशोगीत और भनन्‍्य पूजा-प्रक्षालोचित सभी काम इन सुकृतविलसितो ने पहले ही 
निबटा दिये है। हम जो, सेवा के लिए उपस्थित हुए है, वे क्या सेवा करे । किसी 
प्रकार की सेवा का अवसर न मिलने से हमारा चित्त दोलायमान हो रहा है। 
प्रहो ! देवो ने कोई सेवा हमारे लिए छोडी ही नही *।' यह भक्त के उद्गार है, 
सेवा के लिए उपास्य के चरणों मे जब तक ग्रात्मसवेदन, उत्कण्ठा, एकीभाव और 
अ्नन्यचिन्तन न हो, तब तक भक्त के अर्थ पल्‍लबित, पुष्पित और फलित नहीं 
होते। क्षत्रचुडामणि की एक सूकक्‍्ति है कि 'जन्म और मरण की यह जीणें श्रटवी 
(पुराना जगल) ससार है। मनुष्य इस में भटक रहा हूँ क्योकि विषयो ने उसे 
अ्न्धा कर रखा है। उस विषयान्ध को मार्गदर्शन करानेवाला दिव्यनेत्र तो जिनेनद्र- 
पदारविन्द की भक्ति है । वही मुक्तिदायिनी और मृक्तिमार्ग की प्रेरणा देने 
वाली है? । 'भश्ौर यह उचित है कि मनुष्य स्वेष्टसिद्धि के लिए किसी एक निश्चित 
मार्ग का अवलम्बन करे। पल-पल पर मार्ग बदलनेवाला श्रभीप्सित स्थान को 


१, 'प्रज्ञापारमित स एवं मगवन्‌ ! पार स एवं श्रुत - 
स्कन्धाब्धेगुंरारत्तभूषण इति इलाध्य स एवं ध्रुवम्‌ । 
नीयन्ते जिन ! येन करा हृदय।लकारता ते गुणा 
ससाराहिविषापहारमणपयस्त्रलोक्यचूडामरो ।' - जिनचतुविशतिका, ७ 
२. दिवेन्द्रास्तव मज्जनानि विदधुर्दवागना मगला- 
स्यापेद्र शरदिन्दुनिम लयशों गन्धवंदेवा जगु । 
शेषाइ्चापि यथानियोगमखिला सेवा सुराश्चक्रिरे 
तत्‌ कि देव ! बय विदध्म इति नश्चित्त तु दोलायते ॥ - जितचतुविज्ञतिका, २२. 
३. “जन्मजीणाटबीमध्ये जनुपान्धस्थ मे सती । 
सन्‍्माें भगवद्मक्तिमंवतान्‌ मुक्तिदायिनी ॥ क्षत्रत्ुडामणि, ६।३३ 


* कु 


कैसे पहुंच सकता है ? वह तो प्रत्येक दूसरा पथ बदलते समय भ्रपने प्वंपथ को 
तथ करने में हुए श्रम तथा समय को भी नष्ट करता है। श्रतः जिनेन्द्रपदकमलों 
में एकमात्र चित्ततत्तियों को समरपित करना भक्त को श्रेयोमार्गे प्रदान करता है 
तथा उसमें प्रानेवाले अपायो (अ्रन्तरायों) का नाश करता है। अशेष कामनाप्रों 
का दोहन करते में जिनभक्ति से बढ़कर भ्रन्य साधन नही है? । जो भव्यजन यह 
निर्धारण कर भगवान्‌ को झपने भक्तिरस से अभिषेक करता है उसके सब दु.खा- 
कुरों का निर्वपन अवश्य होता है। मनुष्य भ्रपने दु खशमन के लिए ही भगवान की 
शरण में जाता है, इस विषय में 'शान्ति-भक्ति' का एक श्लोक है कि हे भगवन्‌ ! 

आपके चरणयुगल मे निरन्तर श्रद्धालुओं का सम्बाध लगा रहता है जिससे प्रतीत 
होता है कि प्रजाओ्रो की भक्ति आपमे अत्यधिक है। किन्तु प्रभो ! स्वार्थ, चाहे 
लेशमात्र हो, प्रत्येक क्रिया मे विद्यमान रहता है श्रत आपके प्रति भक्ति रखनेवालों 
के स्वार्थ का पता लगाया त्तो बिदित हुआ कि इनमे अधिकाश ससार के अ्रभावों 
भ्ौर वेदनाओो से त्रस्त है। यह ससाररूप महासमुद्र तैर जाना उनके वश 
में नही है और इसी से रक्षा प्राप्त करने के लिए वे आपके चरणामूल में श्रा-आकर 
विनम्र स्तुतिकुसुमाजलि अपित कर रहे है। क्योकि श्राप तरण-तारणा है, भवाब्धि- 
पोत है । जैसे ग्रीप्मऋतु मे लोग दिन में छायातरुओ का झाश्रय लेते हैं, शोतलजल- 
वाले सरोवरों में डूबे रहकर तापनिवारर करते है, शीतल पेय पीते है और रात्रि 
में खले श्राकाश के नीचे इन्दु की शीतल किरणों से शान्ति प्राप्त करते है तो इसका 
कोई यह अर्थ लगाए कि उन्हे वृक्षों से, छाया से, शीतल जल और शीतल पेयपदार्थों 
से प्रथवा चन्द्रमा से प्रेम है, स्नेह है तो यह वास्तविक नही है। वह तो ग्रीष्मकाल के 
प्रचण्ड भूये का प्रभाव है जो जल-स्थल को उत्तप्त कर देता है, जिससे त्रारा पाने 
के लिए प्रजाएं उन-उन शीतल पदार्थों का सेवन करती है। इसी प्रकार शरण में 
आकर जो स्तुति-स्तोत्र का बखान करते है वे भी अपने सन्‍्तापो का निवारण 
चाहते है? और हे भगवन्‌ ! जो समर्थ है उसी से भिक्षायाचना की जाती है और 
इस प्रकार है श्राशापूरणा : श्रापकी भक्तिरूप वायु से उत्फुल्ल भव्यजनरूप दृतिपात्र 


१ (एकवास्तु जिने भक्ति किमन्ये स्वेप्टसाधने । 
या दोग्धि काममुच्छिद्य सच्योबपायानणेषत: ॥--- 

२. न स्नेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन ! पादहय ते प्रजा 
हेतुस्तत्रविचित्रदु:खनिचय, ससारधोराखव- 
प्रत्यन्तस्फुरदुग्ररश्मिनिकरव्याकीर्ण भूमण्ड लो 
प्रेष्म कारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुराग रवि. ॥'-शान्तिमक्ति 


१० 


सरलता से भवार्णाव पार पहुच जाते हैं' । श्रत. जो आनन्दाश्रुपुर मे स्नान करते 
हैं, भक्तिस्तुति बोलतेहुए जिनके कण्ठ गदगद हो जाते हैं, उन शरणामतों के देह 
में से आधि-व्याधियाँ उसी प्रकार निकल जाती है जैसे बल्मीक (बांबी) में से 
सर्प निकलता है*। प्रतएवं भगवान्‌ जिनेन्द्र का आह्विक पुजन-वन्दन-स्तवत्त 
करना अपने पापो से छुटकारा पाना है किन्तु जो गृहस्थ होकर षडावश्यकों मे 
परमावश्यक जिनेन्द्रद्शन नहीं करते है, उनका जीवन निष्फल है भौर गृहाश्रम 
घिक्‍क रणीय है? । 

यह भक्ति"परमात्म भाव को श्रात्म प्रतिष्ठित करने की सूचना है, कर्म निर्जेरा 
का सकेत है, मोक्षपथ की ओर बढते हुए चरण है, हिसा, असत्य, चौय॑, श्रत्नह्म 
तथा परिग्रहरूप पच पापो का प्रायश्चित्त है, अपने आात्मज्ञान को प्रक्षालित करने 
का पवित्र नीर है, विवेक समद्र से उत्पन्न दिव्यमणि हैँ, भगवान्‌ के चरणों में 
पहुचने के लिए अ्रनुमतिपत्र है। जिसके हृदय में भक्ति की उत्ताल उमिया 
प्रान्दोलित हैं, उसे पाप-पक स्पशे नहीं करते। भक्त के लिए भगवान्‌ के चरण 
मोहान्धकार का नाश करनेवाले हैं, विश्व के यावतृपदार्थों को तत्त्वार्थरूप मे 
प्रकट करनेवाले है, श्री से दीप्तिमान्‌ ओर तेज पुज्ज से श्रीमान्‌ है, सन्‍्मार्ग का 
प्रतिभास करानेवाले है, देवसमूह को पीयूष पिलानेवाले है, भव्यजनों के भवित- 
केन्द्र हू श्रौर शान्ति तथा शरण प्रदान करनेवाले है। भगवान्‌ के इस स्वरूप का 
ग्रभीक्षण तापहारी अ्नुचिन्तन पुन पुन होता रहे, यही जीवन की सार्थकता है । 


१ (त्व तारको जिन कथ भविना त एवं 
त्वामुद्हन्ति हृदयेन यद॒त्तरन्तः । 
यद्वा दृतिस्दरति यज्जलमैप नुन- 
मन्तर्गतस्य मस्त' स किलानुमाव: ॥-कल्याणमन्दिर०,१० 
२. “आननन्‍्दाश्रुस्तपितवदन गदुगद चामिजन्पन्‌ 
यटचायेत त्वथि हढमना स्तोत्रमत्रैभंवन्‍्तम्‌ । 
तरयाभ्यस्तादषि च॒ सुचिर देहवल्मीकमध्या- 
तिप्कास्यन्ते विधिधविषमव्याधयः काद्रवेया ॥ एकीभावस्तोत्र ०,३ 
३ “ये जिनेन्द्र न पदयन्ति पूजयन्ति स्तुर्वाप्त न | 
निष्फल जीवित तेषा, धिक्‌ च तेपाँ गृहाश्रमम।, पदमनन्दी, श्र० ६ इलोक १५. 
४. 'मोह्वान्तविद्वारण विशदविश्वोदमासि दीप्तिश्रिय 
समन्प्रार्गप्रतिभासक विद्युवसन्दोहाइताध्पादकम्‌ । 
श्रीपाद जिनचन्द्र ! शान्तिशरण सदुभक्लिमानौमि ते 
भूयरतापहुरत्थ दव |! मवती शूयात्‌ पुनद्शनम्‌ ॥«क्षमापनर, पचाग प्रणाम, 


११ 


हे भमवन्‌ ! मुनीश ! श्रापके चरण भक्त के हृदयप्रदेश में अन्धकार का त्ाश 
करनेवाले दीपकों के समान लीनहुए-से, कीलेगये-से, स्थिर, निखात-सें (कील 
समान ठोककर गाड़े हुए-से ), बिम्बित-से सदेव विराजमान रहे" । आप विश्व- 
वन्य है, सबसे विविक्त हैं, सवेथा भ्रनवद्य हैं, मुक्तिविभव के प्रदाता है। ह आपके 
पुण्यपदारबिन्द में सहख्न २ नमस्कार है । | 


१ 'मुनोश  लीनाविव कीलिताबविव 
स्थिरी निखाताविव बिबिताविव । 
पादौ स्वदायौं मम तिषता सदा 
तमोधुनानी हृदि दीपकाबिव ॥। अ्रमित० द्वात्रिशिका, ४ 


गुरुसंस्था का महत्त्व 


समाज श्रपने श्रादर्शों के आधार पर अवस्थित है और आदर्श चारित्र के 
वज्जलेप से चिरजीविता प्राप्त करता है। जिस समाज के पास झ्रपरिमित भौतिक 
प्रथ च लौकिक विभूतियाँ हों किन्तु कोई अध्यात्मसमुन्नत पारलौकिक लक्ष्य न हो 
तो वह प्राणरहित देह के समान है जिसमे जीवन का तो सर्वथा श्रभाव है ही 
उस शवशेष की भी रक्षणीयता नही है। बहुत-से अपरूप व्यक्ति आत्मा के उन्नत 
सौन्दर्यालोक मे अप्रशस्थ नही लगते क्योंकि उनकी कायिक कुरूपता आ्रात्मिक 
सुरूपता से पराजित हो जाती है। यह प्राध्यात्मिक सम्पदा मनुष्य के महाप्रभावी 
पुण्यो की देन है। अ्रध्यात्मभाव से परिचालित मनुष्य मे श्रवचक गुणो का समावेश 
होता है। वे गुण उसे निरन्तर परिणामविशुद्धि की ओर ले जाते है। यह 
परिणामपविज्ञता ही धर्म की प्रसवभूमि है। धर्म सम्यकत्वविशुद्ध श्रात्मा में प्रति- 
फलित करणीय व्यवहारों की संहिता है। लोक में एतादृश व्यवहरणीय श्राचरण 
को चारित्र सज्ञा दी गई है। श्रत यो कहना चाहिए कि सम्यकत्व से प्रक्षालित 
चारित्र ही धर्म है । स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा की ४७८्वी गाथा' में धर्म का 
वस्तुस्वभाव, जीवस्वभाव, मोक्षमागेनिरूपक स्वभाव और अहिसा परमस्वभाव 
के रूप में निरूपणा किया गया है। “चारित्त खलु धम्मो' कहकर धर्माचार्यो ने 
धर्म को श्राचार का क्षेत्रीय अ्रमृतफल बताया है। इस प्रकार धर्म की नीव 
चारित्र पर श्रोर चारित्र का श्रधिष्ठान तीर्थकर परमदेव की वीतरामगमुद्रा के 
धारयिता निम्नैन्थ मुनियो पर निर्भर है। सम्यक्‌ चारित्र के परिप्रेक्ष्य में श्रप्टाविशति 
मूलगुणो के पालयिता दिगम्वर मुनि साक्षात्‌ धर्मस्वरूप है। वे स्वयं उस 
सम्यक्‌ चारित्र का श्राचरण करते हैं तथा भव्यजनों के हृदय एबं व्यवहार में 
उस आचरण के प्रति आस्था और अनुपालन के भावो को उद्रिक्त करते है। 
मन, बचन और काय से एकरूप होने से निम्नेन्धथ मुनि ही वास्तविक गुरु है। 
'पच वि गुरवे' कहते हुए आचार्य कुन्दकुन्द ने मुनि के गुरुत्व का उल्लेख किया है। 
निर्म्नन्थमुनि के गुरुपद की अचल प्रतिष्ठा के उपोह्ृलक आचार्यकल्प पडित॒प्रवर 


१. धम्मी बत्थुसहावों खमादि भावों य दसविहों धम्मो । 
रयणत्तय तर धम्मी जीवाण रवखण च धम्मो ॥रवा०कार्ति ०४७८ 


| श्र 


श्री टोडरमलजी ने “मोक्षमार्ग प्रकाशक” में एक सृक्तिसदूश वाक्यरचना करते 
हुए कहा है कि यदि कोई शंका करे कि निग्रेन्थ दिगम्बर मुनि से व्यतिरिक्त 
किसी को गुरु मानें तो क्या हानि है ? हृदयहारी उत्तरपदु पडितजी कहते है-हस 
पक्षी को ही हस कहा जाता है। यदि किसी सरोत्र पर हस दिखायी न॑ दे तो 
किसी बगुले को हंस मान लेंगे क्‍या ? उक्ति अ्रकाट्य है और गुरुत्वपद के लिए 
लालायित्त बकोटों के प्रतिनिधित्व को भ्रमान्य करती है। ये साधु लोक में उत्तम 
होने से शरण है, सम्यगाचारपरायरणा होने से मार्गोपदेष्टा है। पडित आशाधर" 
ने लिखा है कि कल्याणाभिलापियों को नित्य ही गुरूपासना में अ्रप्रम्त रहना 
चाहिए । गुरुूप गरुड़ के पखो में रहते हुए चलनेवालों को विध्नरूप सर्प कभी 
बाधा नही करते। निग्नेन्थ गुरु इसलिए भी अधिक विश्वसनीय गश्राधार है कि 
वे त्यागी है और त्यागमार्ग के उपदेष्टा है। संसार मे राग और त्याग दो हीः 
तो प्रवृत्तियाँ है। राग वन्धनमूला प्रवृत्ति है श्रौर त्याग निवृत्तिमूला | सारे ससार- 
धर्मी राग के अपारवार पक में प्रोथित है और उन्हे मार्ग दिखाने का भ्रधिकार 
रखनेबाला स्वय भी यदि उसी रागसागर में गहरे गोते लगाता हो तो मारग्गे- 
दर्शन के नाम पर वह अपने अ्रनुगामियों को राग की पकभूमियों में ले जाएगा 
या त्याग की सिद्धशिला पर ? 


इस ग्रभिप्राय के अनुसार जो स्वय अ्रवद्यमुक्त मागे मे प्रवृत्त है तथा अ्न्य- 
जनो को अ्रनवद्य पथ पर प्रवृत्त करता है, किसी प्रकार की स्पृह्ा नही रखता, 
वहीं वास्तविक गुरु है और आात्महितेषी को उसीको सेवा में परायण रहना 
योग्य है, क्योंकि ऐसा गुरु ही स्वयं भवसिन्धु को पार करता हुआ लोक को भी 
तारने में समर्थ होता है? । 


गुरु शब्द के अ्र्थवोध को स्प्रष्ट करनेवालो ने गुहुओर लघु इन परस्पर 
विलोम शब्दों से गुरु शब्द की गुरुता का निर्देश किया है। तुला का जो भारी 
भागाध होता है वह दूसरे भागाधे से अपनी गुरुता के कारण ही भ्रधिक गरिष्ठ 


होता है, निश्चय उसमें कुछ अधिकता निहित होती है। भ्रपने विशिष्ट गुण, 
धर्म और ज्ञान से यह गृुरुता लघृता से सहज ही भिन्न भासित होती है। महाकवि 


१. जपास्या गुरबों नित्यमप्रमत्ते. शिवाविभि । 
तत्पक्षताक्ष्यपक्षान्तइ्चरा विष्नोरगोत्त रा: ॥सागार०, २।४५. 
२. अवय्यमुक्ते पथि यः प्रवर्तते प्रवर्तवत्यन्यजन च नि.स्पृह । 
स्‌ एव सेव्य स्वहितेषिणा गुरु' स्वयं तरंस्तारयितु क्षमः परान्‌ ॥सूक्ति मृक्तावली, 


१ 
कालिदास ने कहां है--रिक्तः सर्वी भवति हि लघु: पूर्णाता गौरवाय' ग्रथात्‌ जो 
रिक्‍त है वह लघु है श्रोर जो पूर्ण है (आभरित है) वह गुरु है, भारी है। यहाँ 
पूर्णाता' यह एकमात्र शब्द गुरु के ज्ञानगम्भीर श्रशेष महत्व को एकपद में 
ही भ्रभिव्यक्त कर रहा है। सम्बन्धपरक गुरु-शिष्य शब्दयुग्म में गुरु उपदेष्टा, 
आचार्य इत्यादि श्र्थों मे रूढ है । कलिकालसर्वज्ञ की उपाधि से विभूषित 
आचाय हेमचन्द्र ने महान, बृहस्पति, पिता, धर्मोपदेष्टा, भारी और दुर्जर भ्र्थ 
में गुरु शब्द का प्रयोग बताया है? | ज्ञान और चारित्र में वद्ध (बढ़े हुए) को 
गुरु कहनेवालो का अभिप्राय यह है कि 'जिनके आात्मतत्त्व्ख्प निकष से उत्पन्न 
भेदज्ञान से सवर्धित आ्रालोकनेत्र (ज्ञानचक्षु) है, विद्वानों ने उन्हें हो वृद्ध निरूषित 
किया है। इसी प्रकार जो तप, शास्त्राध्ययन, धैये, ध्यान, विवेक, यम और 
सयमादि से परिवृद्ध है वे ही वृद्धसज्ञा को अन्वर्थ करने वाले है? । केवल बयो- 
ज्येष्ठ को अथवा जिसके केश पलित' हो गए है उसे वृद्ध नही कहा जाता। युवा 
होकर भी जो ज्ञानस्थविर है वे ही गुरु है, वृद्ध है? । एतावता गुरुत्व द्रव्यलिगी 
कम और भावलिगी ग्रथ में अ्रधिक प्रशस्य है। यह सम्यक्त्वपूवंक दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र से, आारम्भपरिहारापूर्वक अशेषकर्मग्रन्थिविमोचन से, ज्ञानपुर्वक आगम- 
स्वाध्याय से, कठिन तपश्चर्या से और रागादिपरियग्रहत्याग से तथा तुप-माप- 
प्रतीक गम्यमान स्व-पर-भेदज्ञान से व्यक्तिविशेष में फलित होकर उसे लोकपूज्य, 
प्रसाम्य उच्चासन प्रदान कराता है। जिस प्रकार शुबलपक्ष मे एक २ कलाभाग 
को सचित कर चन्द्रमा पर्वतिथि को उज्ज्वलताप्रदायी पुणांत्व प्राप्त कर लेता 
है उसी प्रकार अशेप ज्ञानावरणोन्मूलनपूर्वक मोहनीय कर्म का नाशकर गुरु अपने 
स्वप्रतिष्ठसत्य्रर्थ में गुरुत्व को आसादित कर लेता है। तभी बह भुवन में 
च्च पीठ पर भास्वान्‌ के समान विराजमान हो पाता है अन्यथा तो ह्वितीया 

का क्षीगा वालेन्दु जैसे पश्चिम के क्षितिज पर अल्यकाल के लिए अपनी तनुकान्ति 
को लेकर अस्तगत हो जाता है उसी प्रकार अनधीतशास्त्र, अनुपाजिततप - 
१. 'गुरुमंहत्यागिरसे पित्रादो ध्ंदेशके । अलघो दुजंरे चापि'-- अ्रमिधानचिन्तामरि, 
२. स्वतत्त्वनिकपोद्भूत विवेकालोकबधितम्‌ । 

येषा बोधमय चक्षुस्ते छुद्घा विदुपा सता ॥ 

तप श्रुतघृतिध्यानविवेकयमसयमे । 

ये इद्धास्तेउत्न दस्यन्ते न पुन' पलिताकुर ॥ज्ञानाणव, १५॥/४-५ 
३ न तेन ढद्धों मवति येनास्य पलित शिर. । 

यो वे युवाप्यधीयानस्त देवा. स्थविर विदु ॥ महाभारत. ' 


१५ 


संयमाचार व्यक्ति भी चाहें वह नभोभण्डल जितनी ऊँचाई पर भ्रवस्थित हो, 
पुरषायूष भोग कर सामान्य दशा में ही अस्त हो जाता है। किन्तु विशिष्ट गुरुओं 
की महिमा नित्य भ्रनस्तमित रहकर सम्यग ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की आलोक- 
रश्मियाँ विकीर्ण करती रहती है। जैसे रत्तदीपक को भोर नहीं लगता वैसे 
स्वयंप्रबुद्ध गुरु सूर्य के समान दिने-दिने अस्तंगत नहीं होते । वे सदा सर्वदा सम- 
भाव के शिलापीठ पर श्रवस्थित रह कर निर्बाध ज्ञानचारित्र प्रदान करते है। 
कभी डूबते नहीं । वाहर और भीतर के अशेष दोष-तिमिर का निवारणा कर वे 
शिष्य के लिए अपरावर्ती प्रकाश प्रदान करते है। गुरु की इसी महिमा को 
नमस्कार करनेवालों ने कहा हैं कि 'ज्ञानहूपिणी अ्रजनशलाका से जिन्होने 
अज्ञान के अ्न्धकार में भटकते लोक को चकन्ष-उन्मीलन दिया, उस सद्गरू 
को नमोस्तु ।'! 


जो भाग्यशाली है उन्हे गुरुओं का कृपाप्रसाद मिलता है' । भगवान्‌ 

जिनेन्द्र की भक्ति, साधुओ्रो की सगति, विद्वानों में बैठकर दो घडी शास्त्रचर्चा, 
वाणी में वाग्मिता का होना, कार्य के सुसम्पादन का चातुये, सदृपाय श्रजित 
वित्त, शील की शुद्धता, मति की विमलता एवं सदगरुओं के चरणाकमलों की 
उपासना, कमल में भुग के समान अहनिश गरुपदों मे अनरक्ति किसी प्रण्यफल 
बिना कैसे सम्भव है । शकुनविचारकों के अनसार जैसे भारद्वाज, हस श्रौर 
सोनविडिया के दर्शन शुभनिमित्त के सूचक है और उपा की प्ररुग्गिमा जैसे नव 
विहान तथा सूर्य के सद्य समागम का निर्देश करती है उसो प्रकार सम्यक चारित्र 
महात्रती निर्ग्रन्थ का दर्शन एवं सगतिलाभ शुभोदय की विज्ञप्ति करते है। ऐसे 
सच्चारित्र साधुओ्नो को देखकर सूक्तिकार 'कुल पवित्र जननी कृतार्था वसुन्धरा 
पृष्यवती बभूव/ अ्रथवा धन्य जननो धन्य भमि, धन्य नगरी धन्य देश घन्य 
करनी धन्य सुकुल धन्य जहां साध्ृप्रवेश' कहने लगते हैं। सचमच, उनके 
लिए, जिल्होंने सर्वमावद्य से विरति ली है, जो परहितनिरत, सर्वस्वत्यागी 
१. अज्ञानान्धस्थ लोकस्य ज्ञानाजनशलाकया । 

चक्षुरु्मी लित येन तस्मे श्रीगुरबे नम ॥ 
२. जैनों धर्म: प्रकटविभव सगति: साधुलोके 

विद्वदृगोष्ठी वचनपटुता कौशल सत्तक्रियासु । 

साध्वी लक्ष्मीरचरणकमलोपासनासद्गुरूणा 

शुद्ध शील मतिविमलता प्राप्यते माग्यववृभि: ॥ 


| १६ 


परमविरागी, मोहममताजयी, कामविजयी, तपस्त्यामसंयमादशे, महाद्रतधारक 
प्रौर दिगम्बर है, धन्य शब्द के प्रतिरिक्त क्या कहा जा सकता है ? ऐसे गुरु 
जहाँ विराजमान हों वहा साक्षाद्‌ धममं ही कृतासन है, ऐसा मानना चाहिए । उनके 
विहारमार्ग में ऋतुक्रम को भुलाकर प्रकृति पुष्पित-पल्लवित और फलित हो 
उठती है । दुभिक्ष पलायन कर जाता है औौर सुवृष्टि, सुभिक्ष, धन-धान्य आकीरण 
हो उठते है। सोमदेवसूरि ने यशस्तिलक चम्पू में इसी झाशय को लेकर एक हृद् 
पद्य की रचना की है! । जैसे सूर्य का उदय अन्धकार के विनाश की अ्वाधित 
घोषणा है वैसे पिच्छिकमण्डलपारि, निम्नेन्थ, जिनेन्द्रमुद्राकित, सम्यक्चारित्र- 
निष्ठ, अरष्टाविशतिमूलगुरापालक, सयमस्वाध्यायपरायण मुनियों का विहार भी 
प्रजाओओे के कल्याण का सकेत है। सोमदेव सूरि की सूक्ति वाणी की रोचकता 
मात्र नही है उसमे श्रनुभूति का अमृतस्पर्णश है। एक मराठी कवि ने लिखा है-'साध 
सन्त एति घरा, तोचि दीवाली दसरा । दशहरा और दीवाली दोनो पर्व एक दिन, 
एक साथ नहीं भ्राते, कुछ दिनो का अन्तर देकर एक-एक गआराता है | किन्तु अहो ! 
अ्रहोभागी है वह दिन, जिस दिन तपस्वी मुनि किसी के घर का प्रागण पवित्र 
करते है। उस दिन दशहरा और दीवाली-दो पर्वों जितना उल्लास, हर्ष भ्रपनी 
काल की दूरी को भूलकर एक दिन में समा जाता है। धन्य है वे कवि, लोक- 
गुरुओ की वन्दना में जिन्हे ऐसे छन्द सूकते है और जो अपनी कवित्वसामर्थ्य को 
सत्य दिशा में लगाकर कृतार्थता अनुभव करते है । 


जीवन की सस्कारशाला का आरम्भ गुरुवरणों की उपासना से किया 
जाता है। बालक ज॑ंसे श्रक श्र ग्क्षराभ्यास के लिए शिक्षाणाला में प्रविष्ट 
किया जाता है उसी प्रकार सागोपाग सम्यक्चारित्रमूल अहिसा परमधर्म के 
प्रशिक्षण प्राप्तिहेतु भव्यजीवों को गुरुचरणाधूलि के नित्य ग्रहण का श्रभ्यास, 
रखना चाहिए। गृहस्थ के दैनिक षडावश्यकों म गुरूपास्ति ( गुर की उपासना ) 
विहित है । गुरु के सतत सान्निध्य में निवास करने से मन, वचन, काय की 
विशुद्धि स्वत' होने लगती है | वाक्सयम, इन्द्रियसयम, श्राह्रसयम इत्यादि 
प्राप्त होने लगते है। नीतिकारों के अनुभवसिद्ध वचन इसमे प्रमाण है कि- 
थादृशे सेव्यते पुम्मिस्तादृणगू मवति पृरुष” अर्यात्‌ मनुष्य जिस प्रकार की सगति में 
बैठता है वैसा ही बन जाता है। एक ही पानी समृद्र म क्षार, गोस्तनों में क्षीर, 
१. पद्चिनी राजहसादच निर्ँ्रग्थाइच तपोधना. । 

य देशमप्सपन्ति सुभिक्षं तत्र निदिशेत्‌ ॥ यश्चस्तिलकचम्पू: 


१७ 


नदियों में नीर झोर हिमालय पर तुहिन बन जाता है। यही सिद्धान्त संगति का 
है । उत्तम गुरूपासना से प्राणी को कृताकृतविवेक मिलता है, स्वपर-प्रत्याकिका 
भेददृष्टि उपलब्ध होती है, जीवनमार्ग को प्रशस्त करने वाले श्रात्मिक प्रतिलिखन 
प्राप्त होते हैं। 'गुरुस्तेहो हि कामबू:-गुरु का शिष्य पर स्नेह अभिलघधित का 
पूरक है। किन्तु उस स्नेह के आन्तरबाह्मय स्वरूपों में कभी २ मार्दव और 
क्रठोरता का दवंध परिलक्षित होता है । क्योंकि, गुरु शिष्य को योग्य और निर्दोष 
बनाना चाहते है इसलिए उस कलश बनानेवाले कुलाल के समान उन्हें दो हाथों 
के समान दो प्रकार की 'उपलालनवृत्तियों का श्रालम्बन लेना पडता है। कुलाल 
एक हाथ चक्र पर निर्मित होते घट के भीतर रखता है भर दूसरे से उसे गढने के 
लिए चोट मारता है। कुलाल के अतिरिक्त कोई यदि कुम्भ पर आघात करे,चोट मारे 
तो कुम्भ टूट जाएगा क्‍योंकि चोट लगने से वस्तु टूटती है, यह नैसगिक है किन्तु 
कुलाल की वह चोट कलश को सुन्दर, सुडौल झ्ाकार प्रदान करती है क्योकि 
चोट मारते समय उसके भाव कलशनिर्माण के हैं, ध्वंस के नही तथा रक्षात्मक 
हाथ भीतर लगा हुआ है । इसीलिए अन्त करुणासलिल गुरुश्रों की बाह्य शुष्कता 
भी कलश को परिपक्व करनेवाले आवे के समान शिष्य की बुद्धि एवं चारित्र 
को पोषण प्रदान करनेवाली ही है श्रौर उसी से शिष्य जीवनधारण में निपुणा 
बनता है । इसी आशय का एक हिन्दीसुक्त प्रसिद्ध है- 


गुरु कुलाल, शिशु कुम्भ है घड-घड़ काढत खोट । 
प्रन्दर हाथ पसार के बाहर मारत चोट ॥। 


कवि भूधरदास ने ससार को समुद्र और गुरु को जहाज़ की रूपात्मकता से 
निरूपित करते हुए लिखा है-'ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव जलधि जहाज । श्राप 
तिरे, पर तारहि ऐसे श्रीगुरुराज | श्रौर विचारपूर्वक देखा जाए तो संसार 
की उत्ताल आन्दोलित समद्राभ विषयवासना कषायबहुल तरंगो के प्रहार से 
चूर्गा-विचूर्ण होते शिष्य-पोत को कुशल नाविक के समान केवटकर उस पार 
पहुँचा देनेवाला गुरु ही है अन्यथा भ्रज्ञानशिला पर बैठा मनृज डूब जाता है। 
ज्ञानरूप चिन्तामणि का प्रदाता गुरु ही है। शिष्य उसके अबुझ प्रकाश में पथ- 
कुपथ की पहचान कर अपना स्व-पर विवेक प्रशस्त करता है । गृरु की सन्निधि विना 
अधिगत ज्ञान सन्दिग्ध होता हैं । गुरुमुख से ही शास्त्रश्नवणा करने की परम्परा 
इसीकी द्योतक है। कोई भी नेन्नवान्‌ गुरु का उल्लंघन नहीं करता । सम्यगू- 
दर्शन-ज्ञान-चारित्र के प्रतीक गुरुप्ों की कृपा से लोक-परलोक में प्राप्तव्य 

कक 


श्के 


इच्छितों का मां मिल जाता है। 'रत्नकरण्डआवकाचार' में उत्कृष्ट तपोधत 
साक्षझों की महिमा का बखान करते हुए उन्हे प्रणाम (नमोस्तु) करनेवाले, दात 
(आहारदान ) देनेवाले, उपासना, भक्ति और स्तुति करनेवाले श्रावकों को उच्चयोत्र, 
भोगैश्वर्य, लोकप्रतिष्ठा, सुन्दर रूप तथा कीति-सम्पन्न होने का उल्लेख किया 
हैं'। साधुझ्रो के दर्शनमात्र से भी पुण्यबन्ध होता है। साधु तीर्थेरूप है। तीथे- 
कृत पुण्य तो समय आने पर फलदायी होता है किन्तु साधुदर्शन का पृण्यफल तो 
तुरन्त ही मिल जाता हे*। इसकी सहंतुक प्रतिपत्ति यह भी है कि गुरु 
झात्महित में अह॒निश लीन रहते है भौर सगति करने वाले को भी श्रात्महित में 
प्रवत्त करते है और यह आात्महिताहित परिज्ञान ही जीवन मे सर्वेश्रेष्ठ प्राप्य है। 
बुद्ध : फल ह्यात्महितप्रवृत्ति ' यदि बुद्धिमान्‌ होते हुए भी ग्रात्मपरिणति से रहित 
है, उसे दयनीय समभना चाहिए । गुरुजन तपधारी होने से हितमित-भाषी होते 
हैं प्नौर आत्मपरिणामों की विशुद्धि के लिए अ्रधिकतर मौन, उपवास, ध्यान- 
सामायिक परायश रहते है। ऐसी स्थिति में वाचा उपदेश नही करने पर भी 
झपनी मुद्रा से ही आगमरहस्यों का, मोक्षमार्ग का निरूपण करने में समर्थ होते 
है। 'मृतेमिव मोक्षमागेमवागूविसर्ग वपुषा निरूपयन्त' लिखते हुए श्राचार्यो ने 
उनकी महाफला तप.साधना को अर्ध्याजलि दी है। किसी नीतिकार ने कहा है 
कि साधुजन उपदेशवचन बोले, तभो नही, प्रत्युत जब वे सामान्य वार्तालाप कर 
रहे होते है तब भी अमूल्य उपदेश ही उनकी वाणी से प्रवहमान होता है? । इसी 
हेतु को हृदयंगमकर “छहढालाकार' ने लिखा है-- 
जग सुहितकर सब अहितहर, श्रुतिसुखद सब सशय हरे । 
अमरोगहर जिनके वचन, मुखचन्द्र ते अ्रमृत भरे ॥।' 
भला, गन्ना मिठास से भिन्न क्या दे सकता है ? पुष्प के पास सुरभि और 


मकरन्द के अतिरिक्त क्‍या मिलेगा ? कपूर की डिविया का ढककन जितनी वार 
उठाओोगे, सुगन्धि से प्राण तृप्त हो जाएँगे। शुष्क वन-पादपों को हरा-भरा करना 





१. “उच्चेगोत्र प्रणतेभोगों दानादुपासनात्‌ पूजा । 

भक्‍ते. सुन्दररूप स्तवनात्‌ की रतिस्तपोनिधिपु ॥* रत्मकरण्ड०, ११४५ 
२ 'साधुना दर्शन पुण्य तीर्थभूवा हि साधव ॥ 

कालेन फलते तीर्थ सद्यः साधुसमागम. ॥।' 
३ “'परिचरितव्या. सन्‍्तो यद्यपि नोपदिशन्ति ते । 


तेषाँ स्वेरकथालापा उपदेशा भवन्ति हि॥। 
के 


१६ 


ही तो वसन्त का काम है। गुरुजन सहज स्वभाव से उद्धिग्नतागज के अंकुश होते 
हैं। वे समभावी रहकर संसारी जनों में समभाविता का निर्माण करते है प्लौर 
धर्म के भ्रमृत छन्दों को लोकप्राणों मे व्यापारित करते रहते है। यही उनकी 
महिमा है जो दिगम्बरत्व के पश्चात्‌ और अ्रधिक उन्हे आवेष्टित कर लेती है। 
“वे गुरु चरण जहाँ घरे जग में तीरथ तेह। सो रज मम मस्तक चढो “भूधर' माँगे 
येह ॥।' उन गुरुवरणों की रज मस्तक पर उठाने में सारा संसार 'भूधर' कवि के 
साथ है। कातन्त्रकार ने अरढाई द्वीप में विद्यमान तीन कम नौ कोटि मुनीश्वरों 
को गृरुभक्ति से “'नमोउस्तु' कहा है' । अहेन्त, सिद्ध, झाचाये, उपाध्याय और सर्वे 
साधु ये पंच परमेष्ठी ही परम गुरु हैं। यूगे २ भव्य जीवो ने इनकी उपासना कर 
स्वर्ग-प्रपवर्ग प्राप्त किये हैं। सम्पूर्ण पापो का प्रणाश करनेवाला, अ्शेष कामनाप्रों 
को प्रदान करनेवाला तथा सभी मगलो का प्रथम मगल 'पचनमस्कारमत्र' उपयु क्त 
पच गुरुओ का ही झचिन्त्यचिन्तामणिप्रभावी मत्र है । 


तप, ज्ञान भर चारित्रसम्पन्न होना गुरु के लिए आवश्यक है। यह जो 
भवकान्तार के दुर्गेम मार्ग पर पथदर्शक होकर सकल श्रावक समाज को अनुशिष्ट 
करते हुए अग्रपक्ति मे चलने का निरूपण गुरु महाराज के लिए किया गया है 
उसमें यह अनुक्त व्याहृत है कि गुरुपदेन समाज जिनका वैयावृत्य करता है वे धर्म 
के साक्षात्‌ स्वरूप हो, तप-ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र मे परिनिष्ठित हों। समाज 
उनके झ्ाचरण और तप देखकर स्वय नतमौलि हो जाता हो। क्योंकि काल के 
प्रभाव से झ्राज भारतीयों में ही नहीं, विश्वनागरिकों मे भौतिकता का प्रवेश घर 
कर गया है| त्यागवृत्ति को श्राश्चये, उपेक्षा तथा जिज्ञासा की दृष्टि से देखा जा 
रहा है। नया युग, नयी पीढी के लोग यदि प्रास्थावान्‌ हैं तो यह धर्म के लिए 
महती उपलब्धि है और यदि पअल्प है या क्षीयमाण है तो उसका पुन: सवर्धन करना 
कर्तव्य है। इस सवर्धन के लिए चतु सघ ही उत्तरदायी है तथापि श्रावक से प्रधिक 
त्यागी का भाग इसमें अधिक है। नये युग के श्रावक नये वातावरण मे पल रहे 
है। नितान्त भौतिक और सुखसुविधासम्पन्न वातानुकूलित, अ्रन्तग्रेहप्रवेशसक्षम, 
विविध वेचित्र्यपूर्ण तथ्यो की छाया में वह पल रहा है। उसे धर्म और उसके सदेह 
प्रतीक गुरुओं के प्रति यदि झ्ास्था नहीं है तो इसमे केवल उसी का दोष नही 
माना जा सकता । वह देशविदेशों में शिक्षा के लिए, पर्यटन के लिए श्राता-जाता 





१. “गुरु भकत्या वयं साथंद्वीपद्चितववतिन' । 
वन्दामहे त्रिसंघ्योननवकोटिमुनीश्व रानू ॥' - कातत्र, 


२० 
रहता है। विश्व के भ्रनेकविध धर्मंगृरुओं को देखने-युनने का भ्रवसर उसे मिलता 
है । ऐसी स्थिति मे वेष पर आस्था रखते हुए भी गुणसचन्निवेष की विश्लेष अपेक्षा 
यदि वह करे तो यह सगत ही कहा जा सकता है। उस श्राधुनिक को बलपूर्वक 
श्रद्धापरायण कर पाना बृहस्पति के लिए भी भ्रशक्य है। तब दूसरा उपाय यही 
शेष रह जाता है कि ज्ञान चारित्र के निदर्शन गुरु ही उनके भौतिक भ्रहंकार को 
झ्ात्मिक चेतना से भ्रनुगत करें। यदि वे ऐसा नही कर सकते तो लोकविमुखता के 
लिए उन्हे सन्नद्ध हो जाना चाहिए। क्योकि 'न धर्मों धा्मिकंविना' भले ही 
झ्रात्मकंस्याण की साधना मे प्रवृत्त त्यागी के लिए यह पनिवार्य विहित न हो तथापि 
जिस समय धर्मविप्लव की सम्भावना हो, उस समय तो लोकसम्पर्क रखकर, उसे 
भास्थावान्‌ बनाकर तथा धर्म के प्रति भज्ञता, अल्पज्ञता, सन्देह, भ्रान्ति एव अनिश्चय 
की स्थिति का उन्मूलन करना ही श्रेयस्कर है। प्राचीनकाल में जिन्होने निरन्तर 
पर्यटन करते हुए नाना प्रकार के लोगो में उनकी श्रन्तदुं रभिसन्धि जानने के लिए 
प्रनेक वेष तक परिवर्तित किये और जिन्हे उनके समकालीन तथा उत्तरवर्तियों ने 
वादिराज और सिद्धसारस्वत कहा, निश्चय उनकी मूल आत्मप्रवृत्ति लोकोन्मुख 
नही थी तथापि देश, काल श्रौर जिनधर्म के सरक्षण-सवर्धन के लिए उन्हे वेसा 
करना पड़ा' । आज विविध धर्मों में प्राचीनकाल के समान सीधी टक्कर नही है । 
धर्म चर्चा के लिए वह 'भ्रखाडा' पद्धति जिसे 'शास्त्रार्थ' कहते थे, कही दिखायी नही 
देती । किन्तु सर्वत्र धर्म के प्रति एक तटस्थता, उदासीनता एवं उपेक्षावृत्ति फैलती 
जा रही है। यह स्थिति उस शास्त्रार्थेकान से भी अधिक भयावह है। उन्हें 
वीतराग होते हुए भी यदि कवि, वादिराज, पण्डित, देवज्ञ, भिषक्‌, मात्रिक-तांत्रिक 
झ्ौर आ्राज्ञासिद्ध सिद्धसारस्वत* रूपो में अपने को प्रस्तुत करना पडा तो इसका 
आशय यही है कि जैनधर्म के लिए वेसा करने को परिस्थिति उन्हे बाध्य करती थी । 
अत. यह नेपथ्य विविधता भी उनका तप ही कहा जाएगा। क्योकि वसा करने 


१ 'काच्या नग्नाटको5ह मलमलिनतनुलस्वुशे पाण्डुपिण्ड 

पुण्ड्रोड़ें शाक्य भिक्षुदंशपु रनगरे मिष्टमोजी परित्राट्‌ । 

वाराणस्यामभूव क्षशधरधवल' पाण्डुरागस्तपस्वी 

राजन ! यस्यास्ति शक्ति; स वदतु पुरतो जैननिग्रंस्थवादी ॥' झ्रा०समन्तमद्र, 
२. 'प्राचार्योहह कविरहमह वादिराट्‌ पडितोष्हम्‌ 

देवज्ञोपहह मिषगहमहं मांत्रिकस्तात्रिको5्हम्‌ । 

राजन्नस्या जलधिवलयामेखलायामिलाया - 

माज्ञासिद्ध किमिति बहुना सिद्धसारस्वतो5हम्‌ ॥” श्रा० समन्तभद्र 


२१ 


में भी तो उन्हें भ्रनिच्छा से प्रवत्त होना पड़ा झौर 'इच्छानिरोधस्तप: इच्छाग्रों का 
निरोध तप है। प्तः धर्म की रक्षा के प्रति उत्तरदायी का झ्राचारांगधारी होने 
के साथ जिनागम एवं जैनेतर वाडः मय में कुशल पारगामी विद्वान होनां, मेह- 
गरिरि की अ्रकम्प-स्थिरता, पृथ्वी की सहिष्णुता, समुद्रों की मल-दोष-प्रमोघ- 
क्षमता तथा सप्त भयों से विमुक्तता होना भ्रावश्यक बताया गया है" । इतना ही 
नही, अ्रपितु ज्ञान और तप को धारण न करनेवाले को श्रमणसंघ में गराप्रक' 
(मात्र श्रमण संख्या में वृद्धि करने वाला) बताया गया है*। यदि साधु में ज्ञान है 
झौर तप नही है, तप है और ज्ञान नही है ग्रथवा तप और ज्ञान दोनों हैं तो इन 
तीनों स्थितियों के प्रति सन्तोष व्यक्त किया गया है तथापि ज्ञान तप-उभयहोन का 
कोई स्थान नहीं है। “गुरु शब्द क्य अर्थ लगानेवालो ने 'गु और “रु दोनो श्रक्षरों के 
क्रमश: अन्धकार और तत्निवर्तक श्रर्थ करते हुए भ्रन्धकार (अज्ञानजन्य तिमिर) के 
नाशयिता को “गुरु कहा है? तथा उत्त योग्यता परिच्छिन्न व्यक्ति की भवाब्धितारक 
शब्द से अ्रभ्यर्थना की है। प्राचीनकाल से भ्रद्यावधि इस प्रकार के प्रभविष्णु गुरुओओो 
की एक परम्परा चली आई है जिसने धर्म और समाज को परस्परोपग्रहरूप 
प्रत्योन्याश्नयसम्बन्ध में बाधे रखा है। आचार्य समन्तभद्र, आचाय अ्रकलंकदेव, 
ग्राचायें शान्तिसागर महाराज और पूज्य गणंेशप्रसादजी वर्णी उसी परम्परा के कुछ 
विशिष्ट ख्यातनाम स्तम्भ कहे जा सकते है । इनमें आचार्य समनन्‍्तभद्र को तो 
धर्मप्रभावना के क्षेत्र में निरन्तर लेखन और वादभिक्षा- दो-दो क्षेत्रों मे एक साथ 
कार्य करना पडा । कभी तो वह पाटलिपुत्र, मालव, सिन्धु, ठकक ( ढाका-बगाल ), 
काचीपुर और विदिशा ( भेलसा ) में वादभेरी बजाते हुए घूमते थे, कभी 
विद्वज्जनों से भरे-पूरे करहाटक की राजसभा में सिहगरजेन करते हुए सुनायी देते थे * 


१. आचारागधरों वा तात्कालिकस्वसमयपारगो वा, मेरुरिव निश्चल., क्षितिरिव सहिष्णुः, 
सागर इव बहि क्षिप्तमल , सप्तभयविप्रमुक्त श्राचार्य । --झा० वीरसेनस्वामी, 
२ ज्ञान पूज्य तपोहीन ज्ञानहीन तपो४हितम्‌ । 
यत्र द्वय स देव. स्थाद्‌ द्विहीनों गणपुरण-. ॥॥' 
है. गु-शब्दस्त्वन्धकारे व र-शब्दस्तन्निवर्तकः । 
अन्धकारविनाशित्वाद्‌ गुरु! रित्यभिधीयते ॥' 
४. पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पद्चान्‌ मालवसिन्धुठक्क विषये काचीपुरे वैदिशे । 
प्राप्तो5ह करहाटक बहुमट विद्योत्कट सकटम्‌ 
वादार्थी विचराम्यह्‌ नरपते ! शादू लविक्रीडितम्‌ ॥।' 
-अभमणवेलगोला, ५४वें शिलालेख का पद्म, 


श्र 


तो कभी रत्नकरण्ड, युक्त्यनुशासन, देवागम, स्तुतिविद्या श्र स्वयम्भूस्तोत्र 
की अ्मृतसिक्त पदावली की रचना में निमग्न दिखायी देते थे। प्राय: यही भाग्य 
भ्रा० भ्रकलकदेव का रहा । उन्हे भी बौद्धों झौर वैदिकों से वादसंग्राम में जूकना 
पड़ा । उन्होंने अ्रपने एक सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ की चर्चा करते हुए कहा है कि-मैंने 
सौगतों (बौद्धों) के नेरात्म्यवाद, क्षरिकवाद में गिरकर जनसमूह को विनष्ट 
होते ग्रनुभव किया तब उन श्रात्मवचितों के प्रति मेरा हृदय करुणा से आप्लावित 
हो उठा। मुझे उनके उद्धार की चिन्ता ने अधीर कर दिया। यही कारण है कि 
बौद्धो श्र जंनो के बीच हिमशीतल नृपति की सभा में, जिसमें प्रायः विद्वत्‌ 
समाज बहुसख्या में विराजमान था, मैंने जैन और बौद्ध दश्शन पर निर्सायक 
उस शास्त्रार्थ मे भाग लिया और नैरात्म्यवादियों के उस तान्त्रिक घट के 
साथ ही उनके भअ्रभिमानघट को भी पैर की ठोकर से फोड़ दिया। यह मैं 
प्रहकार श्रथवा व षवश नहीं कह रहा हू! । इस प्रकार वादजय करते हुए 
उन्हे भी आगमशास्त्रों का उपब हण करना पडा जिनमे राजवातिक, सिद्धि- 
विनिश्चय, न्‍्यायविनिश्चवय और लघीयस्त्रय आदि प्रमुख है। हिन्दू मन्दिरो मे 
हरिजनप्रवेश' सम्न्बधी विधेयक जब सामने श्राया तो उसके श्रन्तर्गत जैनमन्दिरों 
में भी हरिजन प्रवेश को सम्मत मान लिया गया। यह मानकर कि जैन भी 
हिन्दू है श्रथ च जेनमन्दिर और हिन्दूमन्दिर समान है। उस समय आचार्य 
शान्तिसागर महाराज ने इस विधेयक को जैनमन्दिरों पर लागू न होने देने के 
लिए कठोर कदम उठाया । उन्होने अन्नत्याग कर दिया और देश भर में श्रावक 
समाज को सक्तिय किया। परिणाम यह हुआ कि सरकार को जैनो तथा हिन्दुओं 
को पृथग्‌ जाति-धर्म मानते हुए जैनमन्दिरो में हरिजन प्रवेश को भ्रस्वीकार करना 
पड़ा । इस प्रकरण में एक शिष्टमण्डल २५ जनवरी १६४५० को भारत के प्रधान 
मत्री १० जवाहरलाल नेहरू से मिला और उन्हे स्थिति से श्रवगत किया । जिसके 
परिणामस्वरूप ३१ जनवरी ५० को, भारत के प्रधानमत्री के मुख्य निजीसचिव 
श्री ए० वी० पाई ने प्रधानमत्री की ओर से एक पत्र लिखकर शिष्टमण्डल के दावे 
को मान्य करते हुए लिखा कि-'यह तो साफ ही है कि बौद्ध हिन्दू नहीं है। इसी 


१ 'नाहकारवशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवल 
नैरात्म्य प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यबुद्धधा मया । 
राज. श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो 
बौद्धीचान्‌ सकलान्‌ विजित्य स घट: पादेन विस्फालित ॥! श्रा० भ्रकलकदेव. 


२३ 


प्रकार जैनधर्मावलस्बियों को भी हिन्दू नहीं माना जा सकता! ।' इसी मन्दिर 
प्रवेशप्रकरण में भ्रकलूज ग्राम के दिगम्बर जैनमन्दिर की वह मुख्य घटना 
सम्मिलित है जिसने जेनमन्दिरों मे हरिजन प्रवेश की चुनौती को सदा के लिए 
परास्त कर दिया। कुछ हरिजनों को लेकर शोलापुर के कलेक्टर श्रकलूज 
दिंगम्बर जैनमन्दिर मे प्रवेश करने पहुचे । मन्दिर के ताला लगा हुआ था, जिसे 
कलेक्टर साहब ने तुड़वाया श्रोर इस प्रकार अपने ग्रधिकार को जताकर हरिजनों 
को मन्दिर प्रवेश करवाया | यह झ्रभियोग बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य निर्णायक 
(चीफ जज ) श्री अ्रब्दुलकरी म छागला के समक्ष उपस्थित हुआ्ला और वाद-विवाद 
के पश्चात्‌ २४ जुलाई ५१ को श्री छागला और श्री गजेन्द्र गडकर ने “रिक्वा]॥08 
छ३ए० रि० रिए7॥: ॥6 सिह 0 गीत वछछएॉट 88 व॥टए ४7० 0६ 
पिछतप परधय0०७' श्र्थात्‌ 'हरिजनों को जैनमन्दिरप्रवेश का झधिकार नहीं है 
क्योंकि जेतमन्दिर हिन्दूमन्दिर नहीं हैं।' (सिविल ग्रप्लीकेशन नं० ६१ ग्रॉफ 
१६५१) इस आशय का निर्णय दिया । तात्पय यह है कि धर्मगुरुओ को धर्म का 
वर्चस्व जब खतरे में हो, चुप नहीं बैठना चाहिए। क्योकि जैनमत में श्रावको 
और श्रमणो का एक सयुक्त धामिक सगठन है, जिसे 'चतु'सघ' कहते है । मुनि, 
आ्रायिका, श्रावक और श्राविकाओ का समुदाय जेनसंघ कहा जाता है। इनमें 
मनि और आयिका त्यागी वर्ग है तथा श्रावक और श्राविका गृही वर्ग है। ये दोनों 
वर्ग मिलकर चतु सघ कहे जाते हैं और जैनघर्म विद्यमान रहे, इसके लिए उक्त 
चारो का विद्यमान रहना आवश्यक है। त्यागी श्रौर गृही रूप में पृथक्‌ २ होते 
हुए भी दोनो अन्योन्याश्रित है तथा एक-दूसरे पर नियत्रण जैसा प्रभाव बनाये 
हुए है। त्यागीवर्ग को सध में गुरुपद प्राप्त है श्रत मार्गनिर्देश करते रहने का 
उस पर दायित्व है। बिना चारित्र एव ज्ञान के समन्वय के इस दायित्व का 
निर्वहण कठिन हो जाता है। तभी तो 'द्विहीनों गणपुरण.' कहा गया है । यदि 
गुरु वास्तव में ज्ञानचारित्रगुरु नही होगे तो गृहीजनो को सुदेष्टा कंसे बना पाएंगे । 
लोकाभाणक है कि 'छिन्नहस्तो विहस्तस्य कथ बध्तातु ककरणाम्‌ जिसके हाथ कटे 
हुए है वह दूसरे उस व्यक्ति के, जिसके हाथ नही है, कैसे ककर बाधेगा ? भ्थवा 
यो कहें कि न शिला तारयेत्‌ शिलाम्‌' पत्थर की शिला दूसरी स्वसदृश शिला को 
१ श्री एस जी पाटिल, प्रतिनिधि, जैनशिष्टमण्डल, १० सेण्ट्रल कोर्ट, नई दिल्‍ली को प्राप्त- 

सचिवालय से प्रधान मत्री के मुख्यसचिव श्री ए वी. पाई का पत्र सख्या ३३/६४/५० 

«पी ०एम०एस० दिनाक ३१-१-५० 


रे 


कैसे पार उतारेगी ? तो बुद्धिपरामर्श के झनुसार अयुक्त नही होगा। अपने 
सम्यक्चारित्र से उदीयमान तथा सम्यगज्ञान से प्रकाशमान सूर्यसद्श गुरुभ्रों की 
संगति से ही आरत्मकल्याण का मागे मिल सकता है। 


हीनजनो के साथ संगति करने से बुद्धि हीन होती है, समान वय:शीलों के 
साथ समता को प्राप्त होती है किन्तु उसमे विशिष्टता, अधिकता तथा गुणोत्कर्ष 
तो अपने से विशिष्ट गुरुओ की सेवा में रहने से ही प्राप्त होते हैं'। यह ससार 
विकेटवन है प्राय. लोग पथश्रान्त है इसमे से निकल पाना कठिन है किन्तु गुरुजन 
इसके पारदर्शी होते है। भवाटवी की भूलभुलेया से वे सहज ही पार लगाने का 
मार्ग बता सकते है। इसीलिए तो गुरुदेव का स्मरण किया जाता है। 'बड़ा विकट 
यमघाट, गुरु विन कौन बतावे वाट-वाट (मागें) तो गुरुही बता सकते है। 
गुरुओं की सगति के ग्रतिरिक्त अ्रन्य संगति भ्रकरशीय है क्योकि प्राकृतजनो से 
संगति करने से दोषों की प्राप्तिसम्भावना रहती है प्रत 'संग' सर्वात्मना त्याज्य.* 
संग का सर्वथा त्याग करना श्रेष्ठ है किन्तु स्वभाववश यदि सग न छोड़ा जा सके 
तो साधुजनों से ही करना चाहिए क्योकि गुरु, सन्त सत्सग की दिव्य विभूतियाँ है । 
उनके सग से निसग होने की शिक्षा मिलती है तथा इतर लौकिक जनो के सग से 
नि.सग भी कभी-कभी सगस्पृही हो सकते है। 'जनेभ्यो वाक्‌ तत स्पन्दो'* यह जो 
एक प्रसिद्ध सूक्त है का अभिष्राय यही है कि त्यागी जब ग्रधिक जनसम्प्क में ग्राता है 
तब उसे जन-जन से वाक्सम्पके करना होता है। वाक मन की प्रेरणा से उत्पन्न 
होती है । इस मन.प्रेरणा से वाक्‌ और वाक्‌-प्रतिवाक्‌ से चित्तविश्रम होना, मन में 
लौकसम्पर्कानुविद्ध आतंरौद्र परिणाम होना आरम्भ हो जाता है जिससे लक्ष्यीभूत 
पुरुषार्थ की हानि होती है। ऐसा सोचकर त्यागी को तो संग का सर्वेधा त्याग 
करना ही श्रेयस्कर है। तथापि स्वहितानुबन्ध से लोक उनकी चरणच्छाया भ्रवश्य 
चाहता रहा है श्रत वह अपने लाभ के लिए एकान्त में तीब्नतपर्श्चारत गुरु की 
सेवोपलब्धि का अवसर, खोज निकाले यह उसी के कल्याण का सेतु है। रात्रि होने 


१. 'हीयते हि मतिस्तात ! हीने सह समागमात्‌ । 
समेश्च समतामेति विशिष्टेइ्ब विशिष्टताम्‌ ॥!' 
२. संग सर्वात्मता त्याज्य स चेत्त्यक्तू न शक्यते। 
से एवं सद््विः क्तेध्य सन्‍्तः सत्संगभेषजम्‌ ।!! 
३. “जनैभ्यों वाक्‌ तत स्पन्दों ममसविचत्तविश्रमः । 
मवन्ति तस्मात्‌ ससर्ग जनेयोग्री विवर्जयेत्‌ ॥ समाधिशतक, ७२. 


4 २्‌ मै 


पर लोग अपने अन्धकारावृत प्रकोष्ठों को दीपप्रभा से आलोकित करते हैं, नदी की 
धारा को पार करते हुए हाथ में जल की थाह लेने के लिए लकड़ी लेकर चलते हैं 
और प्रखर दिवाकर किरणों के ताप से त्रास्स पाने के लिए छत्र तान लेते हैं-- 
ऐसा करते हुए वे दोपक, दण्ड श्रौर छत्र पर कृपा नहीं करते प्रत्यृत अपने लिए ही 
झालोक, सुरक्षा और शीतलता प्राप्त करते हैं। समाज भी श्रेष्ठगुरुओं से, उनका 
वैयावृत्य करते हुए अपने कल्याण का पथदर्शन करता है। क्षत्रचूड़ामणिकार 
ने अपनी एक सूक्तिमरणि में कहा है कि 'रत्नत्रय से विशुद्ध होते हुए भव्य जीवरूप 
पात्रों पर (धर्मेंसवर्धन के लिए) स्नेह रखने वाला, मोक्षरूप परमपुरुषार्थ मार्ग में 
संलग्न श्रौर दशलक्षण अहिसा परमधर्म का परिपालन करनेवाला गुरु ही भवसिन्धु 
में डबते हुए भव्यों के लिए तरण-तारण है' । वे गुरु सम्यग्‌ ज्ञान-दर्शन-चारित्र के 
नायक होते है, गम्भीर चारित्रसमुद्र और मोक्षपथ के उपदेष्टा होते हे" । उनके 
त्याग का निरूपण करते हुए कवि भूधरदास ने लिखा है - 'कदलीतरु संसार है 
त्याग्यो यह सब जान' - उन्होंने ससार की असारता को कदली वृक्ष के समान जान 
लिया है और सदा के लिए इसका परित्याग कर दिया है। केले का पेड़ ससार की 
श्रसारता की ओर सकेत करता है। इसे छीलते जाइये श्रौर एक छिलके के नीचे 
दूसरा छिलका छीलते-छीलते अन्त मे अन्तिम छिलका हाथ में रह जाएगा। इस 
प्रकार जैसे कदलीवृक्ष छिलकों की एक पर एक पर्त तहाकर खडा दिखता है वेसे 
नश्वर विषयो के कोट लगाकर मानव अपने तुच्छ जोवन को सम्राट्‌ मान रहा है। 
बह अभ्रपती भौतिक विपुलता के भार से दबा जा रहा है, पिसा और कुचला जा रहा 
है। ग्रात्मधर्म की अछोर सम्पदाञ्रो से लदे हुए कल्पव॒क्षों से वह वचित है तथा 
निम्ब के कड़वे फलों को ही द्राक्षा मान बेठा है। जिस नरभव को सुरेन्द्र भी 
तरसता है उसे मिट्टी के भाव उछाल रहा है । उसे पता नही कि जैसे समुद्र मे 
गिरी हुई मरिय का पुन. मिलना अत्यन्त दुष्कर है वेसे ही मनुष्यभव का प्राप्त 
होना पुन. पुन' अतिकठिन है। अनेक सागर तक लट, पिपीलिकादि योनियो में 
(अपनी खग-मृगजीवनिकाय योनियो में) पापच्यमान यह जीव 'करम योगते 
नरगति लहे' कर्मयोग मिलने पर मनुष्यगति का बन्ध कर पाता है। मानो, 'उस 
१. 'रत्नत्रयविशुद्ध,सन्‌ पात्रस्नेही पराथेकरृत । 
परिपालितधर्मो हि भवाब्घेस्तारकों गुरु ॥ क्षत्रचुडा मणि 
२ “गुरव, पान्तु वो नित्म ज्ञानदर्शननायका., । 
चारित्रार्सवगम्भी रा मोक्षमार्गोपदेशका ॥॥' 


२६ 


जीव के लिए यह सयोग रत्नमरिणियों की वर्षा है, कल्पवक्षों की प्राप्ति है। रत्नत्रय 
के पालन का हिरण्य-अवसर (गोल्डन चांस (5०00७ ८ःश7०९) है। अत, 
नरभव की प्राप्ति को सार्थक करने के लिए देह में प्राणों की सबल स्थिति जब 
तक विद्यमान है प्रयत्तशील रहना चाहिए क्‍योंकि जल जाने पर (जल चुकने 
पर) लकड़ो के अझंगार भस्म रह जाते हैं और बीत जाने पर समय अनपयोग के 
पश्चात्ताप को छोड़ जाता है। इस सद्रपयोग की उपलब्धि के कर्राधार सदगरु है। 
इस गुरु सस्था की नित्यता के लिए श्रावको को उतना ही सचेष्ट रहना चाहिए 
जितना वे अपने वश की रक्षा के लिए होते है। यदि भ्रपना औरस पुत्र नही है 
तो वे किसी सगोत्रवान्धव के भ्रपत्य को दत्तक लेकर भी वशबेल को उच्छिन्न 
होने से बचाएंगे ।' यह उनके भौतिक संसार की रक्षा हुई। इसी प्रकार अपने 
भ्रध्यात्मलोक के सरक्षणा के लिए उसे 'साधु' सस्था को भ्रनुच्छिन्न रखना चाहिए, 
उसके वेयावृत्य और गुणों के उत्कर्ष को सव्धित करने में अपना योगदान करना 
चाहिए ताकि श्रमण-सस्क्ृति का यह चतु सघ जीवित रहे और जिनरूप धारण 
करनेवाली 'गुरुसंस्था' बनी रहकर ध्रुवसूची का काम करती रहे । 


१ “ज़िनधर्म जगद्बन्धुमनुबद्धमपत्यवत्‌ । 
यतीन्‌ जनयित्‌ यस्‍्येत्तथोत्कर्षयितुगुरों ॥ प० भ्राशाधर सूरि 


नरजन्म और उसकी सार्थकता 


श्रमण संस्कृति के अ्रमर गायक आचायें अ्मितगति ने संसार की चतुर- 
शोतिलक्ष थोनियो में मनुष्यभव को सर्वप्रधान श्रथ च सर्वश्रेष्ठ बताया है। 
'भवेषु मानुष्यभव: प्रधानम्‌' यह उनकी घोषणा है। वस्तुतः मनुष्य के समान अन्य 
कोई जीवपर्याय इतना उत्कृष्ट नही है जिसे सिद्धालय की ऊँचाइयाॉ सुलभ हों । 
प्राय, क्षुद्र योनियो में भटकता हुआ जीव “काल श्रनन्त निगोद मँकार, बीत्यो 
एकेन्द्रिय तन धार' और “एक श्वास में अभ्ठदश वार, जन्म्यो, मरथो, भरचो दुख- 
भार'--- छहढाला की उक्त पक्तियों के श्रनुसार अनन्त काल तक निगोद में ही रच- 
पचकर दुश्खभार सहन करता रहता है। यदि उस एकेन्द्रिय जीव को त्रसपर्याय 
मिल जाता है तो इसे दुलंभ चिन्तामण्णि की प्राप्ति बताया है। इस प्रकार क्षुद्र 
कीट-पिपी लिका, सिहादिक क्रूर पापानुबन्धी पर्यायो की वध-बन्धमयी दारुणा व्यथा 
का अनुभव करते हुए यह जीव शुअ्रसागर में पड़ा रहता है। प्ननेक सागर प्रमाण 
समय उन मनुष्येतर योनियों में जन्म-मृत्यु की अबाध चक्की मे पिसता हुआ नरक 
की मेरु - प्रमाण लोह को गला देने वाली उष्णता में, शीतलहर में श्रवर्णनीय 
यत्रगगाश्नरो को पाता है। जीव की इस अनन्तानुबन्धिनों दयनीयता पर उच्छवसित 
होकर प० दौलतराम कहते है-- 'करम जोगते नरगति लहै'-- किसी शुभकर्म 
का निमित्त मिलने पर नरणति प्राप्त होती है । यह विवेचन साक्षी है कि मनुष्य 
जन्म कितना दुष्प्राप्प है। ग्रौर ससार मे जो जितना दुष्प्राप्य होता है उसका मृल्य 
उतना ही बढ जाता है। उपलब्धि तथा उपयोगिता झ्रथ च उस वस्तु की झावश्यकता 
उसका मूल्य निर्धारण करती है। विक्रम के १६५६वे सवत्सर मे अभ्रकाल पडा तो 
अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगो ने स्वर्णमुहर देकर कुछ मुट्ठी अन्न प्राप्त किया श्ौर 
ब्रनेक लोग वृक्षो के पत्ते तथा छाल चबा गये । स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष करते 
हुए राणा प्रताप को घास की बनी रोटिया निगलकर रहना पड़ा । ऐसे समय में 
एक-एक रोटी का मूल्य सोने की तश्तरी बराबर लग चुका है। इसीलिए वस्तुओं 
का मूल्य अकथनीय है। दक्षिण भारत के चन्दनबहुल प्रदेश के निवासी उस 
प्रमूल्य लकड़ी को साधारण काष्ठ समान जलाते हैं और वही बाजार में बहुमूल्य 
होकर बिकती है । इस प्रकार बस्तु का मूल्याकव उसकी उपलब्धि की सुगभता था 


श्८ 


कठिनता पर बहुत निर्भर है। यह मनुष्यभव भी चन्दन की लकड़ी है जिसे क्षुद्र - 
कामोपभोग - वासनाम्रों के कुण्ड मे जलाना अकिचन प्रयोजन के लिए झात्मस्वस्थ 
को नष्ट करने के समान है। मनृष्य की शारीरिक क्षमता उसके बौद्धिक बल से 
मिलकर श्रतुल्य हो जाती है। इहलोक को प्रकृति के सौन्दर्य से व्यतिरिक्त जो 
नगर, ग्राम, हाट, बाजार, रत्न, वस्त्र, धन-धान्य-समृद्धि से आकीर्ण भौतिक रूप 
मनुष्य ने दिया है वेसा अन्य योनिधारी जीव नही कर सकते। यह संस्कृति और 
सम्यता का आन्तर-वाह्य विशाल क्षेत्र मनुष्य के उबर, बुद्धिबली मस्तिष्क की 
उपज है भ्रौर इस प्रकार यदि मानवबुद्धि के विस्तार को आका जाए तो पृथ्वी के 
एक सिरे से दूसरे छोर तक इसकी स्वनिित वस्तुशो के नमूने से एक सग्रहालय 
तैयार हो जाएगा, जिसे देखने के लिए भी भ्नेक युग चाहिए । अन्य प्रारिशजगत्‌ 
की तुलना में मनुष्य का यह सर्वोपरि वैशिष्टथ ही सूचित करता है कि मनुष्यजन्म 
कितना महान्‌ है। भ्राज भी अन्य प्राणी उसी पूर्वावस्था मे है, जिसमे भ्रपने भ्रनादि 
जन्म समय में थे श्रौर उनके सभी व्यापार उतने ही सीमित है, जितने पूवे युग में 
थे। मनुष्यों के साथ, बस्ती में रहनेवाले पशु-पक्षियों ने मनुष्य के समान प्रगति 
कहाँ की । वानर झाज भी शाखाश्रो पर विश्राम करते है और युगो पुराना 'शाखा- 
मृग' शब्द उनके लिए आज भी लागू है। किन्तु मनुष्य ने ईट-पत्थरों के ही नही, 
आधुनिक विज्ञानशोध से न गिरनेवाले, न टूटनेवाले प्लास्टिक के मकान बना लिये 
है। बेलगाड़ियो की मन्धर यात्रा रेल, मोटर से गुजरती हुई भ्रतिस्वन विमानों में 
द्रुत पर उड़ रही है। रूई के स्थान पर 'टेरेलीन' आगई है। चूल्हे मे लकड़ी का 
धुआ नही उठता, वहा विद्युत्‌ का 'स्पेशलकुकर' तैयार हो गया है। तात्पर्य यह कि 
मनुष्य प्रतिक्षण नवीन होकर जी रहा है । 


मनृष्यजन्म की विशिष्टता का यह झाधा निदर्शन है। क्योंकि जीव की यह 
परिणति भौतिक है। आध्यात्मिक पूर्णोता ही इसे पूणो कर सकती है । भ्रध्यात्म का 
यह विवेक नरभव की वह सम्पत्ति है जिसे क्षीरसमुद्र के चौदह रत्नों से, श्रमृत- 
कलशो से और कुबेर की कोषसम्पदा से नहीं खरीदा जा सकता । वह तो अमूल्य 
है भौर सृष्टि के समस्त उपादान एक ओर के तुलाभाग में रख दिये जाएँ तब भी 
दूसरी झोर धरीहुई इस आत्मसपत्ति का पलड़ा भारी रहेगा। अध्यात्मविज्ञान की 
यह खोज मनुष्य के भौतिकविज्ञान की समस्त उपलब्धियों से ऊपर है । यों कहना 
चाहिए कि भौतिक परमाणुवाद से ऊपर जहाँ विज्ञान कल-परसो पहुँच सकेगा, 
उससे झ्रागे ग्रलक्षित मे सुरक्षित इस स्वपर विज्ञान को ज्ञान ने जान लिया है। 


श्र 
आध्यात्मिकता का यह भात्मदर्शी निरभ्न स्फुरण भारतीयों को ही मिला है भौर 
यदि इसके संवादी स्वर विश्व में भ्न्यत्र कहीं सुने जा रहे हैं तो वह भी भारतीय 
भूमि से उड़े हुए बीज हैं, इसमे सन्देह नहीं । भारत के लोग मृतक को जला देते 
हैं, यही इनकी पअ्रध्यात्मसिद्धि है। 'ममी' बनाकर उस नंश्वर पर मोह करना और 
जिस पृथ्वी पर जीवन स्वतंत्र होकर विचरण करता है उसी पर मृत्युग्रस्त शवों की 
विद्रूप ठठरियों को सजाकर रखना, उनकी दुर्गेन्ध को फैलाना, किसी आत्मवादी के 
लिए अकल्पनीय है। इस विचार में तो चार्वाक भी, जो भारतीय दर्शनो मे भौतिक- 
वादी दाशेनिक हुप्ना है, उन 'ममी' घरों से उत्तम है जो कहता है-- “भस्मान्तं 
शरीरम्‌ शरीर का भस्म के साथ श्रन्त हो जाता है। श्रर्थात्‌ जीवित दशा में शरीर 
के प्रति अत्यन्त मोह रखनेवाला ओर भौतिक आनन्द मात्र को पल्लवित करने का 
उपदेश देनेवाला भी मृत्यु के बाद उसके शव में श्रासक्त नहीं है। तत्काल उसे 
भस्म करने की स्वीकृति उसके दर्शन में भी है। भारतीय म्रध्यात्मधारा के अनु- 
चितक वैदिको और श्रमणो ने समान रूप से जिस बात को मान्यता दी वह आत्मा 
की अमरता है। उन्होने जीवन को जन्मलेते, बढते, स्थिर होते, ह्वास को लौटते 
और मृत्यु दशा को प्राप्त करते काय में भ्रत्यन्त सूक्ष्मदृष्टि से देखा है। इस जीवन 
के साथ अभिन्नहोकर निवास करते आत्मा को पहचानने मे उनके सहस्रवाधिक 
स्वाध्याय श्रौर तप: सत्र लगे है। “में कौन हूं इस प्रश्न ने उन्हे यगों तक अ्रधीर 
रखा है और श्रात्मसिद्धि के क्षण ही ऐसे थे, जिन्हे प्राप्तकर वह (दार्शनिक ) 
जीव मुक्त दशा को प्राप्त हुआ । उसने भ्रपने भौतिक शरीर में एक अपर शरीर को 
देखा जिसे अविनाशी आत्मा की सज्ञा उसने दी । आत्मा की इस ग्राप्ति ने उसका 
सारा दृष्टिकोण ही बदल दिया । कम परिणामों में गुम्फित श्रावागमन के सहस्र 
जन्म-मृत्यु बिब देखकर, उनकी नारकयंत्रणाओरों के श्रनुभव कर उसके विवेक ने 
प्रश्न किया-हे जीव | नाम और रूप तथा गन्ध-स्पर्शयुक्त इन पुदूगलो को कितनी 
वार तुमने भोगा । श्रायु कर्म के साथ शेष होकर भी ये निश्शेष नही हुए। बार- 
बार कटे हुए केशों के समान, छीले हुए नखों के समान फिर-फिर जन्मान्तरों में 
बढते गये भौर अभी तुम्हारी इच्छा और भी है । कंसी है यह तृष्णा ? भूख और 
भोगतते रहने की अमिट लालसा ? भला, भुक्तशेष थाली पर, जूठन खाने के लिए 
उच्छिष्टभोजी होने के लिए विज्ञजन तत्पर होते है? ? हे भव्य ! ये बाह्य दृश्य 


१. ,'अ्रहों ! मुहर्मुहः भूक्ता मया सर्वेडपि पुदूशला: । 
तेष्येव भुक्तशेषेषु सम विज्ञस्य का स्थुहा ॥' 


३७ 


जगत्‌ और इसके प्रनन्त पुद्गलस्कल्थ जो तुम्हें स्त्री-पुत्र-कलब्-मिन्राँदि रूप मे 
दिखायी दे रहे हैं, कुछ नही हैं, सारविहीन हैं, मृगतृष्णा के विशाल सरोबर हैं, 
नारियल के बूर से बधे हुए मोदक हैं, जिनमें व मिठास है, न क्षुधाशाति । तुम भी 
उनके लिए कुछ नही हो । यह विचार स्थिर करो झ्लौर मुक्ति पाने के लिए स्वस्थता 
प्राप्त करो! । प्रात्मा से प्रात्मा की दर्शनानुभूति करते हुए, दर्शन-ज्ञानमय होकर 
समाधिलीन रहो* । ये जो लोचनों को लुभावने लगमेवाले यावत्‌ पदार्थ है, निश्चय 
मायानगरी के वचक है, जो ठगी के लिए ब्राह्य मनोरम रूप की हाट सजाकर 
तुम्हें उद्देश्यपथ से विरत करते है। इस आात्मदृष्टिको प्राप्तकर श्रमणसंस्कृति ने 
विरागवृत्ति का झ्वलम्बन किया । उनके तप-तेज, सयमाचार से उन्हें निशर्भ्रान्‍्त- 
दर्शन की प्राप्ति हुई जिसे सम्यग्दशन के नामसे उन्होंने पुकारा। मिथ्यात्व का 
नाश करने से उनके समक्ष आत्मपरिणामो को विशुद्ध करनेवाले ज्ञान भौर चारित्र 
प्रकट हुए । श्रमणमह्॒षियों ने भगवान्‌ की दिव्यध्वनि से प्रसूत 'सम्यग्द्शन ज्ञान- 
चारित्राशि मोक्षमार्ग.' सूत्र को प्राप्त किया । अनन्तानुबन्धी कमंगज का अ्रकुश 
जैसे मिल गया । मोह का ऊपरी आवरण दाल के छिलके समान उतर गया। 
भेदविज्ञान ने श्रनन्तरोमकपों से समाचछादित, चर्मावृत शरीर को जाना, उसकी 
तृष्णा रक्त-मासरूप को पहचानकर भोग-बुद्धि से विरक्त हुई और मानव ने सयम 
सीखा, अहिसक आचरण स्वीकार कर लोक से हिंसा का निराकरण किया, मिथ्या 
भाषरा, ब्रह्मचर्यभग, परिग्रहपरायणता जीवन से ग्रलग हटते गये और जैसे नतो- 
दर भूमि में पर्वेतो का जल बहकर एकत्र हो, ऐसे महाव्रत, मूलगुण और दैनिक 
आवश्यक कतंव्य झ्रा-प्राकर झआत्मपरिणामों को शुद्धोपयोग में लगाने लगे। पूर्व॑- 
काल का जीवन, जो वासनाझ्रों का दास था, श्रात्मरति होने से उनपर प्रभु बन 
गया । यह परिवर्तन मनृष्य ने अपनी तपश्चर्या से किया । जिस प्रकार किसी पक 
भरे नाले में फसे हुए रथ को बलो की जोड़ी लगाकर निकाल बाहर किया जाता है 
उसी प्रकार सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र ने मिलकर जीवन के अध्यात्मरथकोी वासना- 
पक से उबार लिया। यह महान्‌ विजय का दिन था मानव के इत्तिहास में। अब 
नरजन्म सार्थक हुआ था। अ्रधोगामी वृत्तियों का उन्मूलन कर उध्वंगामिता के 


१ “न सन्ति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषा न कदाचनाहम्‌ । 
इत्थ विनिश्चित्य बिमुच्य बाह्य स्वस्थ सदा त्व भव भद्र मुत्तये ॥।' 
-भमितगति द्वात्रिशतिका, २४ 
२. 'भ्रात्मानमात्मन्यवलोकमानस्त्व दर्शनज्ञानमयों चिज्ुद्ध/ । 
एका ग्रचित्त: खलु यत्रतत्र स्थितो5पि साधुर्ल मते समाधिम्‌ ।।' भ्रसितगति द्वात्रिशतिका, २४. 


डरे 


पथ झात्मा ने, भ्रात्मा के सहयोग से, आत्मा के लिए जान लिये थे । तीर्थकरों का तप 
सफल हुआ, उनकी दिव्यघ्बनि ने कोटि-कोटि जन्म-व्याधिजरा-ग्राकीर्ण जनों को 
*मुक्तिपय बताया । महान्‌ व्यक्तियों का तप अपने कल्याख के साथ लोककल्याण 
करनेवाला होता है । सूर्य का ताप संसार की जड़ता का भी नाश करता है, यह 
उत्तम तप का स्वाभाविक परिणाम है। दुलंभ वस्तुश्नो के लिए तप करना श्राव- 
श्यक हैं । तप का उल्लघन कोई नहीं कर सकता" । 


आध्यात्मिक सम्पदा से मनुष्य में ज्ञान, वेराग्य का उदय होता है भ्ौर 
सत-अ्रसत्‌ का विवेक निश्चयता को प्राप्त करता है। श्रम श्ौर तप-ये दो नाम 
क्रमश भौतिक तथा आझात्मिक उद्यम को बतानेवाले है। जितना भूतसर्ग-जन्य सुख 
है, उसके लिए श्रम की आवश्यकता है और जितना श्रात्ममुख है, उसे प्राप्त करने 
के लिए तपश्चर्या की । श्रम का परिणाम श्रान्ति-यषकान है और तप का परिणाम 
आत्मा का उत्थान है। इसीलिए 'तप' का विलोम शब्द 'पत' (पतन) है। जो 
शरीरी तप नही करता, उसका पतन निश्चित है। केवल श्रम करने से इहलोक के 
ग्रस्थायी सुख मिल सकते है किन्तु तप से श्रम के परिणाम शुभ होते है । “विद्या- 
तपो भ्या भूतात्मा' इस भूतपिण्ड, पुद्गलस्कन्ध शरीर की शुद्धि विद्या श्रौर तप से 
होती है । यह विद्या सम्यगूज्ञान है और तप सम्षकचारित्र का नामान्तर है । जीवन 
मे जब सम्यगृज्ञान श्ौर सम्यकचारित्र सुप्रतिष्ठित हो जाते है तभी निः:श्रेयस को, 
कल्याण की प्राप्ति होती है। नरजन्म को प्र्थवान्‌ करने के लिए प्रबुद्धचेतना- 
शील व्यक्ति इस कल्यागापथ को स्वीकारते है। श्रमण तीर्थकरों की इस सम्यग- 
दर्शन ज्ञानचारित्रमूल भ्रध्यात्मसंपत्ति को श्राचार और विचार नाम से अभिहित 
किया गया है। विचारपूर्वक परिशीलित ज्ञानचारित्र को (उभयसमन्वय को ) श्रेयो- 
मार्ग बताते हुए कहा गया है कि “अकेला ज्ञान पगु (पदहीन ) है और अकेली क्रिया 
श्रन्धी है तथा श्रद्धारहित स्थिति में ज्ञान और क्रिया समन्वित होकर भी अथेयुक्त 
नही हैं। मोक्षपद के लिए तो ज्ञानक्रिया तथा श्रद्धा तीनो सम्मिलित रूप में हो 
तभी सफल है *।' इन तीनो का समन्वय मन-वचन और काय का ग्ननन्यस्थान है। 
क्योकि लौकिक हो चाहे पारलौकिक-कार्यमात्र में जिकरराशुद्धि अपेक्षित है । यदि 





१. यदु दुर्ग यद्‌ दुरापच यच्च दुर्धरतास्थितम्‌ । 
तत्‌ सर्ब तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥॥' 

२. "ज्ञान पु क्रिया चान्धा निःश्रद्ध नार्थक्दद्यम्‌ । 
ततो ज्ञानक्ियाश्रद्धात्रयं तत्पदकारणम्‌ ॥' 


डर 


मन-वचन-काय की त्रिपुटी का संयोगे नहीं होगा तो व्यस्त अ्रध्यवसाय से मिष्पन्न 
कार्यों में एला के दानों की महक नही झाएंगी। एला की तिहरी बाड़ ही भीतर की 
सौरभ को सुरक्षित रखती है। ग्रत: ज्ञान को क्रियासिद्ध करने के लिए तथा क्रिया 
को ज्ञानोपेत रखने के लिए विद्वान्‌ इस ज्ञानक्रिया के उभयसंयोग को भ्रावश्यक 
मानते हैं। क्योकि, इस संयोग का लाभ लेकर अन्ध और पंगु जो गहनवन में भटके 
हुए है, परस्पर-सहयोग से नगर प्रवेश करने की पगडंडी पकड़लेगे" । नहीं तो उस 
हरिणी के समान, जो आगे खड़े बाणहस्त व्याघ से, पास में बिछायी हुई जाल- 
मालाझ्रों से, पीछे दहकती हुई भ्रग्ति से, बायी ओर से कपटकर प्राते हुए शिकारी 
कुत्तों से घिर गई है झौर जिसके पैरों मे मृत्यभय से छिपकर, उलभ-सुलभ चलते 
शिशु है, ससारमार्ग पर वासनादिसे ग्रस्त मनुष्यों की दुर्दशा होने वाली है। ऐसी 
स्थिति मे, किकरोमि क्वयामि' क्या करू और कहा जाऊ-यह पश्चात्ताप ही शेष 
रह जाता है। क्योकि 'प्रोद्दीप्त भवने तु कूपखनन प्रत्युथम कीदृश:'-जब भवन में 
भ्राग लग चुकी है तब कप खोदने का परिश्रम क्‍या भवनदाह को बचा सकता है ? * 
ज्ञानपूर्वक क्रिया करने में और ज्ञान बिना क्रियासम्पादन में यही मौलिक भन्तर 
है । ऐसे मनुष्य क्षमा, त्याग, तप और ध्यान तो करते है किन्तु उनके पीछे उस 
दृष्टि का प्रभाव है जो सम्यक्त्व नाम से पुकारी जाती है। उनको अ्रपने किये हुए कर्म 
का लाभ नही मिल पाता । उनकी क्षमा, उनका त्याग, तप और ध्यान निबंलता, 
नाश, क्लेश और अकर्मण्यता का नामान्तर होकर रह जाता है। भर्तृ हरि ने 
ऐसे अनृतोद्यमियो को लक्ष्य कर एक सूक्ति कही है-'क्षमा तो हमने की, परन्तु धर्म 
के विचार से नही, घर के सुखचैन तो छोडे, परन्तु सन्तोषपूर्वक नहीं, हमने शीत- 
ग्रातप-वर्षा-नलेश तो सहन किये किन्तु तप भावना से नही, भ्रपितु दरिद्र होने से । 
ध्यान हमने भी किया, किन्तु धन का - शिव (मुक्ति) चरणों का नही और इस 


१ 'हतज्ञान क्रियाहीन हता चाज्ञानिना क्िया। 
धावन्‌ किलान्धको दुसघ: पश्यश्नपि च पगुल: ॥-राजवातिक 
'सयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञा नह्येकचक्रेश रथ. प्रयाति । 
श्र-घश्च पगुश्च बने प्रविष्टी तौ सम्प्रयुक्तो नगर प्रविष्टी ॥/-राजवातिक 


२. अग्रेव्याध: करघृतशर' पाइवंतो जालमाला 
पृष्ठे बह्िदईहति नितरा वामत सारमेया:। 
एणी. गर्भादलसगमना बालकं॑ रुद्धपादा 
चिन्ताविद्ञवा वदति हरिणं कि करोमि क्य यामि? ॥ 


हरे 


प्रकार जिन भाच रणों को मुनि करते हैं, हमने भी किया किन्तु फल से वचित 
रहे! । क्योंकि, हमारी क्षमा झौर मुनियो की क्षमा भिन्न-भिन्न थी । हमने तो- 


क्षमा क्षमाविन कीन, विना सनन्‍्तोष तजे सुख । 
सहे शीततप घास, विना तप पाय महादुख ।। 
धरचो विषय को ध्यान, मुक्ति को पथ नहि ध्यायो । 
तज्यो सकल ससार, प्यार जब उन विसरायो ॥। 


इसीलिए शास्त्रकारों ने भी सम्यकचारित्र पालन में ज्ञान (सम्यगूज्ञान) के 
सहभाव को आवश्यक समझा है। 'कलश' काव्य में आचाये अमृतचन्द्र ने लिखा 
है कि जो व्यक्ति मोक्षप्राप्ति साधनभूत कर्मो की कृच्छुचर्या से क्लेश उठा रहे है, 
वे भले बसा करते हुए अपनी कष्टसहिष्णुता का परिचय दे और जो महाक्नतो 
एवं तप-भार से भग्न हो रहे हे, वे भी उस अ्रतिभार से टूटते रहे। क्योकि ज्ञान 
की श्रनपूर्वी के विना किये हुए ये कप्टमय व्यापार मोक्षप्राप्ति मे सहायक नही 
हो सकते । क्योंकि मोक्षप्राप्ति का साक्षात्कारण तो सम्यगुज्ञानविशिष्ट सम्यक्‌- 
चारित्र है । उस ज्ञानगुणवर्जित ज्ञानविना श्राचरित चारित्र से मोक्षप्राप्ति नही । 
अ्रत, चारित्र के पीछे ज्ञानमय दृष्टि श्रावश्यक है। इसके लिए यदि यो कहे कि 
ज्ञान स्वपर प्रत्ययकारक है और चारित्र स्वप्रत्यय से प्राप्त दृष्टि (दर्शन) को 
सार्थक करने का श्रेयोमार्ग है, तो समीचीन होगा । ससार के प्रत्येक कार्य-व्यापार 
में उसका ध्येयावच्छिन्न दर्शन ही मूल है । जब तक लक्ष्य नही बनता, दृष्टि बिन्दु 
पर नही टिकती और जब कोई गन्तव्य लक्ष्य नही चलने का, चारित्र का भ्रवसर 
नहीं मिलता । चारित्र का परिज्ञान नही होता तब तक मनुष्य अपने नरभव को 
सार्थक नही वना सकता | और उस सामान्य दशा में आराहारनिद्राभयमैथुनानि 
सामान्यभूतानि पशोरनराणाम्‌ । आहार, निद्रा, भय, भ्रब्रह्म ग्रादि सभी क्रियाए 


१. क्षान्त न क्षमया गृहो चितसुख त्यक्त न सन्‍्तोषत , 

सोढा दु सहशीतवाततपनक्लेशा न तप्त तप । 

ध्यात वित्तमहनिश नियमितप्राणन शम्मो पद, 

तत्तत्‌ कर्म कृत यदेव मुनिभिस्तस्ते फरलेबंचितम्‌ ॥ भत्‌ हरि वेराग्य० १३ 
२ 'विलश्यन्ता स्वयमेव दृष्करतरमोक्षोन्मुखेः कर्म भिः, 

क्लिश्यन्ता च परे महाव्रततपों भारेख भग्नाश्चिरम्‌ । 

साक्षान्‌ मोक्ष इद निरामयपद सवेद्यमान स्वय, 

ज्ञान ज्ञानगुग बिना कश्रपपि प्राप]॒ क्षमल्ते ने हि ॥ -समयप्तार, कवश १४२ 


ड्ेड 


मनुष्य और पशु में समान रहेगी । मनुष्य भी भ्रपनी दिन और रात्रि की चर्या 
खाने-पीने श्लौर सोने तथा मंथुनी सृष्टि के उत्पन्न करने मे लगाता रहेमा। इस 
व्यामोहनिशा का प्रभात होते-होते प्राणपंछी को महाकाल के उन्मृक्त आकाश में 
उडने का निमत्रण आ पहुचेगा । उस दिन-'जब यह मन-पछी उड़ि जैहै । ता दिन 
तेरे तत-तरुवर के सबे पात भरि जहै।' और “घर के कहे वेगि ही काढो, भूत भये 
केहि खैहै'- उस दिव जब यह प्राणपक्षो तनपजर छोड़कर उड़ जाएगा, तब इस 
शरीर रूप वक्ष के सारे पत्ते कर जाएगे। उस निष्प्राण शरीर को देखकर घरवाले 
कहेंगे, अरे ! इस शव को शीघ्र बाहर निकालो, श्मशान में ले जाग्रो । कहीं भूत 
हो गया तो खाने को दौडेगा । भ्रव मुकाम बदल गया । कोमल गाव-तकिये लगाने- 
वाला चुभनेवाली लकडियो पर (काष्ठचिता पर) सोयेगा। पत्नी का आलिगन 
करते के स्थान पर अग्निज्वालाभों का स्पर्श करेगा । जलते हुए शरीर की हड्डियों 
के जोड जब चटखेगे, रतिनपुरों का शब्द होगा श्र हसते-गाते जीवन की कथा 
कुछ राख, कुछ अगारे बनकर रह जाएगी । सारा दर्प, भवन, घन, दारा, सुत, वैभव 
यही धरे रहे प्रौर जीव चला गया । अनन्तानुबन्धी कर्मों की शखला में कुछ वृद्धि 
ग्रौर कर गया | योगी जिन्हे स्वेच्छा से त्यागता है, भोगी को विवश होकर उन्हे 
त्यागना पडा। एक ने त्यागकर निराकुलशान्ति प्राप्त की और दूसरा स्वय उनसे 
परित्यक्त होकर दीन बना। विषय तो जानेवाने ही थे। विपयसुखो की रात्रि 
लम्बी हो सकती है परन्तु शाश्वत नहीं। किन्तु जब यह रात्रि बीत जाती है तो 
विपयी के मन में अन्धेरा हो जाता है। वह उन इन्द्रियसुखो को पुन. पुन. पाने के 
लिए पुन ससार रात्रि में उच्छिष्ट-विषयशरावों को चाटता रहता है। ग्रहों ! 
त्याग और त्यक्त में कितना अन्तर है ? स्वय समय से पूर्व स्वेच्छया विषयों का 
त्याग करनेवाला भ्रनन्त सुखशान्ति प्राप्त करता है' । वस्तुत. इन विषय-भ्रमरियो 
में चक्कर खाता हुआ जीव अपने नरभव को सार्थक नहीं कर पाता। क्योंकि 
बचपन तो खेलते-कदते अज्ञानदशा में बीत जाता है, यौवन विषय-रति में निकल 
जाता है और वृद्धावस्था तो ऐसी स्थिति है कि एक पैर श्मशान में और दूसरा 
रोग-जरा से शिथिल हुआ ससार में । आत्मरूपदर्शन के अबसरो पर ब्रावरण 





१ “अभ्रवश्य यातारश्चिरतरमुबित्वापि विषया, 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्ववममून्‌ । 
ब्रजन्त स्वातत्यादतुलपरितापाय मनस , 
स्वय त्यक्ट्वा हां ते शमसुखमनन्त विदधति ॥।' -मरत हरि वैश० १६, 


३४ 


खगें हुए हैं। । इन पंकपथों पर चलता हुआ मनुष्य जब मृत्यु का अतिथि होता है 
तब ऐसा लगता है कि लाल (मरित) गवाकर कोई थका-हारा, लुटा-पिटा ब्यक्ति 
एमशान में शवों की शान्ति भंग करने श्रा पहुंचा है। प्रनन्‍्त निराशा का कफ 
झोड़कर जैसे यह यात्रा तय की है। परिताप की अग्ति मे जल-जलकर जेसे दंच्छ 
अगार हीं चितामय होंकर श्रा पहुचा है। जस्ममभर कोदो की खेती कर उसके चारों 
ओर चन्दन-कपूर की बाड़ लगानेवाला, पंक धोने के लिए केसर के खेतों को मलिन 
करनेवाला, कोई हतभाग ग्रविवेकी जैसे जन्मभर मिथ्यात्व की पगडंडी पर चलता 
रहा है। किसी समय निश्चय यह विषयो के पीछे पागल होकर दौड़ता रहा होगा 
किन्तु वृद्धावस्था ने अपूर्व भेदज्ञान नही तो कम से कम शरोर भेदज्ञान तो इसे 
करा दिया होगा । एक समय मन श्ौर तन एक होरहे थे। मन की आज्ञा पर तन 
दौड़ पड़ता था किन्तु काल पाकर शरीर जजे॑र हुश्ना तो मन की तुष्णा के अंकुश 
कु ठित होगये । तनमन में 6 ध झ्रागया । तन मुर्दा मास के समान होगया और 
तृष्णा से तरुण मन अपने विषयो के ग्रनुचिन्तन मे ही डूबा रहा । यह तृष्णा का 
मित्र, बासना-सहचर, कुपथ-ब्यसनी, मिथ्यात्वकिकर मन मृगतृष्णा के कान्तार में 
भटकता ही रहा? । यही तो रूप की छलवना में भरमाता है। माया के महालयों में 
पहुचाता है। दीवालघडी के 'पैण्डुलम' के समान इधर-उधर डोलायमान तो थह 
मन ही है जो अपने स्वरूप को स्थितंप्रज्ञं होकर देखने नहीं देता । जैसे सहखछिद्र 
चालनी से पानी निकल जाता है, वेसे ही इन्द्रियवशवर्तोी का श्रायष्य समाप्त हो 
जाता है । ऐसे व्यक्ति नये-नये विचार करते रहते है किन्तु उसे क्रियान्वित नही कर 
पाते । करू गा, करू गा-आज नहीं कर सका, कल कर लू गा, और कल नहीं तो 
परसो अवश्य करू गा ।। फिर अभी इतनी शीघ्रता की आवश्यकता क्या है ? अभ्रभी 
तो वर्षों जीवन शेष है। ऐसा विचार कर वह मृत्यु को भूल जाता है*। किन्तु इस 
एकपक्षीय विस्मरण से क्या अनन्त काल के लिए उसे मृत्यु भी भूल जाती है ? 
नही | मुत्य कायाधारी मे निविष्ट होकर बैठी है और यह प्राणाधारी पल-पल में 
मरता तथा जीवित होता है। प्रत्येक श्वासोच्छवास में जीवन-मरण निहित 


१ बालपमे में ज्ञान न लह्यो, तरुण समय तस्णीरत रहो | 
अधंभृतकसम बूढापनों, कैसे रूप लखें आपनो ॥ ->छहढाला १४ 

२. 'जीयेन्ति वशित केशा दन्ता जीयन्ति जीत । 
जीय॑तीन्द्रियसघातस्तृष्णेका तरुणायते ॥* 

३. करिव्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिन्तया । 
मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्शतम्‌ ॥।' 


३६ 


है। जो निकला हुआ श्वास पुनः लौटकर नहीं ग्राया, उसी क्षण मृत्यु निश्चित 
है। झौर श्वास तो शरीर मे निकलते-प्रवेश करते रहते है। तब कौन भरोसा कि 
प्रागामी श्वास लौटेगा या नहीं । इसीलिए किसी समभवान्‌ ने कहा--'श्व कार्यमद्य 
कुर्वीत-कल का कार्य आज ही करलो। क्‍योंकि कोई नहीं जानता कि कल 
किसे क्या होगा | बुद्धिमान्‌ वही है जो श्व. करणीयों को झ्राज ही निपदा दे! । 
बीच समुद्र मे चलती नौका का तथा अ्रधर श्राकाश में उडते बाबुयान का क्या 
विश्वास ? कौन-सी तरग उसे डुबा दे प्रथवा कब वह तूफान में घिर जाए। 
अन्त: यह तो निश्चित है कि जैसे एक दिन जन्म का भ्राया था, वैसे ही एक दिन 
मृत्यु का आएगा । कोई उसे झाने से रोक नही सकता । बड़े २ श्र-बीर, धनिक 
और धर्मात्मा काल के सम्मुख पराजित हुए है। कबीर का पद है कि 'भ्रासपास 
जोधा खडे बहुरि बजाबे गाल । मझ महल से लेचला ऐसा काल कराल-किसी 
राजा की मृत्यु निकट थी। ग्रनेक प्रौषधोपचार से भी लाभ नहीं हुआ । भला, 
'टूटी की बू टी' कही हुई है। “रज्जुच्छेदे के घट धारयति' कुए से भरा हुआ पानी का 
कलश खीच रहे है, बीच मे आ्राते २ रस्सी टूट गई और कलश कूए मे जा गिरा। 
उस समय गिरने से उसे कोन बचा सकता था। यही हाल राजा का था, वह 
आसब्नमृत्य था, मरने के समीप पहुच चुका था । राजा के स्वामिभक्त वीर सैतिको 
ने उसे पक्ति वाधकर घेर लिया । अब ऐसा लगता था कि काल किधर से आएगा, 
कैसे राजा का स्पर्ण करेगा ? किन्तु वे जडमति देखते रह गये। काल आया 
भ्रौर प्राण खीचकर ले गया | सारे योद्धा गाल बजाते' डीग हाकते-रह गये । 
झ्रौर सच भी है कि यदि धन चुकाने से, श्रौषधि निगलने से श्रोर सिपाहियो की 
कतार लगाने से मरण को रोका जा सकता तो कम से कम धनवान, वैद्य और 
राजा तो जीवित दिखाई देते। परन्तु काल के द्वार सबके लिए समान है। इसीलिए 
मणि मत्र तत्र बहु होई। मरते न बचावे कोई ।' मरतेहुए को कोई नही बचा 
सकता । किसी कवि ने कहा है-अगुलि के अ्रग्रभाग पर थोडा-थोडा लेते-लेते 
कज्जल की डिबिया रिक्त हो जाती है और कण-कण बीनकर चीटिया एक टीला 
(वल्मीक) खडा कर देती है ।' इसका रहस्य जाननेवाले को समय व्यर्थ नहीं 
खोना चाहिए। दान, अध्ययन, तप, कुछ न कुछ करना चाहिए* । श्रहो ! संचय 
१. “ते कदिचित्‌ कस्य जानाति कि कस्य इवो भविष्यति । 
अ्रत शव करणीयानि कुयदिद्येव बुद्धिमान्‌ ॥' 


२. अभ्रजनस्थ क्षय हृष्ट्बा वल्मीकस्थ व सचयम्‌ ) 
झवन्ध्य दिवस कुर्याद्‌ दानाध्ययवकर्मभि, ॥! 


३७ 


को बड़ी महिमा हैं। कणश-करा करते कोष संगृहीत हो जाता है और क्षण-क्षण का 
उपयोग मनुष्य को बृहस्पति बना देता है। 'कुरल' काव्य की एक सूक्ति है कि यह 
नहीं सोचना चाहिए कि शुभकर्म के लिए जीवन का सन्ध्याकाल समुचित होगा । 
(क्योंकि एक श्वास की तांत पर बजनेवाले जीवनसंगीत के आरोह-प्रवरोहकाल 
का पता भी तो नहीं कि इसका सन्ध्याकाल भ्रर्थात्‌ श्रन्तिम स्वर कौन सा है) जब 
कभी समय मिले धर्म करते रहना चाहिए ” । यह धर्म ही मृत्यु के पश्चात्‌ जीव 
के साथ जायगा । वास्तव मे सत्‌ सकलपों को साधने के लिए काल की प्रतीक्षा 
नही करनी चाहिए। इस विषय में किवदन्ती है कि एक बार भगवान्‌ जिनेन्द्र की 
पूजा सम्पादित कर धमंराज युधिष्ठिर मन्दिर से लौट रहे थे। उस समय एक 
याचक ने हाथ फैलाया | धर्मराज के दक्षिण हाथ में पुजा-पात्र था अतः उन्होने 
बाये हाथ से याचक को कुछ देना चाहा । याचक पठित था, बोला--दान दक्षिण 
हाथ से देना चाहिए । युधिप्ठिर बोले-दान लनेवाले को हाथ बदलने जितने समय 
को उपेक्षा नही करनो चाहिए। क्योंकि इस क्षण मै दान देना चाह रहा हु और 
सम्भव है हाथ बदलते बदलते मेरे परिणाम बदल जाएं। तब हाथ तो दक्षिण 
(उदार ) हो जाएगा श्रौर मन 'परिणाम वाम (प्रतिकूल ) हो जाएगे। श्रर्थात्‌ 'शुभस्य 
शीघ्रम्‌ शुभ कार्यों मे शीघ्रता ग्रावश्यक है। क्योकि-'श्रेयासि बहुविध्नानि-- 
शुभ कार्यो में विध्न बहुत झाते है। अत “गृहीत इब केणेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ 
मृत्यु ने केश पकड रखे है, यह सोचकर धर्माचरण करे। क्योकि--जिस जीव के 
जिस देश और काल से, जिस विधान से जन्म-मरणा, सुख-दु ख, रोग-शोक-हफे- 
विधाद इत्यादि श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ ने देखे है, वह सब उस क्षेत्र तथा उस काल 
में उसी विधान से होगा, उसे मिटाने की शक्ति किसी में नहीं है। चाहे इच्द्र हो 
प्रथवा तीर्थंकर, कोई भी शक्ति जन्म-मरण के परिवर्धन-नियोजन में समर्थ नहीं 
है! । यहा तो--'एक उत्पद्यते तनुमानेक एवं विपद्यते । एक एवं हि कर्म कुरुते 
हां कल फलमश्नुते । यह तनुधारी जीवात्मा एक ही उत्पन्न होता है, एक हो 
मरता है । एकाकी कर्म करता है ओर एकाकी फल भोगता है। इसमें किसी का 


१. “भअण्डु अरिम एच्रादु भ्रम सेय्य मद्र अ्रदु । 
पोण्डु गाल पोष्डुत्तरो |--कुरल, ३६।४ 
१. “ज जस्स जम्हि देसे जेण विहारोण जम्हि कालम्हि। 
णाद जिरणेणणियद जम्म वा प्रहव मरण वा ॥ 
त तस्स तम्हि देसे तेश विहाणेण तम्हि कालम्हि । 
को सक्‍कइ वारेदू इ दोवा झह जिखिदों वा ॥! १२-१३ 


ड्र्फ 


सांखा' नहीं है | हां! अपने ही पुरुषार्थ द्वारा तप-त्याय के अपसे कर्मों 
का क्षय किया जा सकता है। पहु शरीर अनित्य है, वेभरव शाश्वत नहीं है 
झौर मृत्यु सदा पाश्वंर्ती है इस बिचार को न भूलते हुए धर्म-संग्रह करना 
साहिए' । संसार की अनित्यता को जानकर योगी हुए बिरक्त मनुष्य इन्द्र के 
समान वेभव को छोड़कर मृक्ति के लिए तप करते हैं*, क्योकि तत्वज्ञान ही ऐसा 
साधन है जो लोक-परलोक मे सुखदायी है? । उस भेदमूलक तत्वश्ान को न 
पहचानने से मनुष्य संसार के परपदार्थों मे रति करता है और पपने को भाग्यबान्‌ 
सुमभता है। परन्तु सत्य तो यह है कि विषयभोयों की प्राप्ति ही मनुष्य का 
प्रभाग्य है ओर उनसे विरक्ति होना उसके भाग्योदय का सूचक है* । क्योंकि, यदि 
मतुख्य को विषयादि सुख प्रतीयमान दुष्कर्मबन्धनों ने आत्मसातू कर लिया तो 
अनेक जन्मान्तरो की भवश्‌ खला उसके लिए तैयार हो गई । इससे बढ़कर प्नभाग्य 
क्या हो सकता है ? परन्तु उपदेश सभी को नही लगते । ससार के लिए प्रकाश 
का सन्देश देनेबाला सूर्य उलूक के लिए तो अन्धकार उत्पन्न करता है। किसी को 
बैसग्स के प्रमृतफल भी खट्टे लगते है और कोई विषयों के कटुविपाक रसों मे 
सधुरता का आस्वाद करता है। इसीलिए आजतक २४ तीर्थद्धूरो की दिव्यध्वनि 
भी सारे ससार को मिथ्यात्व से विमुख नहीं कर सकी । आज भी कोई वेराम्य- 
शलक में डूबा है तो कोई शुद्भारशतक का पारायरण करते हुए तुप्त नहीं होता । 
इसी को कहते है--'काहू के शुद्धार रुचि, काहू के रुचि नीति । काहू के वेराग्यरुचि, 
जुड़ी-जुदी परतीति'--कोई सीधे राजमार्ग से चलता है तो किसी को सांप की ठेढ़ी 
चाल पसन्द है। कोई कनक-कामिनी सें सुख मानता है तो कोई वनगिरि-गृहाओओ 
में निम्नेन्थ होकर विचरना चाहता है। कोई एकान्त मे प्रसन्न है तो किसी को 
समूह में ब्ठना प्रिय लगता है। रागी और विरागी अपने-अपने स्वभावानुसार 
चुने हुए मार्ग पर चले जारहे है। ऐसी स्थिति मे वे धन्य है जो शुभ परिणाम में 
झपने को लगाते हैं श्रौर ससार के वार-वार परिक्रमण से बचने का मार्ग ढू ढ़ 





१. श्रनित्यानि शरीरारशि विभवो नैव शाश्वत । 
नित्य सन्निहितों मृत्यु कतेव्यों धर्मसग्रह: ॥' 
२. “अत एवं हि योगीन्द्रा अपीन्द्रत्वाहंसम्पदम्‌ । 
त्यक्त्वा तपांसि तप्यन्ते मुक्त्ये तेभ्यो लमोतमः ॥।' क्षत्नचूडा ०, ३-२४. 
तत्वज्ञान हि लोकाना (जीवाना) लोकद्रयसुखावहुम्‌'- ३-१८. 
४. ते विषयमोगों भाग्यं, भाग्य विषयेषु वैराग्यम्‌ ।' 


्ण 





कह 


निकालते हैं ।, स्वाभिकातिकेयानुप्रेका में बताया गया है कि--जो उसम गखों के 
अहरा में तत्वर है, उत्तम साधुझो के द्रति.विमयशोल है, साधर्मी पर झनुराग रखता 
है, वह सम्यन्दृष्टि भव्य जीय उत्कृष्ट है' ।” नरभव को सार्थक करने के लिए 
सम्यम्दृष्टि की परमावश्यकता है । सोभाग्य हि सुदूर्लेलम्‌--सोभाष्यश्राप्सि 
सुतरां दुर्लभ है और सम्परदृष्टि होना ही बह परम सोभाग्य है। जिस संघार मरे 
हम निवास करते है, उसमें जितने परिश्रह् रूप पदार्थ हैं, उनसे सम्पर्क होता तथा 
उनभे आसर्ति होना कोई पसाघारणश बात नहीं है। यह स्वाभाविक है तथाएि 
विचारशील जीव को जब गुरुकृपा से स्म्यक्त्व प्राप्त हो जाए तब उसे तुषभाषशिन्न 
देहात्मशान होकर बिरक्ति धारण करना जाहिए। विर्शक्तधारण कोई क्ृत्रिस 
मार्ग नहीं है अ्षितु ज्ञान का सहज परिस्ताम है । जिसे यह ज्ञान हो जाए कि यह 
वस्तु विषाक्त है, तो क्या वह उसे ग्रहण करेंगा ? इसो प्रकार जिसे शरीर के 
विषय में, ससार ओर विषयादि के बारे में तुच्छता, भ्रनित्यता, दुःखम्ूलकता का 
ज्ञान हो जाए क्‍या वह पुन: उसो परिवेष में रहना पसद करेगा ? भोतिक सुख-दु:खो 
के रगारग रूप को चित्रित करते हुए कविविर प० बनारंसीदास ने लिखा है कि - 


'तानीमरण, सुताजनम, परुत्रवधू-आगौन । 
तीनो कारज एक दिन भये एक ही भौन ।। 
यह संसार विडबना देख प्रकट दुख-खेद । 
चतुर चित्त त्यागी भये, मूढ न जानहि भेद ॥। 


प्र्थात्‌ यह संसार कितना विचित्र है और दयनीय भी, इसका यह एक ही 
चित्र पर्याप्त है। किसी धर मे प्रात.काल नानी की मृत्यु हो गई | घर बाले शोक- 
मस्न थे कि गृहपति की स्त्री ने कन्या को जन्म दिया और उसी समय जबकि 
मृत नानी' की भ्रथी सजायी जा रही थी, घर के बाहर पृत्रवधू का 'डोला' प्राकर 
रुका । हर्ष और शोक तथा कन्याजन्म के चिन्तनीय प्रसग-एक दिन में तोन-तीन 
सुख-दुः:ख-सभिन्न चित्र उपस्थित हुए। यह विडम्बना कसी आश्चयंप्रद है। जैसे 
क्षण-क्षण में नाटयमच के पात्र, दुश्य और अक परिबतित हो रहे हों। यह देखकर 
चतुर चित्त में वेराग्य उत्पन्न हो जाता है किन्तु मूर्ख इस भेद को नहीं जानते । 
वे बारबार सुखो-दु खो से निकलकर उन्हीं मे समाते रहते है। इसीलिए 





१ 'उत्तमगुण गहणरझो उत्तम साहुणविशयसंजुसो । 
साहम्मिय भ्रणुराई सो सहिद्टों हमें परमी ॥'. स्वामिकालि० १२३१५- 


हुए 


'शोकस्थानसहस्रारि'! - यह श्लोक उन मूठबुद्धियों पर चरिताथ्थ होता है, जिसका 
आझाशय है कि शोक भौर भय के शत्त-सहस्र॒ प्रसंग मूडजनों को प्रति-दिन आते 
रहते हैं किन्तु विवेकी मनुष्यों के समीप भ्राने का उन्हें साहस नही होता ।' संसार 
के कृत्रिम सुखों मे खोये हुए जनों की यही परिणति है। वे क्षण में सुखी और 
क्षण में दुखसन्तप्त होते रहते हैं। जैसे रहेंट के कृप-शराव पल-पल में भरते- 
रीतते हैं। तन और मन से अस्वस्थ व्यक्ति एक भव में ही अनेकानेक भवों की 
दुर्गतियो को एकत्र कर जीते हैं। वे देखते है कि फूले हुए पुष्प बासी हो गये है, 
हरे-भरे वृक्ष टू ठ रहगये हैं, बुद्ध होती हुई मानव-पीढिया काल के विकराल गाल 
में समाती जारही है भौर प्रत्येक श्वास मृत्यु के समीप और समीपतर होता 
जा रहा है तो भी उसे अमर होने की कल्पता है, जीवन का कभी श्रन्त वहीं हो तो 
भ्रच्छा रहे, यही दुश्चिन्ता है। कही से अमरफल मिल जाए और सदा के लिए 
मृत्यु से छूद्री मिलि। किन्तु उन्हे श्रमरफल कहा से मिले ? जो आम खाना चाहे 
ग्रौर बबूल मे हाथ डाले, उसे रसीले फल कैसे मिले ? झ्ग्नि के लिए अंजलि 
करनेवाले को पानी की शीतल धारा क॑से प्राप्त हो ” जो रात-दिल विषयरूप 
विषभक्षण करते है वे अ्रमृत को नही पा सकते । सयम का अमृतपात्र जिनके पास 
नही होता, वे बेचारे अ्रल्पप्राणा ही रहते है । महाप्राणा और दीघ॑जीवी होना उनके 
भाग्य में नही होता | पानी की लहर पर नाचते हुए बुलबुले की उपमा देतेहुए 
ऐसे दयनीय प्राणियों के विषय मे लिखा गया है कि-'मनुष्य यदि अपनी पूर्णायु 
को प्राप्त करे तो सौ वर्ष जी सकता है। उसमे निद्रामय रात्रिकाल आधा निकाल 
दिया तो पचास वर्ष बचे । बाल्यावस्था अ्रपरिपक्व और वृद्धावस्था श्रश्नक्त होने 
से पच्रास वर्ष से से दो भाग और निकल गये, यौवन में कुछ करने की क्षमता 
होती है किन्तु श्रधिकाश लोग तरुण समय तरुणी रत रहद्यो' उक्ति को ही चरितार्थ 
करते है । उत्कट पुरुषार्थ कर विषयसुखों को दूर से प्ररिगपात करनेवाले विरले 
महात्मा होते है। इससे अतिरिक्त यह समय सयोग-वियोग एवं उद्यम, उपाज॑न, 
आधि-व्याधि में व्यतीत हो जाता है। ऐसा लगता है कि पानी पर तरग है, जो 
निरल्तर चलायमान है* | क्षणभर भी उस ठहरकर सोचने का समय नही मिल 


१. शोकस्थानसहस्राणि सयस्थानशतानि च | 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम ॥।' 
२. झायुवंर्षशत तशा परिमित रात्रौ तदर्ध गत, 
तस्याद्धेस्थ परस्य चार्घभपर बालत्ववृद्धत्वयों । 
शेष व्याधिवियोगदु खसहित॑ सेवादिभिर्ी यते 
जीवे वारितरगचचलतरे सौख्य कुतः प्राणिनाम्‌ ॥” भत्‌ हरि० वैराग्य, १०७ 





ड 


पाता । एक भीड़ लगी हुई है जिसमें निरन्तर धक्के लग रहे हैं-उत्पद्ममान शेशव॑, 
वर्षेभान यौवन और क्षीयमास्प वार्धक्य-एक के पीछे एक सप्लब मचाते, चले 
ग्रा रहे है। ठहरने का भप्रवकाश नही, और ठहरने कोई देता नहीं। फूल जब 
मुकुलित होता है तभी उसके पैरों मे काठे निकल! श्ाते हैं भौर जब वह पूर्ण 
विकास प्राप्त कर कुछ बनना चाहता है, गली-क्‌ थे में प्रपना सोरभविस्तार करने 
के लिए समर्थ बनता है, तभी काल माली के वेष में झ्ाकर उसे वृन्त पर से उठा 
लेता है झ्लौर पखुरियों के स्वप्न धूल में मिल जाते हैं। यह एक फूल की नही, एक 
मनुष्य की नही, श्रपि तु ससार के उद्यान में खिलनेवाले सभी पुष्पों श्रौर 'यौव्स 
घनसम्पत्ती प्राप्त मनुष्यो के वशानुवंश की गाथा है। इसे नित्य विकास और 
नित्य निमीलन मिलता आया है और मिलता जाएगा। तब तक, जब तक यह 
आत्मस्वरूप को जानकर दु खक्षय, कर्मक्षय, बोधिलाभ, सुगतिगमन, समाथिमरण 
झ्रौर जिनगुणसम्पत्ति को अ्धिगत करने मे समर्थ न हो जाए और उसके लिए 
भ्रशक्ति और बन्धन उत्पन्न करनेवाले परिग्रहों से मुक्त होकर सबंथा शक्तिमान्‌ 
ग्रौर तत्पर न हो जाए। इस तत्परता के लिए उसे दौड़कर कही दूर नहीं जाना 
है । यह सब तो उसके अन्दर हो विद्यमान है जैसे तिलो मे तैल, दही में घृत, नदी- 
प्रवाह में जल, काष्ठ में भ्रग्नि। कोई प्रत्यगिन्द्रिय होकर श्रात्मा के इस प्रपार 
विक्रम का पता लगाकर तो देखे" । यो ही उथले जल के किनारे बैठकर समुद्री 
में डुबकी लगाने से भयत्रस्त होनेवाले क्‍या कुछ प्राप्त कर सकते है ? किसी ने 
क्या ही ग्रच्छा कहा है-'जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। मैं बौरी 
ड्बन डरी रही किनारे बेठ ॥ तो, जो डूबने से डरते है उन्हें श्रतल जलमगर्भ 
के मृक्ताफल नही मिलते । वे तो तपोमय कृच्छ जीवन से भागकर ससार ही 
बढाते रहते है। क्योकि तप तपने के लिए निम्नेन्थ होना, मूलाचार पालन करना, 
महाब्रतधारी होना श्रावश्यक है और मुलायम गदेलो का रस लेनेवाले को घास 
की शय्या कैसे रचिकर हो सकती है ? “अ्ररि मित्र महल मसान कचन, काच निन्‍्दन 
थुतिकरन । अर्घावतारन श्रसिप्रहारव में सदा समता धरन। तप तपे द्वादश धरे 
वृष दश, रतनत्रय सेवे सदा- इन पक्तियो का अर्थ जितना श्रुतिमधुर है, पालन 
उतना ही कठिन है । परन्तु यह भी स्मरण रखने योग्य है कि “रक्त न दृषितं वस्त्र 
नहि रक्त न शुद्धधति-जो बस्त्र रक्त से गन्दा हो रहा है, उसे रक्त से ही नही 


१ 'तिलेबु तैल दध्तीव सपिराप, स्रोतःसु प्ररणीषु चाग्नि: । 
एवमात्मनि गुद्यतेज्सो सत्येवित्न तपसा योउनुपंश्यति ॥-उपनिषत्‌. 





डर 


शोषा जा सकता। पश्ात्मा को चादर जो विषय-पंक से दूषित हो रही है, विषयों 
से ही नहीं स्वच्छ की जा सकती। बासब्रापंक को क्षालित करते के लिए संयस- 
रूप साबन ही समर्थ है। विषयों की उम्र अम्ति को विरक्तिजल से सिर्वापित 
किया जाता है। जबतक समदृष्टि नहीं प्राप्त होती तभी तक रत्त और काच 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होते है। समता आ्ाने पर दुःखो से उद्ब म नही झाता, सुलों भें 
स्पृह्ााभाष नही बढ़ता । राग-मय-क्रोध उसके समीप नहीं श्राते। उसे मृनित्व 
प्राप्त हो जाता है' | यह बोधिलाम को स्थिति है, रत्नत्रय का दुलंभ आराघन है, 
मनिदीक्षा का धारण करना है । इससे बढ़कर तीनो लोको में प्रन्य सम्पदा नहीं । 
जिपको कर्मक्षय करना है, वे इस माग पर पाते है, जिनवाणी का श्ववरण करते 
हैं, भोगों को रोग मान उनसे विरक्त होते है, उत्तम गृहस्थ भ्रथवा उत्तम श्रमण 
होकर तीर्थकर परमदेव के चरणों का प्रसाद प्राप्त कर नरभव को सार्थक बनाते 
है । प० दौलतराम कहते हैं- 


'यह मानुषपर्याय, सुकुल, सुनिबों जिनवानी। 
डृहि विधि गये, न मिले, सुमारि! ज्यों उदधिसमानी ।।-छहूढाला, ४-५. 


१. ध<ुखेघ्बनुद्वि्नमना सुखेषु विगतस्पृह। 
वीतरागभयक्रोष: स्थितधीमु निरुच्यते ॥।-गीता, २. 
२. 'बोघिलामात्‌ परा पुत्ता भूति. का वा जगत्त्रये । 
कि पाकफलसकाशें: कि परैरुदयच्छले: ॥-क्षत्रचूडामणि, ६-३१. 


जेनधर्म में नारी का महत्व 


नारी नर की जनयिश्रो है। वह इस जयत्‌ की भ्रतुल्य स्नेहुनिणि है। संयल- 
सूत्र पहनकर बहू भ्रर्धांगिनी होतेहुए पुरुष का सर्वाग क्षेत्र चाहती है भौर घीर, 
वीर, ज्ञानी, ध्यानी, धर्मात्मा तथा चारित्रसम्पन्न भ्रपत्यो को उत्पन्न कर कुल- 
तारिणी की गरिमा को चरितार्थ करती है । तीर्थकर, सिद्ध और केवली नारी की 
पवित्र कुक्षि के रत्न-संभार हैं। नारी के उज्ज्वल स्तन्य में मनुष्य की यशस्विनी 
गाथाप्नरों के लिए श्वेतमषी भरी हुई है। वह सद्य.प्रसृत शिशु के लिए दो-दो दूध 
कटोरे भरकर पहले से तैयार रहती है। स्तन्य की यह प्रथम धार, जो बालक के 
मुख में भ्रवतीर्ण होती है, मानो, क्षीर समुद्र में नहाकर श्राती है। उस पथर:पान 
के साथ मा की इच्छाएं पुत्रशरीर मे कललोल भरने लगती है-मेरा लाल विश्व 
विश्रुत हो । क्षीरसागर की रत्नावली के समान श्रेष्ठ गुणावली इसे झ्ाप्यायित 
रखें । अपने अ्न्त:क रण की अपार स्नेहराशि और पवित्रता की अनन्त उच्छल 
धाराए उस दुग्ध के विन्दु-विन्दु मे नाचती रहती हैं। उसके विश्वमातृत्वरूप का 
सर्वेतोी भावेन वर्णन नही किया जा सकता। उसका शील अगाध है, उसकी गरिमा 
सुमेरशिखरो से भी ऊपर है। सस्कृति, नैतिकता, आ्रादर्श तथा चारित्र नारी के 
पदविन्यास में सुरक्षित हैं। भारत के सास्क्ृतिक स्तोताओ्नों ने नारी को पृथ्वी के 
समान सर्वसहा कहकर उसकी अ्रपार सहिष्णुता के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है। 
उसे 'मा' कहकर 'मान' का प्रथमाक्षर भेंट किया है। जैसे पृथ्वी श्रसर्य फल-पुष्प, 
कौट-भू ग, शस्यादि को उत्पन्न करतो है, वेसे नारी भी सृष्टि के सर्जेनात्मक घरातल 
का केन्द्रविन्दु है जिससे विद्वान, दाशेनिक, ऋषि-मुनि, रागरी-त्यागी आदि अनेक- 
विध गुणावलीसम्पन्न नरपर्यायी जन्म लेते रहे है और लेते रहेगे। यह नैसगिक 
महत्व नारीजाति को ही प्राप्त है। एतावता संस्कारी समाज पर, धाभिक लोक 
पर, चारित्रविशुद्ध जातियों पर नारीजाति का अ्रपरिमेय ऋण है। सारी का 
कार्येक्षेत्र अधिकाशतः घर रहा है, मूक-मौनसाधिका रहकर ही इसने शअ्यना 
व्यक्तित्व चौराहे पर नही श्राने दिया, किन्सु इसके पचित्र अंक में खेलकर प्रतिक्षण 
संस्कारित होते हुए नस्लोक ने सिद्धालय की ऊचाइयों को जो स्पर्श दिया, उसमें 
माँ का स्थान अवण्ये है । नारी उषा के समान ब्राह्मबेला मे उठकर गाहेस्थ्य भवन 


ड़ 


के सारे बासीपन को घो देती है। तन और मनःशुद्धिपृ्वेक नित्यकर्म में भ्रहोरात्र 
लगी रहती है। परिवार के लिए ऐसा आा,र प्रस्तुत करती है जो उसे नीरोग, 
दीर्घायु तथा पवित्र बनाये | देवदर्शेनाथ्थ पुरुषों से भी पूर्व मन्दिर पहुँच जाती, है । 
मुनि परमेष्ठियों को आहारदाम कर वैयात्र॒त्य पालन करती है। व्यवसायनिमित्त 
से हाट-बाजार बेठनेवाले पति के समस्त काम, क्रोध को श्रपने शरीर पर लेकर 
उसे पवित्र-निर्मेल भावों के साथ बाहर उन्मुक्त विचरण के लिए सुविधा प्रदान 
करती है। वस्तुतः नारी समाजशास्त्र का वह प्रथम सौवरांपृष्ठ है, जहाँ से 
मानव के गरिमामय इतिहास का शुभारम्भ होता है। पुरुष से भ्रधिक सहिष्णु, 
धर्मपालक, ब्रताचारपरायण, पूजादीप के समान सव्वेदा स्थिर श्रौर देवोन्मुख, 
मर्यादाओं के अम्लान पुष्पो को भ्रंजलि में लिये अ्रकम्पगति से चलनेवाली नारी 
मनुष्यजाति का सर्वोपरि श्रुगार है। यह माता, भगिनी, पत्नी और दुहिता के 
रूप में मनृष्य की परम मित्र है। युगो-युगो से मानव जाति के लिए नेतिक सवल 
रही है और व्यसनों मे फेसे हुए नर की विपत्ति सुहृत्‌ है। देहली पर घरा हुआझा 
दीपक जैसे घर और बाहर उज्ज्वलता को विकीर्णो करता है उसी प्रकार पवित्र, 
विवाहसस्बन्ध मे नियश्नित तारी पितुकुल श्यौर श्वसरकुल दोनों को पवित्र धन्य 
और यशस्वी कर देती हूँ। नारी को क्षेत्र तथा पुरुष को बीज माना गया है इसलिए 
नारी की क्षेत्रविशुद्धि को श्रधिक महत्त्वपूर्ण समभता भारतीय समाजशास्त्र की 
दूरदशिता है। विधवाविवाह का निषेध, एक पतितब्रतपालन इत्यादि नियम, नारी 
के सहयोग की अभ्रखण्डता से परिपालित किये जा रहे है। इस प्रकार नारी चतुर्व॑र्ग 
की सरक्षिका है, रजोबवीरयंसप्लव से उत्पन्न होनेवाले साकर्यदोष की नियाभिका 
है। भगवान्‌ वृषभदेव, श्रीरामचन्द्र, महावीर इत्यादि इसी जननी की अ्कशणगय्या में 
पलकर महान्‌ हुए है । एक सच्चरित्र नारी जो उपदेश अपनी सन्तान को दे सकती 
है, संसार की बड़ी-बड़ी पाठशालाए और विश्वविद्यालय उसका 'ककहूरा भी नही 
जानते । नारी के जीवन का प्रत्येक चरण त्याग, सन्‍्तोष, बलिदान और मनस्विता 
से भरा हुआ है। 


जनवाइ्मय मे नारी का सम्मान धामिक, सामाजिक तथा संस्क्ृतिक 
परम्परा में समानरूप से किया गया है। “यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तन्न देवता. 
का शाब्दिक मात्र नहीं, व्यवहारपरायण अ्रर्थ जैनसंस्कृति में तारी के लिए 
सुरक्षित है। सामान्यतः: नारी को लेकर विश्व के साहित्य में अनेक श्राक्षेप किये 
गये है । उसे नरक मार्ग की निःश्वेणी, पापों की खान, अपवित्र और विषयवल्ली, 


। डेप 


तथा भोहलता-इत्यादि कहकर कोसा गया है। परन्सु ये नारी को दुर्गंति कहने- 
बालों के स्वयं के मन की दुर्बंलताएं हैं। पराजित के प्राक्रोश हैं। नारी को 
नितान्त वासनारूप में देखनेवालों का श्रस्वस्थ दृष्टिकोश है। स्वयं को कामुक 
वृत्तियों का पंक उछालना है। मनुष्य के भझरहंकार भौर बलदर्प ने नारी को.केवल 
शरीर समझा, आभूषणों के समान उसे सम्पत्ति माना और वासनाक्षुधा का खाद्य 
माना, इसी परिप्रेक्ष्य में बड़े-बड़े दा्शनिकों ने भी नारी के प्रति कठोर शब्दावली 
का प्रयोग किया है। यदि पुरुष अपने मन का कीचड़ स्त्रीजाति पर उछालता 
ग्राया है तो इसमें तारी का क्या दोष ? “मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता हरीतकी'- 
कोई हरीतकी को दश हाथ प्रमाण बतावे तो कोई क्‍या कर सकता है ? बोलने 
वाले के मख में जीम है| हाँ ! भ्रधिक से भ्रधिक श्रोता उसकी सत्यता से इन्कार 
कर सकता है। किन्तु 'जनानने कः करमपंयिष्यति-बोलनेवाले के मुह पर 
निषेध का हाथ नही लगाया जा सकता । तथापि इसे पुरुष का 'स्वरवाद' कहा जा 
सकता है श्रौर इसको सत्य से दूर घोषित किया जा सकता है। भाचार्य शुभचन्द्र 
ने कहा है कि-स्त्रिया अपने सतीत्व से, महत्त्व से, आचरण की पवित्रता से, 
विनयशीलता से और विवेक से धरातल को विभूषित करती हैं' । इसीलिए झ्राव- 
श्यकता है नारी मे विद्यमान उत्तम गुणों को उदीणे करने की भ्रौर उसके 
आध्यात्मिक वित्त को सुरक्षित रखने की । क्योंकि एक ओर शास्त्रों मे नारीनिन्दा 
के वाक्य भरे है श्र दूसरी ओर नारियो ने संस्कार की पाठशालाप्रों को श्राजतक 
यथावत्‌ चालू रखा है। भ्रवश्य, आज समय की अतिभौतिक प्रवृत्ति तथा पश्चिमी 
जगत्‌ के वेज्ञानिक पौरोहित्य ने नारी और नर को दिगृश्नम मे डाल दिया है। 
वह निश्चय नही कर पा रहे है कि मार्ग पूर्व का सही है या पश्चिम का। पूर्व के 
मुनि-मह्षियों ने संयम और सदाचार का मार्ग निरूपित किया है तो पश्चिम ने 
वासना की सहज तरलधारा में 'सहस्न किलोवॉट' के विद्युतृतार श्र बिछा दिये हैं । 
नारी जब भारतीय वेष-भूषा में घर के श्रागन में विचरण करती थी, तब साक्षात्‌ 
अन्नपुर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती, देवी और मातृत्व के, भगिनीत्व के परिवेष में दिखायी 
देती थी किन्तु जब से उसने प्रग्नेजो की शिक्षाविधि में स्नातिकात्व पाया है उसका 
वेष, विचार और आचार भारतीय भूमि पर एक ऋण खाते की रकम बन गया 
है जिससे भारतीय शालीनता की पू जो दिनोंदिन क्षीण हो रही है और वेदेशिक 
विन्यास सुद-दरसूद बढ़ता जा रहा है। इस बाह्म-प्राचारग्रहणा की स्वतंत्रता का 
१. 'सतीत्वेन महत्त्वेन वुत्तेन विनयेन थे । 
विवेकेन स्त्रिय.काश्चिद्‌ भूषयन्ति घरातलम्‌ ॥-ज्ञानार्णव, १२-४८ 


डर 


उदय भारतीय संस्कारों के उसंड़ जाने प्र संम्भव हुआ । जैसे खालों सराज 
( बसतिका ) पर कोई मार्ग चलता हुआ अधिकार कर बेठे, उसी प्रकार गत 
दो सहस्त वर्ष के सास्क्ृतिक विलोपन से भारतीय संदमहस्थों की भ्राषारप्रस्यलरी 
क्रमशः शिथिन होतो हुई प्रायः विस्थृत हो गई। अध्यात्म पर पाले-पोसे प्र 
भारतीय शरीर में भौतिकता के लोचनलोभनीय रूप के पीछे अपविज्र नली-क्‌ यों 
में भटक गये, भरम गये । और भ्राज नारी चेतना, नारी जागृति, प्रगतिशीलता 
तथा पुरातनवाद के विरुद्ध जारी का सशक्त भोर्चा-भझादि नाम से जो 'स्लोगन! 
आकाश में उद्धोषित किये जा रहे हैं, उनके पीछे विक्ृत जीवनदर्शेन कायये कर 
रहा है और झपने तवजागरण के भ्रम में नारी एक ऐसे 'गुट' से घिर गई है 
जो उन प्राचीन ऋषियों के समान नारी की निन्‍्दा नहीं करला, उसे 'पापवीजं 
शुां कन्द. श्वअ्रभूमिनितम्बिनी -पाप का बीज, चिन्ताओं का मूल तथा सरक- 
स्थान स्त्री है-ऐसा नहीं कहता, किन्तु अप्सराश्रो के समस्स विशेषण देकर उसे 
सम्पूर्णतया कामुकता को प्रोर खींच रहा है। स्पष्ट है कि नारी पहले निन्‍्दकों 
से घिरी हुई थी श्नौर श्रब प्रशंसको ने उसे घेर लिया है। पहलेवाले निनदक होकर 
भी उदार थे और 'जल तू जलाल तू झाई बला टाल तू' कहकर नारी से भागना 
चाहते थे भ्रत: नारी का इसमें श्रहित नहीं था। किन्तु श्राज नारी लुट रही है, 
उसकी तप, तेज, साधताए कुचली जारहो हैं। मृगतृष्णा के जलबिहीन मरुस्थलों 
में जैसे मुह मारकर हरिणी प्यासी मर जाती है, वैसे ही श्रपने पुराणकाल से संचित 
ऐश्वयें के सभी बहुमुल्य भ्राभूषणों को उसने वासना-मद्य बेचनेवाले अभ्रकिचन कलाल 
के हाथ बेच दिया है। क्‍या इससे उसे तृप्ति मिलिगी ? झाग को पीकर प्यास बुझी 
है ? आत्मवंचना के जिस चक्रव्यूहू में बह घिर गई है वहा सातो व्यसन सप्ल महा- 
रथी बन कर उपस्थित है। किन्तु व्यसनों द्वारा किये जा रहे प्रहारों को वह उपहार 
समभने लगी है और उस ग्रानेवाले भय से अजान है, जो उसके पास भ्रनादिसचित- 
मणिकोप में से कुछ भी नही छोडेगा । श्रकिचन नारी का वह स्वरूप कैसा होगा, यह 
विवेक की ग्रॉखो से परोक्ष नहीं है । व्याधों द्वारा सुनियोजित एक मार्ग पर हरिण 
बढा जारहा है तो दूरदर्शी उसके जाल में फेसने के परिणाम को जान लेते है। 
भारतीय संस्कृति (श्रमणसंस्कृति) में नारी और नर के बीच सम्भावित सम्बन्धों 
को एक सीमा निर्धारित की गई थी और “मानृवत्‌ परदारेषु-परस्त्रीमात्र मे 
मातृभाव रखने के उपदेश दिये गये थे जिससे राष्ट्र का जीवन सुरुचि एवं संस्का र- 
शीलता का आवास था। युवाश्रों को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात्‌ गृहस्थाभरम 
में प्रवेश की अनुमति मिलती थी । कन्याए गृह्म-प्राचारविवार और सभी प्रकार 


० 


के गंहिसी के करणीय कठेत्यों को घर में ही निषुरता ते सीखती वीं और ग्पनी 
सोसा से प्ररम्पराप्राप्त शील की शिक्षा प्राप्त करती थीं। इस प्रकार संगम की 
शिक्षा उन्हें दी जाती थी तथा घर, जाति, कुल और सम्राज का जीवनब्यवहार 
थी इतना परिष्कृत था कि उसमें श्रपक्त्र प्रवस्था में विकारों के उत्पन्न होने की 
सम्भावना तहीं की जा सकती थी। कित्तु समय की बलि ते शिक्षा, आझाहार- 
व्यवहार, रीति-नीति, संस्कार सभी को बदल डाला और भारतीय पौधों को 
विदेशी खाद देकर कुछ इस प्रकार का बना दिया गया कि उतका जन्म तो भारत- 
भूमि पर हुआ किन्तु रूपविन्यास तथा विकास पश्चिम को विचारधारा में मिल 
गया। इसे देशसाकर्य कहा जा सकता है। झाज युवा झोर युवती-बग इसी विचार- 
धारा में प्रबहमान हैं श्रौर नितान्त भौतिक पाश में अपने को अभ्रपित कर चुके है । 
यह पतन है और यदि धर्मविचार को तटस्थ रखते हुए भी इस पर विचार किया 
जाए तो यह श्रस्वस्थता है, घोर मानसिक पतन है। झ्ाज का वेष, आहार की 
स्वच्छुदता और मनोरजन के नाम पर चित्रालयों मे उमड़ती भीड़, इस बात की 
साक्षिणी है कि प्रतिक्षण मानसिक व्यभिचार चालू है। यह कठोर सत्य है। माता- 
पिता और भाई-वहिन रेडियो तथा सिनेमा के मीतों एवं चित्रों को साथ-साथ देखते 
है और उन्हे झपने माथ बंठे हुए ( या बैठी हुई ) का विचार तक नहीं भ्राता, 
यह घोर कुण्ठा के लक्षण हैं। जहा कुष्ठ फूटता है, वहा चर्म की सवेदनशोलता 
मिट जाती है और निश्चय झाज इस रूप में समाज की नेतिक मृत्यु हो गई है । 
अश्लील से प्रश्लील दृश्यो को बराबर कुर्सियो पर बेठकर देखनेवाले पिता ही 
अपनी कम्याओ्रो को उन्मुक्त आचरण के पथ पर बढ़ने की ढील देते है और तभी 
परिणामस्वरूप 'लवमेरिज' अथवा निधिद्ध सम्पर्क युवा और युवतियों मे संचरित 
होते हैं । इस भ्रतियत्रणा से घर्म ध्वस्त होता है, शिष्टाचार को सांप सूच जाता 
है, संपम शखिया खाकर मर जाता है, तप उल्टा मूलकर 'पत' ( पतन ) बस 
जाता है, त्याग को राग दबोच लेता है, शील की खील बिखर जाती है भौर 
सर्वतोमखी भ्रष्टाचार का प्रश्लीलत तथा निर्लेज्जता के साथ द्विभा्यायोग हो जाता 
है। तब राष्ट्र की बौद्धछक श्रौर शारीरिक चेतना तथा बल में बल पड़ जाते 
है। ऊंचे पुष्ट वृषभ के कन्धोंबाले तरुख दिखायी नहीं देते तथा अपने वृद्धात्व 
से लज्जा अ्रनुभव करती हुई स्त्रिया यौवनशोभनीय प्रसाधन, भ्रलकार एबं केशों 
के श्यामीकरण के लिए उपादान खोजती रहती हैं। उन्हें मातृत्व जैसे सम्मानित 
पद वयोविगलन प्रतीत होते हैं। प्ाज बड़े-बड़े नगरों में बस के लिए क्यू (पंक्ति) 
बनाकर खड़े हुए चेहरों में उक्त स्थिति को झ्ााँखों देखा जा सकता है। शिष्ट 


है 


मर्यादा भाषा का मुखबन्धन करती है कि इसका पूर्ण चिंत्रण उसके लिए पंकस्नान 
है। इस विचारमन्थन से यह स्पष्ट है कि 'घृतकुम्भसमा नारी तप्तांगारसभ: 
पुमान्‌” कहकर प्राचीनों ने स्त्री-पुरुष के बीच जो व्यवधानरेखा बनायी थो, वह 
उन्ही के लिए वरदान थी शौर जीवन सधा हुआ चलता था, पतन झथवा फिसलन 
का भय नहीं था। भ्राज तो लोग जानबूभकर फिसलना पसन्द करते हैं, संयम 
झ्रौर सयमी को गाली देते हैं। विवेक को अविवेक झ्लौर पशुता को देवत्व से 
विभूषित करते हैं। अल्पजीबियों के इन उपक्रमो मे अन्धा स्वार्थ ही सखा 
है, कुटिलता ही सिद्धिमार्ग है, हीनता ही व्यक्तित्व है और उदारता को 
अधंचन्द्र' की दक्षिणा दी जा रही है। भर यह सब हो रहा है प्रगति के नाम पर, 
उन्‍नति मानकर, विकास के पथ पर, तथा उन बुर्ज झा बिचारों के कफन में कील 
ठोकने के लिए, जिनकी मृत्यु हो गई है या जो 'ईसा' की तरह प्रपनी सत्यता के 
लिए 'कॉस' पर टॉग दिये गये है। श्रतः या तो इस दारुणता का ग्रन्त कर देना 
होगा या यह दारुणता ही विश्व की भ्र्तकारिणी हो जाएगी। तब नारी को भी 
अपना पूर्ववर्चस्व प्राप्त करने मे बहुत समय लगेगा। क्योकि लघित ऊंचाइयो से 
गते में गिरकर पुनः ऊपर चढना कठिन होता है। किसी गतें में खडे हुए के लिए बह 
इतना भयानक नहीं, जितना ऊचाइयो से फिसलकर गत में गिरनेवाले को। 
जिनका जीवन गत में ही बीता है, बीत रहा है, वे कदाचित्‌ श्रवसर पाकर ऊपर 
उठने का प्रयत्त करने के लिए जीवित तो है, जबकि ऊंचे शिखरों से गिरनेवाले 
की तो तुरन्त मृत्यु निश्चित है। सच है, काले वस्त्र को दाग नही लगता और 
उज्ज्वल पर लगा हुआ कलक मिट नही पाता । भारतीय नारी का इतिहास उज्वलता 
का पृष्ठ है। उसकी परम्परा महासतियो ने सुरक्षित रखी है। ब्राह्मी, सुन्दरी, 
श्रजना, श्रनन्‍्तमती, दमयन्ती, चन्दना और सीता पर समाज की सस्क्ृति ने गर्व 
किया है, काचनियों को गरिमा के झासन कभी नहीं मिले। स्तोत्रकारों ने जब 
स्त्रियों का स्मरण किया तो तीर्थंकरों के मातृत्व धन्य हो उठे। “भक्तामर' स्तोत्र 
की पंक्तियों को ही लिया जाए तो श्री मानतु गाचाय लिखते है-'हे मातः मरुदेवि ! 
आप धन्य है। भ्रापने भगवान्‌ ऋषभनाथ आदि तीर्थंकर को जन्म दिया जैसे सूर्य 
को पूर्व दिशा जन्म देती है" । श्री शुभचद्धाचार्य लिखते है-'शम, शील, सयम से 
हे 'स्त्रीणा शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, 
नान्या सुत त्वदुपम जनती प्रसूता | 
सर्वा दिशों दधति भानि, सहत्तरद्म, 
प्राच्येब दिग जनयति स्फुरदशुजालम्‌ ॥-भक्तामर०, २२. 


मा कक | के '. ' #॥ह 
. युक्त, भपनें वंश में तिलक सभान, श्ुत तथा सत्य से समन्वित नारियां धन्य हैं* 
' आाजांयों की इस आवाज में भारतभूमि की संस्कृति मुखर हुई है। मह गूंज ही 
इस राष्ट्र की सम्पत्ति है। सारी के लिए प्रधुक्त ये विशेषण पुकार-पुकार कर कहते 
हैं कि शम, शील, संयम, सत्य और श्रुत ही यहां नारी'का स्वरूप है। जिन्हींने 
अपने धाँचल से शीलशरीर को ढेंके रखा, उन्हीं का यश'सोरभ यहाँ कस्तूरी के 
समान दवियन्तों में फैला है। शीलवती नारी समाज की निधि है जो रत्न उमलती . 
है। वह चेलना है जिसकी अन्तश्चेतना सतत जागरूक रहकर अपने षडावश्यकों 
का पालन करती है। वह महासती सीता है जो श्रीरामचन्द्र द्वारा परित्यक्त किये 
जाने पर भी मन में पति के प्रति किसी विरोधी भाव को प्रश्नय न देकर सेनापति 
क्ृतान्तवक्त्र से कहती है कि 'श्री राम से कहना कि मेरे समान लोकनिन्दा के 
भय से कभी धर्म को न छोड़े - अ्रहो ! सतियों का मन स्वप्न में भी अपने धर्म 
से विचलित नहीं होता । वे धर्म के लिए शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी 
पीडाओों को तप मानकर सहन करती झाई हैं। उनकी तितिक्षा का कोष भ्रमाप 
है, उनकी समर्पणभावना पति मे एकाकार होकर उसके विरुद्ध मानसचिन्तन 
तक नही करती । नारी क्षमा है, मातृरूप में नरलोक को संजीवन औषधि उसी 
से स्तन्यधार के रूप मे मिलती है। वह पुरुष के रोषदोष को पाकर उसे 
निर्मलत्व प्रदान करती है। चन्दन की लकडी के समान दग्ध होकर भी सुरक्ि 
देती है और कलिका के समान कुचली जाकर भी परिमल उत्पन्न करती है। जो 
नारी के इस उदात्त-उज्ज्वलरूप के स्तोता हैं, उन्हे ही वास्तव में नारीजाति का 
सच्चारित्र सुरक्षित रहे, इसकी चिन्ता है। उत्सर्ग श्रौर त्याग-तितिक्षा से आकीरों 
नारी का जीवन समाज की विभूतिमत्ता को समुन्नत रखनेवाला है। स्वय के लिए 
झग्रमृतदायी है | व्यामोह में फेंसकर यदि नारी अपने प्राचीन इतिहास से मुख मोड़ 
लेगी, वह्‌ दिन मानवजाति के दुर्भाग्य का होगा । उस दिन स्वेच्छाचार उत्सव 
मनायेगा, पाप प्रसन्न-युलकित होगा, अ्ननय-प्रनीति के लिए आठों दिशाएं खुल 
जाएंगी । इसीलिए मानव मातृजाति से श्रजलिबद्ध होकर याचना करता है कि बह 
अग्निपरीक्षा देनेवाली सीता बने, समाज को उन्मागंगामी होने में सहायक 
कांचनी, रूपाजीबा न बने । वह उषा के समान रहे कि सूर्यपुत्रों का प्रसव कर 
सके जो लोकव्यापी तिमिर पर वजू बनकर बरसते हैं। वह अपनी सन्‍्तानों में 


१. 'ननु सन्ति जीवलोके काश्चिच्छमशीलसयमोपेता: । 
सिववशतिलकभूता' खुतसत्यसमन्विता नाये ॥'-ज्ञानाणंव, १२५७. 


के 
ऐसे संस्कारों का निर्मारा करे कि वे श्रेष्ठ त्यागी अथवा उत्तम श्रावक बनकर 
जीवन को सफल करे । क्योकि सन्तान को सुसंस्कारी, धीर, वीर भ्रथवा चारित्र- 
शिरोमरिंग माताएँ ही बना सकी हैं और आगे भी बना सकेगी। एक मां अपने 
पुत्र के लिए शत श्रध्यापकों से बढ़कर है। वही उसकी प्रथम आादर्शगुरु है, 
शिक्षिका है। बालक का अधिक समय मां के आझ्रासपास ही बीतता है, अ्रंतः 
आरम्मिक सस्कार उसे मांसे ही प्राप्त होते हैं। अतः देश, धर्म, जाति तथा 
सर्वविध भ्रभ्युत्थान के लिए मां ही बालक को विभूषित करतो है। केवल 
बालक को जन्म देने से माता का मातृत्व सार्थक नही होता, उसे उस मिट्टी में 
कुलाल के समान संस्कारचक्र पर रखकर शराव, कुभ या कुछ भ्रौर बनाना 
पडता है। प्राचार्य कुन्दकुन्द, आचार्य समन्तभद्र, श्री अकलंकदेव, समाधि सम्राट 
श्रीशान्तिसागर महाराज और श्री गणेशप्रसादजी वर्णी जैसे व्यक्तित्व माताशप्रों 
को संस्कार-पाठशाला के स्नातक पहले हैं, और अन्य शालाग्रों के बाद में । ग्राज 
इस संक्रमण काल में उन तफ्-त्याग-तेजोमयी माताझ्ों के उस पवित्र सस्कारी 
स्वरूप की झलक अनुपलब्धि के अन्धकार :मे प्रस्तहित होती जा रही है, यह 
स्थिति गम्भीर हैं) इससे सस्क्रृति असम्पन्न होती जा रही है और उदात्त संस्कारों 
की पाठशाला पर 'ताला' लगता प्रतीत होता है। महावीर की माता का नाम 
(प्रियकारिणी' था। भगवान्‌ को उत्पन्न करने से बढ़कर लोक के लिए प्रिय कार्य 
क्या हो सकता था। इसलिए वह श्रवश्य हो प्रिय -कारिणी ही थी तभी तो 
राजा सिद्धार्थ भी सिद्धार्थ ( सिद्धप्रयोजन ) थे। आज भी स्त्रियो की कुक्षि 
प्रियकारिणी देवी का उत्तराधिकार ले और श्रपने नारीत्व को धन्य करे। जब 
कोई सुहागिन वध्‌ सास अथवा अपनी बड़ी के पैरो लगती हैँ तो आशीर्वाद 
देनेवाली उसे सीता जैसी होने को अ्शीषती है। सीता जैसी बनने का यह 
प्राशीर्वाद युगो-युगों से सास श्रपनी बहुओं के लिए देती आई हैं श्लौर वह समय 
कभी नही आएगा जिसमे वे उन्हें स्वैरिणी होने का आशीर्वाद दें । नारी के 
गृहस्थइतिहास की एक झलक “अमरकोष' की शब्दावली में इस प्रकार हैँ कि, 
प्रथम वह पाशिग्रहण कर 'पत्नी' बनती है, तब पति की ग्रर्द्धांगिनी होने से 'द्वितीया' 
बनती है, गृहस्थधर्म का सह-आ्राचरण करने से 'सहर्धाभणी' उसे कहा जाता है । 
वह कुटुम्ब का भरण करती है और उत्तमोत्तम पाक 'सिद्धान्नसदन' मे प्रस्तुत कर 
परिवार को पुष्टि प्रदान करने से 'भार्या' त्व को सार्थक करती है। यथासमय उसे 
सन्वान प्राप्ति होती है, तब उसे 'जाया' कहा जाता है और आगे बहुकुटुम्ब संस्था 


की मी रह #॥' 
को अग्रजा होने से 'कुटुम्बिनी' पद को शोभित करती है" । इस रूप में वारी 
कुठम्ब की एक ऐसी संस्था है जिसकी गरिमा सुप्रतिष्ठित है। भ्राज के नये शब्दों 
में उसे वाइफ कहा जाने लगा है और यदि मातृपद से नाम लिया जाता है'तो 
मी कहते हैं। 'ममी' शब्द 'मृतकमंजूषां' के लिए भी प्रयुक्त होता है भौर 'डेडी' 
में 'डेथ' के भाव हैं। 'वाइफ' में पतिप्रिया 'पत्नी' का भाव नहीं झाता । सीता के 
समान बहू वनवास दिये जाने पर किसी राम को 'अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्ननन्‍्ती कुश- 
कणष्टकान्‌' ( में तुम्हारे ग्रागे २ पथ के काटों को साफ करती हुई चलू गी ) नहीं 
कहेगी । क्‍योंकि वह 'पर्स' को प्यार करती है, वनभूमि के कण्टकाकुल फर्श को 
नहीं । वह तो कहेगी (विच्छेदाय गमिष्यामि न्‍्यायालयमह त्वरा' मै तो तलाक के 
लिए न्यायालय जांऊगी । इस प्रकार 'पति-पत्नी' जितने सुखी हो सकते हैं, एक 
दूसरे पर जन्मान्त विश्वास कर सकते हैं, उतना 'वाइफ-हंसबेड' नहीं कर पाते । 
भारतीय नारी की शालीनता, सुन्दरता उसके अपने राष्ट्रीय वेष की परम्परा मे है 
झौर उसका सम्मान माता, भगिनी तथा पत्नी नामों में है। शब्द भले ही पुद्गल- 
द्रव्य हों तथापि इनके पीछे जो परम्परा, मिरुक्ति और आात्मीयता का माधुये मिश्रित 
होता है उसका स्थान शब्दान्तर नही ले सकते । पिता के आ्रायी हुई दूसरी पत्नी 
तक यदि पृत्रवर्ती के पुत्रों का मातृत्व नही पा सकती तथा 'विमाता' ही कही जाती 
है तो वे शब्द जो सहस्नातिसहस्न वर्षों से इक्ष॒दण्ड में शर्करा के समान हमारे प्राणो 
मे घलमिल कर एकाकार हो गये है, किसी श्रभ्यागत को गृहपतित्व देने के समान 
आत्मीयता का ग्शेष कोष क॑से दे सकते है, उन शब्दों को, जो भारत की धूली पर 
भारतीयों के पद्ंचार के साथ नहीं लिखे गये है। 'पत्नी' शब्द मे भारतभूमि 
का आध्यात्मिक सत्व मिला हुप्रा है जो 'बाइफ' या 'भोगिनी' में नही है। जिन्होंने 
भारत में नारीनाति की निन्‍्दा की है वे भी उसके मित्र ही कहे जा सकते है क्योंकि 
उन्होने स्त्री के स्त्रीत्व को, नारी के आत्मिक सौन्दर्य को मरने-मिटने नही दिया । 
जब आचार्य शुभचन्द्र 'ज्ञानाणंव” मे लिखते है कि--'शास्त्रो के पारगामी एवं 
संसारभ्रमण से विरक्त, नि स्पृह, उपशमवित्त, ब्रह्मत्रती स्त्रियों की निन्‍्दा करते 
हैं तो उनका यह आशय नही कि वे स्त्रियों के शत्रु है अ्रपितु भ्रपेक्षाभेद से, त्याग- 
मार्ग में प्रवृत्त प्राणी को रागबेतना को परास्त करने के उहू श्य से स्व-परपर्याय- 
परिज्ञान के उद्बोध के लिए वे वेसा कहते है। किन्तु जो स्त्रिया यम-नियम- 


१ पत्नी पारियगृहीती चल द्वितीया सहधर्मिणी । 
मार्या जायाय॑ पु भूम्ति दारा स्पाततु कुठुम्बिनी ॥-प्रमरकीष, द्वि० काण्ड, 


मरे 

स्वाध्याय-शोल-चा रित्रादि से विभूषित हैं, वैराग्य उपशमादि से पवित्र हैं, भौर अंभरणी 
होकर तारोपर्याय के समुद्धार में लगी हुई हैं, उन्हें तिन्दनीय नहीं बताया गया । 
भूलत: तिन्‍दा दोषों की है, गुणों की नहीं ।' तो यह श्रधिक स्पष्ट हो जाता है कि 
आत्मा को स्वप्रतिष्ठ करने तथा परपर्यायों से उदासीन रखने के लिए निःसंगत्व के 
लिए ही 'स्तनौ मांसग्रन्थी बदनमपि लालागृहमिदम्‌'-इत्यादि लिखा गया है। यह 
उल्लेख सापेक्ष होने से क्षम्य है और ससार की असा रता का निरूपक होने से वास्तविक 
भी! । विश्व में त्यागियों और दाशंनिको को छोड़कर सहस्रों लेखको मे, कवियों 
तथा श्रृ गारपरायण रचनाकारों ने काव्य तथा शिल्प के माध्यम से स्त्री के भंग 
प्रत्यंग का वर्णन किया है किन्तु संसार के यावत्‌ पदार्थों को राग तथा तद्भव 

बन्धन मानने वाले विराग-उपशमवृत्ति-प्रधान ज्ञानपथिको ने श्रात्मसाधना के लिए 
नारी के मोहपाश में झ्राबद्ध करनेवाले अंगों की निन्‍दा की है? । यह उनके लिए 
समुचित ही है। मातृत्व से व्यत्तिरिक्त नारी का एक रूप 'मोहिनी' भी है भौर 
उसीके प्रति वीतराग भाव को उद्ध द्ध करने के लिए वैराग्यशतक लिखनेवाले श्रनेक 
भर्तृ हरियो ने कलम उठायी है। इन्हे नारी-निन्‍्दा के पद मानना शब्दशक्ति की 
असीम सीमा से अज्ञान प्रमारितत करना होगा । क्योंकि जिन आचार्यों ने नारी- 
निन्‍्दा के छन्द लिखे हैं, उन्हीने उन्ही छुन्दो के साथ नारीविषयक श्रेष्ठसूक्तियाँ भी 
लिखी हैं। उसके जननीत्व को सदा ही प्रशसनीय कहा गया है श्र यौनस्वरूप 
को निन्दित। प्राचार्य जिनसेन लिखते है कि “विदुषी नारी स्त्रीजाति में 
अग्रगणनीय है? । इसी प्रकार 'हरिवश पुराण' के एकादश सर्ग से जयकुमार और 
सुलोचना के कथाप्रसग मे सुलोचना को ग्यारह ग्रगों का धारण करनेबाली 
झायिका बताया गया है? । प्रसिद्ध नीतिकाव्य 'क्षत्रचृडामणिण' में पद्मा नामिका 
किसी मुख्य श्रमणी की चर्चा करते हुए लिखा गया है कि उसने जीवन्धर नाम के 





१. “निविण्ण॑भंवसकमाच्छू तधरैरेकान्ततो नि स्पृहै- 

नॉयो यद्यपि दूषिता, शमघनैज्न हा व्रतालबिभिः । 
निन्धन्ते न तथापि निर्मंलयमस्वाध्यायवृत्तांकिता 
निर्वेदप्रशमादिपुष्यचरितर्या, शुद्धिभूता भुवि ॥' ज्ञानारांव, १२१६. 

२ “नैसग्रिक हि नारीणां चेत सम्मोहि चेष्टितम्‌ ।' क्षतचुड़ामणि, ८।४ 
“विद्यावान्‌ पुरुषो लोके सम्मति याति कोविद । 
नारी च तद्वतो घत्ते स्त्रीसुष्टेरप्रिम पदम्‌ ॥ महापुराण, ६८ 

४. 'द्वादशांगघरों जात क्षिप्रं मेघेश्वरों गणी । 
एकादशागश्ृज्जाताइयिकापि थे सुलोचना ॥--हरिवंशप्रराश, ११।४२, 


रहे, 


राजा की माताओं को अमझ्ी दीक्षा प्रदान की" । भगवान्‌ की समवशरणसभा में 
झ्राथिकाओों का स्थान विशेष नियत होता है प्र उसमें क्रशः 'ऋषिगरण, स्वृगे- 
वाधिनी देवी, साध्वी, आधिका, ज्योतषियों की देवी, ज्यन्तर देवियां, भवनवासी 
देवियाँ, भवनवासी देव, व्यन्तर देव, ज्योतिषी देव, स्वर्गवासी देव और मनुष्य 
तथा तियंच विराजमान होते है ।” इस प्रकार नारीजाति के प्रति श्रमण विचार- 
घारा में पर्याप्त सम्मान के भाव विद्यमान हैं। जो स्त्रियां ब्रत, नियमादि ग्रहण कर 
पवित्र जीवन व्यतीत करती हैं उनके प्रति न केवल यहां उदार भाष ही हैं अपितु 
वे श्रमणीरूप से त्यागी चर्या का पालन करती हुई महान्नतियों के प्रायः सदुश 
मान्यता प्राप्त करती रही है। उपचार से वे महातन्नतमती मानी गई है। सागार- 
घर्मामृत का प्रमाण है कि 'एक कौपीनधारी ऐलक महाक्गती नहीं है किन्तु दो 
खण्डवस्त्र रखते हुए भी आयिकाग्रों को महाव्रत-प्रधिकारिणी बताया गया है? । 
नारी के योग्य प्रशंसापदों की जेनपंस्क्ृति में न्‍्यूनता नहीं है और न उन्हें विकास 
करने से निषेध किया गया है। झ्रावश्यकता इस बात की अनुभव की गई है कि 
नारी सतीमार्ग पर प्रवर्तमान रहे । उसकी उपस्थिति गृह, समाज, धर्म और राष्ट्र 
के लिए सदुपकारिणी बने । ज्योतिषशास्त्र का एक पद है कि 'पश्यन्ति सप्तमं 
सर्वे शनिजीवकुजादय:'-अ्र्थात्‌ शनि, बृहस्पति, मगल सभी सप्तम स्थान को 
देखते है और सप्तम स्थान 'स्त्री' भवन कहा जाता है, कुण्डली में जो ग्रह बैठते 
है वे सप्तम भवन ग्रथवा स्त्रीमवन को देखते है । क्योकि सारी पवित्रता स्त्रीभवन 
पर निर्भर है। यदि पुरुष भाग्य, सन्तान, ऐश्वर्य आदि सुखों मे समृद्ध है किन्तु 
यदि उसका स्त्रीभवन दुर्गंत है तो जन्मकुण्डली का आधा फलादेश निहत हो जाता 
है। इसलिए सारे ग्रह सप्तम पर दृष्टि रखते है। नारी की सुरक्षा के लिए भी 
समाज विशेष सतकंता रखता आया है। इतिहास साक्षी है, इस सतकंता ने नारी 
जाति को पतन से बचाया है श्रौर समाज तथा धर्म में सम्मानास्पद स्थान अपित 
किया है । 





हे १. 'पदमाश्या श्रमरीमुख्या विश्वाण्य श्रमणीपदम्‌ । 
तन्मातृभ्या ततस्त च महीनाथमबोयधत्‌ ॥---क्षत्रचूड़ामरिश: ११॥१६- 
२. ऋषिकल्पजवनितार्या ज्योतिवंतभवनयुवतिभावनजा: । 
ज्योतिष्ककल्पदेवा नरतियंचो वसन्ति तेब्वनुपृ्वम ।।' 
है. कौपीने5पि समच्छैत्वान्‌ नाहत्यायों महान्नतम्‌। 
श्रपि भत्तसमुच्छेत्वात्‌ साटकेजप्यायिकाएहति ॥--सागार० ३६. 


नि्रन्थ मुनि 


राजिदिव झात्ममनन करनेवाले को मुनि कहते है । यह संसार झ्नन्‍्तानन्त 
जीवों से भरा हुआ है। जीव-निकाय अपने ही प्रनन्तानुबन्धन से उत्पन्न हो रहे हैं 
प्रौर लय (मृत्यु) होते जा रहे है। भ्रनादिकाल से ऐसा होता चला झा रहा है भर 
श्रागे अनन्तकाल तक ऐसा होता रहेगा । जीव के अपने कर्म नाना परपरिणतियों 
में उसे ले जाते है और बह कर्मरज्जु से श्राकृष्ट इस भव से उस भव तक चंक्रमण 
करता रहता है। इस भव-भवान्तर की जन्म-मृत्यु-गाथाओं में कष्टक में तीक्षणता 
के समान, विष से सारकत्व गुणा के समान और पुष्प मे सुरभि के समान नाता 
प्रकार के दुख और सुख, कायक्नेश, पीडा, रोग, भय आदि अनुविद्ध होकर लगे 
हुए हैं। जन्मने की प्रक्रिया स्वय में पाप और दुःखपूर्णा है। जिस जीवन का 
प्रारम्भ अशुभकर्म से उत्पन्न है, उसका मध्य और अन्त शुभ किवा सुखद कैसे हो 
सकता है। इन्ही विषम विषसदृश लोकवृत्तियो को देखते हुए भव्यात्मा जीव को 
विषय-वासनाझो से विराग हो जाता है | विराग से चिन्तन का उदय होता है श्रौर 
तत्त्वज्ञान प्राप्ति से यह चिन्तन आत्मचिन्तन में परिवर्तित हो जाता है । ग्रात्म- 
चिन्तन से उसे स्व-पर विवेक प्राप्त होता है जिससे मोहक्षय होकर परमात्मपद 
प्राप्त होता है । जो लोग मोह को मित्र मानते है उनकी दृष्टि वास्तविक तथ्यों से 
ग्रपरिचित होती है और वे पापमय अशुभ कर्मों को आनन्द मानते हुए नाना 
योनियों में परिभ्रमण करते रहते है। यद्यपि जैसे-जंसे शरीर पकवायु होता है और 
विषयवासनागरो में असमर्थ हो जाता है, वेसे-वेसे मनुष्य चिन्तन के लिए विवश हो 
जाता है शोर शरीरभिन्न ग्रात्मा के अस्तित्व को मानने लगता है तथापि उस 
अ्वस रहत का ज्ञान उपयोगी नही हो पाता । ग्वसर पर किसी काये का शुभारस्भ 
कर देना उसकी सफलताग्रों को अश्रधिगत करने का प्रथम सकेत है । कृषक अवसर 
पर खेत जोतते है और पक्‍्वबालियों से धान्यराशि प्राप्त करते है। जब दूसरे 
किसान पकी हुई खेती पर दराँती चलाते हों, उस समय हल जोतनेवाला वृथाश्रमी 
नही वो क्या है ? भ्रत तत्त्वचिन्तन के ये क्षण अपनी देहिक, मानसिक और कायिक 
समुन्नत अवस्थाम्रों में ही उपलब्ध किये जाए तो लाभदायी हो सकते है। इसी 
विचार से त्याग को परमसुख तथा भवागमननिर्गमन शुखला का समापक मानने 


2 का 4 आओ, ह 

बसे कर्मक्षयाथ मुनिश्नत घोरण करते हैं। मुनित्व ग्रहण करता संसारबीज को 
देग करता है। मुनिचर्या के लिए विहित धर्मानुशासत इससे समर्थ भ्लौर संशमो- 
ज्छेदी हैं कि भुक्तिपरिणांम करामलकबत्‌ भासित होने लगता है । मुनि का विशेष 
सम्पत्तिमानू, पुत्रवान या छत्तचासरविभूतिमान्‌ नहीं है भ्रपितु निर्ग्रन्थ है। 'ग्रन्थ' 
शब्द संचयार्थक है, परिग्रहवाचक है । यह संसार परिय्रह का नामान्तर है। विश्व 
के यावत्‌ भौतिक पदार्थ परिग्रह हैं । भ्रतः परिग्रहों की सीमा नही है । इन परिशग्रहों 
से व्यामोह बढ़ता है, भ्रहकार का उदय होता है, मनुष्य मूर्छावस्था में जीवित 
रहता हुमा भी अपने-आरपको सुखी मान बंठता है। तथापि रातदिन उन परिप्रहो 
से, उनके संवर्धन, रक्षण झौर नियोजन की दुश्चिन्ता से वह सुख की नींद तक नही 
ले पाता। आते श्ौर रौद्रध्यान सम्पत्ति के श्रावश्यक परिणाम है । किसी नीतिकार 
ने कहा है कि-'धनादि के उपार्जन में बहुत कष्ठ होता है, उपार्जंन कर लेने पर 
रातदिव उनकी गोपनीयता (सुरक्षा) को चिन्ता घेरे रहती है। यदि वह श्रर्थ 
व्यय करना पड़ता है, खो जाता है तब महान्‌ कष्ट होता है शौर उपार्जन- 
रक्षण - व्यय सभी अवस्थाश्रों में उद्विग्तता, दुश्चिन्ता, आशंका भौर नाश का 
भय, चौरभीति बने रहते है । इस प्रकार श्ननर्थभूलक अ्र्थों को घिक्कार है' ।' 
ससार में जितने अ्रधिक धनाढ्य है उनकी मोहरात्रि उतनी बड़ी है। व्यस्तता 
का यह हाल है कि न भोजन का भ्रवकाश है और न विश्राम का क्षण । अहोरात्र 
बढते हुए अर्थभार के नीचे कछुए का चाम ओढे पिसते रहते है श्रौर एक मुट्ठी 
पन्न एवं शरीरप्रमाण भूमिशयन के लिए नाना कष्टपरम्पराश्रो को झआमत्रण देते 
रहते है। इसोको सम्यगूज्ञानियो ने मिथ्यात्व तथा परपरिणति कहा है । 'पर को 
ग्रपता मान बैठा निज को पहचाना नहीं-धनादिं के लिए श्रपार कष्टपरम्परा को 
प्रतदिव अधिकाधिक सहन करना और समृद्ध होती हुई भौतिक विपुलता से 
आनन्द मानना मिथ्यात्व से उपाजित कमंशक्ति का चमत्कार है। परमात्मप्रकाश' 
का कथन है कि-'ये कर्म दुढ हैं, घने चिकने है, भारी है श्लोर वजत्र समान है। 
सामान्य जनो की तो बात ही क्‍या ? ये ज्ञानविचक्षण जीव को भी उन्मार्ग-पतित 
कर देते हैं* ।' इस मिथ्यात्व से परिवारित जीव विपरीत श्रद्धान करने लगता है 
और अपने कर्मो से रचे गये शरीर, वित्त, दारा, पुत्र, भवन, पशु, दास-दासी भ्रादि 


१. ्र्थानामर्जने दु.खमजितानां च रक्षणो । 
आये दु.ख॑ं व्यये दु.खं धिगर्थात्‌ कष्टसश्रवान्‌ ॥/--नीति० 
२. 'कम्मईं दिह घरालिक्कराईं गरुवई वज्ज्समाई । 
खाणवियवंखणु जीवडउ उप्पहि पा्हिं ताईं ॥-१।७८, 


२३६ 


परभावों को भ्रपना कहता है! । यह स्थिति बन्धनमयी है । कमेरज्जुड्रोंकी बल देकर 
ग्रधिक दृढ़ करनेवाली है। इसे मूर्छा कहते है, परिग्रह कहकर पुकारते हैं भौर ग्रंथ, 
ग्रन्थि या गाठ बताते है। मुनि, जो मिथ्यात्वगज पर सिहपाद (सम्यक्त्व सिंहपाद ) 
रखते है, यदि ग्रन्थियों से विभूतिमान्‌ हों तो उन्हे भी परपरिणतिपरायण मानना 
पड़ेगा प्लौर तब मुनित्व नाम से एक भ्रन्य द्वव्यलिग की स्थापना भ्रहैतुकी, 
निष्प्रयोजन होगी । इसीलिए मुनि को “निग्नेग्थ/ विशेषण दिया गया। दीक्षा समय 
में मुनिन्नती सर्वेथा नग्न, दिगम्बर होकर अपनी परिग्रहशुन्यता का परिचय देते 
है। न श्रान्तरिक विषय-कषाय ग्रन्थि रखते है और न बाह्य वस्त्रादि रखते है । 
वे इन्द्रियसयम तथा प्राणसयम के बल से शुद्ध श्रात्मस्वरूप मे स्थित होकर करमे- 
निर्मुलन करते है। दिगम्बरत्व को अत्यन्त व्लष्ट माननेवालो का श्रभिमत है 
कि 'भाव॑. शुद्ध : मनः शुद्धम्‌-मन:शुद्धि भावशुद्धि पर आलम्बित है श्रौर विशुद्ध 
चारित्र भावों पर निर्भर हे भ्रत: दिगम्बरत्व अनिवाये नहीं! किन्तु ऐसा कहना 
आ्रागमविरुद्ध एव युक्तिरहित होने से अमान्य है। 'मूलाराधना' का प्रभिप्राय है कि 
बाह्मचेलादिय्रन्यत्यागो5स्यन्तरपरिग्रहत्यागभल “-बाहरी वस्त्रादि परिग्रहमात्र का 
त्याग आन्तरिक त्याग का मूल है । जबतक चावल के कणो पर छिलका विद्यमान 
है तबतक वह श्ोदनोपयोगी नही हो सकता । उसे उपयोगी बनाने के लिए उलूखल 
में कूटकर शूर्प से निस्तुषकर नि.शल्क करना होता है । छिलका उसके आम्यन्तर 
परिपाक का प्रतिवन्धक है और वस्त्रादि का धारण करना मुनित्व के स्वथा 
निरसंग का प्रतिपक्षी हैं। दिगम्बर मुनि ससार बीज का नाश करने के लिए 
विगम्बर मुद्रा धारण करते है और अपने ज्ञान-ध्यान से भवबीज के अकुरण को 
सर्वेथा निशेष कर देते है। वेस जिन चावलो को भून दिया जाता है उनका छिलका 
जलकर स्वत: भी अलग हो जाता है। दिगम्बरत्व द्वारा उसी क्षपितभवबीज की 
निस्तुप स्थिति का परिचय निग्नन्थक्नती देते हैं। 'नहि सतुपस्य तण्डुलस्थ शोध: 
शक्‍्य' -तुषसहित तण्डुल का शोधना शक्‍य नही । वस्त्रत्याग के पश्चात्‌ ही परिणाम 
भ्रप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त होते है। मूलाराधना की टीका के ७४ बे पृष्ठ पर 
लिखा है कि 'सग का त्याग, कपायों का निग्नह, ब्रतो का धारण, तथा मन एव 
इन्द्रियो पर विजय ये ध्यानजन्मा मुनि की सामग्री है* । कहो तो यही उसका 
परिग्रह है । 

१. 'जिड मिच्छत्ते परिणमिउ विवरिउ तच्चु मुणंइ। 

कम्म विरिम्मिय भावडा ते अप्पाण भणोइ ॥-१/७६- 


२. 'संगत्याग ' कषायाणा निग्रहों ब्रतधारणम्‌ । 
मनोक्षाणा जयश्चेति सामग्री ध्यानजन्मन: ॥ - मुूलाराधनाटीका, पृष्ठ-७४. 


५७ 


दिगम्बर मुनिचर्या सुलभ नही हैं। यह महात्रती का जीवन है। बाहरी 
पदविक्षेप को सँभालकर चलते हुए जहा चीटी का भी ध्यान रखना श्रावश्यक है 
वहाँ ग्राभ्यन्तर भात्मप्रदेश को क्मबन्ध से नितान्त विमुक्त रखना परमावश्यक है । 
यदि विषयकषायों से रजित ग्रणुभाग भी मुनिमन में उदीर्ण होता है तो वह कर्म- 
बन्ध उत्पन्न करता है। इसलिए मुनि सदैव भ्रप्रमत्त रहते है। उनको दिये गये 
विशेषशण काव्यमय अतिशयोक्ति श्रथवा केवल प्रशसापरक नही कहे जा सकते । वे 
वस्तुत: उन गुणों का अहनिश पालन करते है और अतिचार को क्षम्य नहीं 
मानते । अहिसा, सत्य, श्रचौयं, ब्रह्मच्य तथा अपरिग्रह उनके महात्रत्त है। ईर्या, 
भाषा, एषण, उत्सगे, भ्रादाननिक्षेपण - पच समितियां हैं । स्पर्श, रस, ध्राण, चल्षु., 
श्रोत्र-निरोध करना पचेन्द्रियनिरोध है। सामायिक, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान और कायोत्सग - देनिक पडावश्यक क्रिया है और केशलु चन, भ्रचैलक्य, 
अस्नान, भूशयन, अदन्तधावन, स्थितिभोजन तथा एकाहार ये प्रकीर्णयुण मिला- 
कर श्रप्टाविश मूलगुण होते है जिनका पालन निग्नेन्थ मुनि करते है। सर्वसावद्य- 
विरत, परहितनिरत, सर्वेस्वत्यागी, परमविरागी, मोहममताजयी, कामविजयी, 
तपस्त्यागसयमादर्श, विश्ववन्य इत्यादि विशेषण उनके स्वरूप के वास्तविक 
अ्लकररा है। मनि मन, वचन और काय के त्रियोग का सदा ध्यान रखते हैं । 
मन और वचन को भिन्न-भिन्न रखते हुए भाषण नही करते । उनका वचन उनके 
मन और काय के एकत्व से परामृप्ट है। यदि मन कुछ और कहता है तथा वाणी 
पर कुछ अन्य शब्द उच्चारित है तो यह भी असत्यभापण होगा अत. त्रियोग 
सेमालकर ही वे महात्रतों का पालन करने में अ्रप्रमत्त रहते है। इसी झाशय को 
व्यक्त करते हुए नीति में कहा गया है - 'मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्‌ -- 
जो महान्‌ आ्रात्मा है उनके मन में, वचन में तथा कर्म में एकवाक्यता होती है। 
ससार का प्रत्येक श्रेयोमार्गी, अभ्युदयाकाक्षी इस त्रिकरणशुद्धि का समन्वित 
प्रयोग करे, इसे मुनि अपने चारित्र से शिक्षण देते हे । दिगम्बरवेष झ्राकिचन्य की 
पराकाष्ठा है श्ौर अहिसा की आधारशिला है। कषाय और वासना से हिसक 
परिणति होती है तथा भ्रकिचनत्व न स्वीकारने पर भी अहकार का उदय होकर 
श्रहिसाधर्म की उच्चकोटि की परिपालना मे विक्षेप उत्पन्न हो सकता है। इस हेतु 
से निम्नेन्धवेष वास्तव में अपने-प्राप में सवंधा निराकुलत्व प्राप्ति का उपाय है। 
इसीलिए इसे निर्वाण्मुद्रा कहते है। दक्षिण भारत में श्रचेलक मुनि को निर्वाण- 
स्वामी कहते हें। आगमो में भी 'मृक्तिश्नीवल्लभ' जिनेन्द्रों का विशेषण है । बन्धनों 


प्र्द 


के ग्रत्यन्त त्याग का परिणाम ही मोक्ष है । वह अत्यन्त त्याग बाह्य उपकरणों के 
हान मात्र से नही सिद्ध होता । उसके लिए भ्रन्त:परिग्रहो का छोड़ना परमावश्यक 
है। श्रमणसस्कृति मे अस्तान, स्थितिभोजन, भूमिशयन, केशलोच इत्यादि गुण- 
सन्दर्भों से यह स्पष्ट सूचना दी गई है कि मुनि शरीर को भी परिण्रह समझें झौर 
उपेक्षा रखकर इसके श्वृज्भार-सस्कार का सर्वेथा परित्याग करे । यह वेष विश्व में 
केवल अ्रमणो का है और मोक्षणमन के विषय में उनकी इस परपदार्थरतिविच्छेदक 
स्थापना के औचित्य से निषेध नही किया जा सकता । किसीने कहा है कि तिलो 
मे तैल है, दधि मे घृत है और इक्षुकाण्ड मे शर्करा है किन्तु उसकी प्राप्ति के लिए 
उनका निष्पीडन, मनन्‍्थन आवश्यक है। वेसे ही इस देह में श्रात्मा है और तप-त्याग- 
सयम से उसे प्राप्त किया जा सकता है। शास्त्रदर्शित मार्ग से चलते हुए जो सयभ 
का पालन करते हें वे ही सच्चे श्रमण है । असयमी कभी श्रमण नही हो सकता' । 
झ्राचार्यों का ऐसा विश्वास है कि कदाचित्‌ देवयोग से अचल कहे जानेवाले पर्वत 
चलायमान हो जाए किन्तु कामिनी-कचनसहित सम्पूर्ण परवस्तुओ्नों का त्याग 
करनेवाले मुनि का साम्यप्रतिष्ठित मन चलायमान नही होता* । वस्तुत. मन के 
चांचल्य को समाप्त करने के लिए, मोहध्वान्तनिशा को निरस्त करने के लिए तथा 
श्रात्मप्राप्ति के लिए मुनि होना आवश्यक है। मुनि होना, श्र्थात्‌ महात्रती होना, 
अर्थात्‌ मूलगुण पालव करना और अशेष कर्मों का क्षय कर अनन्त ग्रात्मसुख प्राप्त 
करना । गृहस्थ भी मोहरहित हो सकता है किन्तु जबतक ब्रतपालन की शपथ न 
लो जाए तबतक कालविशेष में ब्रतविहोन मानसिक अ्रतिचार या व्यवहारत, धर्म- 
मर्यादा उललघन कर सकता है किन्तु जिसने ब्रतों को ग्रहण कर लिया वह 
सल्लेखना से अपने प्राणाविसर्जन तो कर सकता है किन्तु प्राणों के निमित्त ब्रतभग 
नही करता । यही दृढ़ आस्था मुनित्व की आधारभूमि है । अन्नती का चित्त मोह- 
भूमियों में परिभ्रमण करता रहता है क्योंकि उसने निषेध लिया नहीं है ओर मन 
महान्‌ बलवान है। जैसे प्रचण्ड आँधी बडे-बडे वृक्षों को समूल उखाड़ फंकती है 
उसी प्रकार मन ज्ञान और वैराग्य को क्षण में ध्वस्त कर देता है। विमल स्वभाव 
आत्मा पर मलिनताउद्भावक मन ही है। इस दृष्टि से भी मनोनियत्रण करनेवाले 


१. 'आगमपुव्वा दिद्दी झा भवदि जस्सेह सजमो तस्स - 

शत्थीति मणदि सुत्त श्रमजदों होदि किर्ध समझो ॥- प्रवचनसार, ३६५ 
२ “चलत्यचलमालेय कदाचिद्‌ देवयोगत. | 

नोपसर्गरपि स्वान्त मुने साम्यप्रतिप्ठितम्‌ ॥- ज्ञाना्खव, २४३०. 


श्र 


मुनित्रत लेते हैं। महर्षि पुष्पदन्त ने कहा है कि श्रपने कर्मों का क्षय करने के लिए 
दीक्षा ली जाती है। कुछ व्यक्ति पुण्यों का सवर्धन करने के लिए और कुछ संसार 
से मुक्त होने के लिए दीक्षा लेते हैं' । इस प्रकार कम क्षय करने, पुण्य सचित करने 
भ्रथवा मोक्षरूप सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते की अ्भिलाषा रखनेवाले मुनिदीक्षा 
लेते हैं। कर्मरज्जु को काटने के लिए मुनिव्रतरूपिणी तीक्ष्ण असिधारा ही समर्थ 
है । ससारमग्न व्यक्ति कमंविस्तार ही करता रहता है और क्षरिगक सुखावाप्ति के 
लिए दीर्घकालीन अ्रनर्थों की परम्परा प्रसृत करनेवाले मिथ्यात्व में फेंसा रहता 
है। मानो काक उडाने के लिए अमूल्य मरित्ग को फंकता है। यह मिथ्यात्व 
सम्यगृज्ञान के अभाव मे पप्रतीत रहता है। जैसे मृगतृष्णा का ज्ञान होने से पूर्व 
मंग उसे जलाशय मानकर उसी झोर बढ़ता रहता है उसी प्रकार मनुष्य यथार्ष 
ज्ञान के ग्रभाव मे मोहमरुस्थल को चिस्तामण्शिभूमि मानता रहता है। किन्तु 
बालू में मुह मारने से जैसे मृग को पानी नहीं मिलता वैसे जन्मभर मिथ्यात्व से 
सगति करनेवाले को सच्चे सुख की प्राप्ति नही होती । सम्यकृत्व की प्राप्ति से 
आत्मा नेत्रवान्‌ हो जाता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र यह त्रिसम्यक्त्व ही मिथ्यात्व 
विनाशक है। इन्हे त्रिरत्न कहते है। ये तीन रत्न ससार भर के रत्नो की मूल्य 
सम्पदा से विशिष्ट है । मुनि इन तीन रत्नों को धारण करते है। त्रिरत्नकुशल होना 
मुनिपद की शोभा है। चाहे विश्व-विप्लव हो जाए, भूकम्प उठे और ज्वालामुखी 
दीर्ण हो जाए, मुनि अपने त्रिरत्नों की रक्षा करेगे। उनके सम्यगूदर्शनज्ञानचारित्र 
प्रविपन्न है तो उन्हें परपदार्थों के म्लान होने या विकास प्राप्त करने से कोई हर्ष- 
विषाद नही। यह मुनित्रत पुरुषार्थ मार्ग का समर्थक है। स्वय मुनि परमपुरुषार्थे 
करने के लिए ही निग्नेन्थ होते हैं। श्रमणसस्क्ृति करे मत से कर्मफल का भोक्ता 
कर्ता ही है | दूसरा दूसरे के किये कर्म का फलभोगी नही । जो पानी पियेगा उसकी 
तृषा शान्त होगी । जो अगारो पर चलेगा उसी का पाव जलेगा। यदि देवदत्त का 
नाम लेकर यजदत्त श्रगारो पर चरण घर दे तो कया देवदत्त का पाव जलेगा ? इसी 
प्रकार शभ-अशुभ कर्म करनेवाला ही उस-उसका परिणामभागी बनता है। सम्यक्‌ 
चारित्र पालन करना परमपुरुपार्थ करना है। इस मागे की प्राप्ति भगवान्‌ के चरण- 
इन्द्द के कृपाप्रसाद की प्राप्ति विना नही होती । 'शान्तिभक्ति' का नित्यपाठ करने- 
वालो को विदित है कि 'अव्याबाध, अनुपम, श्रचिन्त्य, तथा शाश्वत सुख की प्राप्ति 


१. दीक्षा गुक्नन्ति मनुजा स्वकमंहरणाय च । 
स्वपुण्थवुद्धये केचित्‌ केचित्‌ ससृतिमुक्तये ॥- पुप्पदन्त, 


घ० 


तोथेंकर परमदेव की चरणायुगलभक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है" । जबतक 
भगवान्‌ के चरणो का क्षपाप्रसाद नहीं मिलता तबतक जीवनिकाय के थापों का 
अन्त नही और शुभ की प्राप्ति नहीं'। जबतक मनुष्य अ्सातावेदतीय कम से 
झ्ाकीर्ण रहता है तबतक वह सम्यगृज्ञान और सम्यग्दश्शन उनन्‍्मीलित होकर भी 
सस्यक्चा रित्रमार्ग पर नही चल पाता । कोई अपुण्य उसका प्रतिबन्धक बना रहता है । 
जैसे शीतऋतु मे सूर्य के उदय होने पर भी कमलवन खिल नहीं पाते, क्योंकि उनके 
पत्तो पर हिम जमा रहता है। बह हिम सूर्यालोक प्राप्ति पर भी प्रतिबन्धक श्रपुण्य 
के समान होकर उसके विकास को रोकता है। तभी लोक में सम्यकचारित्रमार्थी 
स्वल्प है । सम्यकचारित्रवान्‌ के विषय में 'योगसार' का निवेचन है कि-'हे जीव ! 
जब मन निग्नेन्ध हो जाता है तब ही तुम भी वास्तविक निग्नंन्थ होते हो और जैसे 
ही तुमने निर्ग्रन्थत्व प्राप्त किया वेसे ही शिवमार्ग (मुक्तिपथ) प्राप्त हो जाएगा? । 
तुम्हे सदा अपने को जिनेन्द्र से एकीभाव भाना चाहिए । जो जिन है, वही तू है, यही 
भावना मोक्षदायिनी है और कोई तन्‍त्र, मत्र मोक्षकारण नही है । शुभ और अशुभ 
लोहमय एव सुवर्णमय श्द्धलाएँ हैं, ज्ञानियों के लिए दोनो का त्याग विहित है*। 
राग और द्वेष इन दो का परित्याग करते हुए जो सम्यगूज्ञान-दर्शन दो गुणों को 
स्वीकारता है तथा अपने आत्मा में निमग्न रहता है, भगवान्‌ जिनेन्द्र का वचन है 
कि वह शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है* । इस निर्वाशपथ का प्थिक साधु 
विषयो से दूर, आशा से अजान, झ्रारम्भपरित्यागी, परिग्रह्वाजत ओर मात्र 
अपने ज्ञानध्यान मे निमग्न रहता है*। उसका मन प्रासादों में, श्मशान मे, स्तुति 
में, निन्‍दा में, पक में, केसर-कु कुम में, पलग और कण्टक से, पत्थर तथा मणि 
हि 'अव्याबाधम चिन्त्यवारमतुल त्यक्तोपम भाशवत॑ 

सौरुय त्वच्च रणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यते ॥- शान्तिभक्ति ६ 
२. 'यावत्त्वच्चरणह्यस्य भगवन्‌ ! न स्यात्‌ प्रसादोदय 

तावज्जीवनिकाय एथ वहति प्रायेण पाप महत्‌ ॥-शान्तिभक्ति! ७. 
३-४ 'यदा मनो निम्नेन्थो जीव ! तदा त्व निर्मन्थ । 

यदा त्व निम्नेन्धों जीव ! ततो लम्यते शिवपन्था ॥। 

यो जिन सोडह स एवाह एतद्‌ भावय निर्श्रॉन्‍्तम । 

मोक्षस्य कारण योगिन्‌ | अन्यो न तत्रों न मत्रः ॥।-यबोगस।र, ७३।७४ 
५ दो त्यक्त्वा द्विगुणसहितों य आत्मनि बसति। 

जित: स्वामी एवं भणति लघु निर्वाण लभते ॥-योगसार, ७७ 
६. “विषयाशावश्ातोतो निरारम्भो5्परिग्रह । 

ज्ञानध्यानतपीरक्तस्तपस्षी स. प्रशस्यते ॥-रत्तकरण्ड श्रावकाचार, १० 


६१ 


(इन्दुकान्तमरिय ) में, चर्म और चीनांशुक में, विकृतांग एवं सुन्दर नारी में किसी भो 
सुन्दर-असुन्दर में म्राकरषंण-विकर्षणण भ्रनुभव नहीं करता और साम्य में प्रतिष्ठित 
रहकर भात्मलीन रहता है' । यह ग्रात्मरति हो मनुष्य की स्वपरिणति है । कहते 
हैं, स्प्शंभरिस से लोहा भी सुवर्ण हो जाता है किन्तु स्पशेमणि तथा लोहे के वीच 
कागज का पतला व्यवधान हो तो वह सुवर्ण नही हो सकता । आत्मा के साथ भी 
यदि सूक्ष्म, श्रणु-भाग भी कर्म शेष हो तो उसे शिवपद प्राप्ति नही होती । ऋणशेष 
और व्याधिशेष के समान कर्मशेष भी मोक्षप्रतिबन्धक है। अग्नि को सम्पूर्णा रूप से 
बुझाना चाहिए । यदि एक छोटी चिनगारी भी शेष रह गई तो बढ़कर श्रप्रशमनीय 
बन जाएगी । यह लौकिकी तृष्णा भी यदि सूची के अ्रग्रभाग पर बैठने जितनी शेष 
रह जाती है तो कालान्तर में फंलकर समुद्रान्त पृथ्वी-परिधि को घेर लेती है। 
झ्तः निरशेषक्षय करने पर ही शिवषद गमन किया जा सकता है | बाहुबली कठोर 
तपश्चर्या कर रहे थे किन्तु पदनखाग्र पृथ्वी पर टिका हुआ था और वह सोच रहे थे- 
मै भरतचत्रवर्ती की मूमि पर खड़ा हू । जबतक उन्हे यह भान रहा वह मोक्ष नही 
पा सके । शल्य का भ्रश भी नही रखते हुए त्यागी अपने महात्रतो का पालन करते 
है। भ्रात्महित साधन करना उनके लिए सर्वोपरि है । 'अन्धव॒त्‌ पश्य रूपारि शुण्‌ 
शब्दमकर्णवत्‌' कि श्रन्धे के समान रूप की दुनिया को देखो तथा बधिर के समान 
शब्दों को (नारीनूपुरध्वनि ग्रादि को) सुनो- यह उक्ति सम्भवत' त्यागमार्ग पर 
सचरण करनेवालो को लक्ष्य मे रखकर बनायी गई है। भ्ौर यह तो ससारधर्मा 
मनुष्य भी अपने अनुभवों से जानते है कि कामनाझ्ो के उपभोग से कामनाओ की 
शान्ति नही होती । जैसे जेब का पैसा खर्च देने से वह समाप्त हो जाता है वैसे 
कामनाए खर्ची नहीं जा सकती, वे तो भोगने पर भ्रधिक-अ्रधिक बढ़ती है। जैसे 
कोई घृतधारा से अग्नि को शान्त नही कर सकता वैसे कामनाओं की पूति से 
कामनाश्रों को दग्ध (नि शेष) नहीं किया जा सकता3। अभ्यास, तीज वैराग्य 


१. 'सौधोत्सगे श्मशाने स्तुतिशपनविधौ कर्दमे कु कुमे वा 

पल्यके कण्टकाग्र हषदि शशिमणो चरमंचीनाशुकेयु 

शीरणागे दिव्यतायामसमशमवशाद्‌ यस्य चित्त विकल्प - 

नॉलीढ सोञ्यमेक्रः कलयति कुशल साम्यलीलाविलासम्‌ ॥। ज्ञानाणँव, २४२६, 
२ आदिहिद का दब्ब जदि सक्‍कइ परहिद च का दब्बम्‌ । 

आादिहिदपरहिदादो श्रादि हिंद सुट्ठु का दब्बम्‌ ॥।' 
३ से जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवर्त्मेंव भुथ एवामिवर्घते ॥। 


दर 


शौर पचेन्द्रिय संयमपूर्वक व्रत, उपवास, तत्त्वचितन आदि से ही वासनाम्रों का क्षय 
किया जा सकता है। अभ्यास करते रहने से दृढता भ्राती है । मल्ल दण्ड-बेठकों से 
नित्य भ्रभ्यास करते हुए भ्रपने प्रंगों को दृढ़ करते हैं श्नौर योगी द्वादश भजुपरैक्षाश्रों 
का चिन्तन कर वेराग्य का ग्रम्यास स्थिर करते है। उनके त्यागमय जी वन को देखकर 
भें हरि ने लिखा है कि वे धन्य है जिन्होंने हाथो को पात्र बना लिया है, चररणों 
को वाहन, भिक्षावृत्ति को अन्नपूर्ति, दिशाग्रो को वस्त्र, पृथ्वी को शय्या मान लिया 
है। जो अपने आत्मा में ही निमग्न है और सम्पूर्ण देन्‍्यजनकपरिणतियों से 
सनन्‍्यास लेकर अपने कर्मो का निमू लन करते हे" । उपसर्गों पर विजय पाता, 
परीषहो को सहन करना, अपकारी पर भी क्रोध न करना, स्तुृतिकर्ता को विशेष 
प्रनुराग की, स्नेह की भावना न देना-ये साधु के सहज स्वभाव हे । किसी ने कहा 
है - कोई व्यक्ति मुनिमहाराज को पारिजात के पुष्पा मे पूजता है और कोई नग्न 
क्षपणक कहकर क्रोध करता है, गले मे सप डाल देता है श्रौर डडा लेकर मारने- 
पीटने लगता है । कितु उन उपकारक और अपकारक पर जिसकी तुल्यवृत्ति होती 
है, वही योगी है । वही योगी परमज्ञानी है, समताभावी है* । जब राजा श्रेरिक ने 
दिगम्बर मुनि के गले मे मृतसर्प डाल दिया और तीन दिन बाद रानी चलना ने 
श्रेशिक सहित आ्राकर उस से को निकाला तब उपसगंमक्त मुनिमहाराज ने 
कहा-थयुवयोधर्धमवृद्धिरस्तु - तुम दोनों की धर्मवृद्धि हों। यह सुनकर श्रेणिक को 
ज्ञान हुआ कि मुनि परम समभावी हे । न तो उन्होंने चेलना को विशेष झ्राशीर्वाद 
दिया और न मुझे अभिशाप दिया । दोनों को एक साथ 'यूवयो.' कहकर धर्मबृद्धि 
दी । यह समत्व ही मुनियों का भूषण है । यदि यह समत्व उन्हे प्राप्त नही हुआा 
तो वेष वास्तविक नही कहा जा सकेगा । केशी का लु चन, वस्त्र का त्याग और 
साधु का नेपथ्य आम्यन्तर शुद्धि के विना अपूर्ण है। परमात्मप्रकाश का यही 
गभिमत है? । शास्त्रस्वाध्याय तथा जिनभक्ति में लगा हुग्ना साधु प्रशस्य है । 


१ 'पाणि पात्र पवित्र श्रमणपरिगत मैक्षमक्षय्यमत्न 

विस्तीणं वस्त्रमाशादशकममलिन तल्पमस्वत्पमुर्वी । 

येषा नि सगतागीकरणपरिण रति:ः स्वात्मसन्तोषिणस्ते 

धन्या सन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकरा कम निर्मूलयन्ति ॥7 -वैराग्यश्ञतक०, ५७. 


२ एक पूजा रचयति नर पारिजातप्रसुन 
क्रुद्ध: कण्ठे क्षिपति भुजग हन्तुकामस्ततोष्न्य । 
तुल्या वृत्तिभवति च तयोय्रेस्‍्थ नित्य स योगी 
साम्याराम विशति परमज्ञानदत्तावकाशम्‌ ॥ -ज्ञानाणंव, २७ 


३. 'केण वि भ्रप्पठ वचियठ सिश्त लुचिवि छारेण | 
सयल वि सग शा परिहरिय जिशवरलिगधरेर ॥' -परमात्मप्रकाश, ६० 


६३ 


निग्नेन्थ होने की इच्छा रखनेवाले त्यागी को पूर्ण ब्रह्मचये का पालन 
करना आवश्यक है। ब्र्माचय की भूमि पर ही त्याग की स्थापना होती है। राग 
को निश्शेष करना तथा त्याग को ग्रहण करना इस सागे का प्रथम पद है। ब्रह्म- 
चर्यावस्था मे शास्त्रों का स्वाध्याय तथा गुरुमुख से प्रध्ययन कर अपने को श्रागम का 
जानकार बनाना तथा आचार, मुनिसघ में रहकर समीप से त्यागमय जीवन की 
चर्या का अ्रध्ययन करना ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है। ब्रह्मचारी होने के पश्चात्‌ 
उसे क्षुल्लक और तदनन्तर ऐलक दीक्षा दी जाती है। ये सभी अवस्थाए रनातको- 
त्तर परीक्षा की पूर्वावस्थाएँ है। इस समय में उत्तरोत्तर आहार, पान, परिधान, 
परिग्रह का सयमामभ्यास करते हुए जब मुमुक्षु भव्य अपने आप में निराकुलता, 
शान्ति, वेराग्य और समता अनुभव करे, ससार विषयो से हेय-उपादानविज्ञान 
चक्ष द्वारा पूर्ण विरक्त होजाए, तब सव्वथा मुनित्रत पालनाथे “निम्नेन्थ' मुद्राधारण 
का उपक्रम करे"। जिसे मुनिदीक्षा दी जानेवाली हो, वह या तो अनेक वर्षो से संघ मे 
रहता हुआ ब्रह्मचयं, क्षुल्लक तथा ऐलक दीक्षाझ्रो का पालन किया हुआ, सुपरीक्षित 
पात्र होता है या कोई भव्यात्मा गृहस्थ तरुण भ्रथवा जराजीर्ण भी हो सकता है । 
दीक्षापात्र के विषय मे दीक्षा से पूर्व आचार्य किवा गुरु को सम्पूर्ण जानकारी 
प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि वह सर्वथा निर्दोष हो तों चतु सघ के समक्ष उसे 
दीक्षाविधि द्वारा निग्नेन्थ-भ्रामण्य प्रदान करना चाहिए । इसके पूर्व दीक्षाग्रहीता को 
चाहिए कि बह अपने ससारावस्था के कुटुम्ब परिवार से अनुमति प्राप्त करे। पत्नी, 
माता, पिता, पुत्र-पुत्री और अन्य प्रष्टव्यजनों से पुछे । यदि उन्हे उसके मुनि होने 
पर आपत्ति हो, आर्थिक सकट या अन्य विपत्तियो की आशका हो तो स्नेह- 
वात्सल्यपूवंकं उन परिस्थितियों का समाधान करे और इसके पश्चात्‌ सबके 
अविरोध से दीक्षायाचना के लिए गुरु के समक्ष उपस्थित हो । गुरु को भी चाहिए 
कि वह अपनी श्रोर से दोक्षार्थी के विषय में ग्रभिज्ञता प्राप्त करे । यदि वह झाठ 
वर्ष से न्‍्यून वय का बालक हो, ग्रशक्त वृद्ध हो, नपु सक हो, विकलाग, जड, रोगी, 
चोर, राजापराधी, उन्मत्त, अन्ध, दास, दुष्ट, मृढ, ऋणपीडित, कारावास पाया 
हुआ, कही से पलायन कर आया हुआ तथा अन्य इस प्रकार के सापराध आचरणो 
से युक्त हो तो उसे मुनिदीक्षा नही देनी चाहिए। क्योकि जो स्वय दोषविद्ध है 
बहु धर्मप्रभावना के निर्दोष मार्ग पर चलने का अधिकार नही रखता । 'तेषपि न 
दीक्षा्ह, लोके अ्वरणशंवादसम्भवात्‌-लोक मे निन्‍्दावाद फँलेगा अत. निन्दाप्राप्तो 


१ “प्रथम ब्रह्मचारी सघार्यानन्‍्तर क्षुल्लकदीक्षाम्‌ । 
ऐलकदीक्षा धृत्वाउनन्तरमपि वर्तंतेड्त्र निर्भ्रन्थ ॥॥' 


ध् 


को पूज्य मनिषद नहीं दिया जासकता। किन्तु जो लोक में प्रशस्य रहा हो, इन्द्रिय- 
संयमी हो, कुल से, रूप से, वय से, गुणों से योग्य हो, मनोज्न हो, विद्वान, शास्त्रवेदी 
तथा सम्यक्चारित्र पालन में समर्थ हो वह ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप झौर वीयें-इन 
पंच आराचारों से युक्त ग्राचाय महाराज की सेवा में उपस्थित होकर उन्हे सवितय 
निवेदन करे कि हे भगवन्‌ ! श्राप मुझे श्रामण्य प्रदान करे। तत्र श्राचार्य उसे शुभ 
मुह॒र्त देखकर, स्थिर लग्न में यथाशास्त्र दिगम्बरत्व प्रदान करते है। आचारसार में 
वर्णन है कि दीक्षार्थी को जब श्रामष्य प्राप्ति की स्वीकृति गुरुदेव प्रदान कर देते हैं 
तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नही रहता। स्वीक्ृतिमात्र से वह अ्रमृतपान किया 
हुआ-सा हो जाता है। मदभरते गजेन्द्र के समान प्रसन्न हो जाता है। बाह्य और 
अन्तरग के संगमात्र को किसी प्रशस्त मुहूर्त मे सदा सवंदा के लिए विदा दे देता है। 
इस दीक्षा से दीक्षित के पशुबन्धन क्षीण हो जाते है और ज्ञान का सदुभाव होता 
है। मानो, इसी झ्राशय को प्रकट करने के लिए दीक्षा में 'दी-क्षा' ये दो शब्द रखे 
गये है। तन्त्रवातिककार ने ऐसा लिखा है। इसका आशप यही है कि शुभ के 
उदय से दीक्षा की स्थिति किसी के जोवन में लभ्य होती है। कोई निविध्न दीक्षा- 
धारी हुआ है इससे यह सूचना मिलती है कि वह पुण्यवान्‌ है। विता युक्त के 
भगवान्‌ जिनेन्द्र को मुद्रा लोक में अतिदुलभ है। 'श्रन्यैव गतिरश्वस्य गतिरन्येव 
दन्तिन '- अश्व की चाल भिन्न होती है और गजराज की चाल भिन्न होती है । 
जिनके सुकृत फलते है उन्हे तीर्थकर प्रकृतिबन्ध होता है श्रौर जिनके कर्मबन्ध अशुभ 
परिणामी होते हैं वे हेमसेन के समान ककडी में कृमि भी हो जाते है। इस मुनि- 
दीक्षा के प्रनन्तर व्यक्ति महनीयचरित कोटि में झा जाता है। उसकी चर्या को लोग 
उसी प्रकार देखते है जैसे उत्फुल्ल कमल सूर्यकिरणो को । दिगम्वर मुनि का सम्पूर्ण 
जीवन अपरोक्ष होता है। कोई गोपनीयता नही होती । किसी वाहन पर वे यात्रा 
नही करते, मात्र पदविहार करते है और इसमे भी देशब्रत रखते हैं तथा चाहे जहाँ, 
चाहे जितनी दूर विना प्रयोजन नहीं चलते । एक समय भ्रजलि में आाहार-जल 
लेते है। अन्तराय' होने पर हर्ष-शोक नही करते। धर्मप्रभावना करने के लिए 
शास्त्रप्रवचन करते है। नि सगव्रत को चरितार्थ करने के लिए एक स्थान पर 
अधिक दिनो तक नही रहते । वर्षाकाल में कृमि-कोट, नदी-ताले और दुदिनों की 
परिस्थिति से एक स्थान पर रहने की शास्त्रानुमति है । 'वर्षायोग' साधते हुए मुनि 
धर्मध्यान करते है, श्रावकों को प्रवचन देते हैं श्रोर भगवान्‌ जिनेन्द्र के शासन को 
प्रभावशील करने के लिए लोकसम्पर्क रखते है। क्षत्रचूडआामरिकार ने जीवो को 
भवसन्तरण का मागे बताते हुए श्रमणसंस्कृति के हेयोपादेय विज्ञात का निष्कर्ष 


६६% 


एक पंक्ति मे रख दिया है। लिखते है-जैनी दीक्षामुपादत्त यस्यां कार्येईपि हेयता- 
(१०/२) उस जिनेन्द्र भगवान्‌ के धर्म मे दीक्षित बनो, जिस मे काय को भी परद्रव्य 
अतएव हेय बताया है। वस्तुतः ग्रच्छे-अ्रच्छे पंच पक्वान्न, दिन में अनेक बार जो खाते 
हैं श्रौरद इस पर भी अपने को साधु, त्यागी, सन्‍्यासी कहने का दर्प करते हैं वे कायू- 
पुष्ट जीव देहासक्त होने से मोक्षमागी हो सकेगे क्या ? बहुत लोग देह को श्रन्नकीठ 
बनाये हुए हैं श्रौर रात-दिन खाये चले जा रहे है श्लौर बहुत-से देह को शू गार- 
प्रसाधन की दूकान बनाये हुए है। सारे शरीर पर पाउडर, स्नो, क्रीम, वेसलिन, 
तैल, नाना प्रकार के रग-रोगन और जाने क्या-क्या लगाकर उसे श्राकर्षक करने के 
प्रयत्नों मे धन श्ौर समय का नाश करते है। प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रन्दर भ्रौर 
बाहर से क्षुधित ये संसारमग्न जीव खट्टी डकारें आने पर भी खाये जा रहे हैं भौर 
प्यास न होने पर भी तृष्णा को पिये जा रहे है। ऐसे समय में अन्नसंयम की घीरता 
का जीवनपर्यन्त परिचय देनेवाले श्रमणम्‌नि धन्य हैं । वे काय में प्राण बने रहे, 
इस भावना से गहोरात्र में, सूर्योदय के तीन घडी पश्चात्‌ अथवा सूर्यास्त के तीन 
घडी पूर्व यथालाभ सन्तुष्ट रहते हुए एकाहार लेते हैं। जैसे कोई रथ को गतिशील 
रखने के लिए उसे स्नेह से चपड़ता है न कि दृष्टिसुख के लिए चक्रो को घृतस्नपित 
करता है, बसे प्रागसयमार्थ मुनि आहार लेते है।" इस विषय मे मलाचार, रयणसार, 
परमात्मप्रकाश झौर झ्राचारसार की उक्तियाँ पठनीय है । वास्तव में अ्रस्वाद मुनि 
का पहला ब्रत है जिसके पालन से अन्य महाव्रतो, समितियों, गुप्तियों और मूल- 
गुणो का पालन सुसाध्य हो जाता है। जिह्नमा का वशीकरण इतर समस्त इन्द्रियों 
का वशीकरण मार्ग है। जिद्दा स्वादप्रिय है इसे स्वाद से परितृप्त करनेवाला ब्रत, 
सयम, उपवास तथा रुक्ष-लक्ष आहार नही ले पाता। स्थितप्रज्ञ होने के लिए इन्द्रियों 
को बश में करना अनिवारय है। प्राचीन समय में त्यागियो का सहनन सामर्थ्य 


१ 'अ्रक्खोमकखरिमित्त भुजति मुणी पाणधारशणणिमित्त । 


पाण धम्मशिमित धम्ममपि चरति मोक्खदु ॥/ -मूलाचार, ५०. 
'भुजेइ जहालाह लहेडइ जइ णाण सजमणशिमित्त । 

भाराज्कमयणणिमित्त अश्णियारों मोक्खममग्गरञ्रों ।! - रमशासार ११३. 
'जे सरास सतृद्रमण विरसि कसाय बहति। 

ते मुणि भोयणाधार गरि णावि परमत्थु मुणति ॥” - परमात्मप्रकाश, १११ 
'भूग पुष्पासव यद्वद्‌ गह्लात्येकगृहेष्शनम्‌ । 

ग़हिबाधां बिना तदद्‌ भुजीत घ्रमराशन: ॥! -आचारसार, १२७ 


“उदराग्निसमशमक्खमक्खणगोया रसब्भपूरणभमर । 
रा उस तप्यारे रिच्चेव भुजरा भिवखु' ॥- रयणसार, ११४ 


६६ 


झधिक था इसलिए वे दीघंकाल तक उपवास करने मे समर्थ थे। किन्तु श्राधुनिक 
संमय में कालप्रभाव से वदत्गलसहननधारी नही होते ञझ्त त्यागियो को काय न तो 
इतना कृश करना चाहिए कि चर्याशक्ति भी न रहे और न इतना पुष्ट-पीवर कि 
उठने-बैठने में क्लेश-प्रतीति हो । मध्यमवृत्ति से आहार लेना चाहिए कि इन्द्रियाँ 
उन्मार्ग में प्रवृत्तन हो और वश में रहे'। श्राचार्यो का श्रनुभूत मत है कि प्राचीनों 
के तुल्य इस काल के त्यागी लम्बे उपवासो को सहन नही कर सकते* । सोमदेब 
सूरि को तो यही झ्राश्चर्य है कि श्राज भी नि्ग्रल्थ मुनिचर्या के पालन करनेवाले 
विद्यमान हैं? । सूरियों के इस श्राश्वर्थ का समाधान आज की परिस्थितियों का 
ग्रध्ययन करने पर सुगम प्रतीत होता है। परिग्रहों पर श्रासक्ति झ्राज के समान 
पूवेकाल में नहीं सुनी गई झौर धर्माचरण को इतना दुर्बल अनुभव नहीं किया 
गया। श्राज का मानव अत्यन्त स्वजीवी हो गया है और देवपूजा, गुरूपासना, 
स्वाध्याय, उपवास, तप तथा पवित्र आचरण के क्षेत्र वन्ध्यप्राय हो चले हैं । 
झ्राहार की पवित्रता गिनेचुने लोगो मे सीमित हो गई है और इन्द्रियसंयम की 
हँसी उडायी जा रही है । ऐसे विषम काल में इन्द्रियभोगो से विरक्त, अस्वादब्रती, 
वस्त्रत्यागी, कषायजयी मुनित्व को निभाना, दीक्षा लेना श्रौर सहस्रातिसहख 
वर्ष प्राचीन सास्क्ृतिक परम्परा की शु खला को बनाये रखना नितान्त कठिन ही 
कहा जा सकता है। झाचार्यों ने अपने ज्ञानोन्मेप से यह अवगत कर लिया था कि 
धर्मप्राण भारत देश में भौतिकता का अ्रतिसकट उपस्थित होगा और धर्माचार 
लुप्त नही तो विपन्न प्रवश्य होगा । वही यह समय चल रहा है। दीक्षान्त भाषणों 
से दीक्षित होकर विश्वविद्यालयों से प्रतिवर्ष एक नही शत-शत युवा राष्ट्र की 
स्वतंत्र जनवीथियों पर चक्रमण करने निकलते है और उनमे श्रधिकाश अपनी 
आदतों, खर्चो, मौज-शौक के उपकरणों के सीमित दायरे में “फिट रहते हुए 
जीवनयात्रा पर चल निकलते है। उन्हें वर्णमाला के ककार से अन्तिम श्रक्षर 


१ “न केवलमय काय कर्शनीयो मुमुक्षुभि' । 

नाप्युत्कटरसे पोष्यों मृष्टेरिष्टेश्च व्यजन ॥॥ 

वशे यथा स्युरक्षारित नोत धावन्त्यनृत्पथम्‌ । 

तथा प्रयतितव्य स्याद्‌ वृत्तिमाश्रित्य मध्यमाम्‌ ॥।-महापुराण, ५।६ 
२. तद़ेय यमिना मन्ये, न सम्प्रति पुरावनम । 

श्रथ स्वप्नेषपि नामास्था प्राचीना कतु मक्षमा"।-ज्ञानार्व, २८।१७ 
३. 'काले कलौ चले चित्त देहे चान्नादिकीटके । 

एतच्चित्रं यद्यापि जिनरूपघरा नरा॥।-सोमदेव ०, २८. 


६७ 


तक घर्मविषय कभी पढ़ाया नहीं गया, शील-शौच सिखाने की आवश्यकता नहीं 
समभी गई और इस प्रकार धर्मनिरपेक्ष अतिभौतिक पीढ़ी का योजनाबद्ध नया 
समाज यहाँ तैयार ही चुका है, तैयार किया गया है। 'आ्रात्मा झौर शरीर” 
विषय को लेकर शोधग्रन्थ (थीसिस) लिखनेवाले तो बहुत मिलेंगे परन्तु उन 
विषयो से अपना निकट सम्पर्क स्थापित करनेवाले कदाचित्‌ ढू ढने पर मिलें। 
ग्रध्ययन करने पर उसे उगलना तो लोग आधुनिक शिक्षणकला से जान गये हैं 
परन्तु निगलकर उसे पचाना और अपने झ्रगों का शोरितत बना लेना, अपना लेना 
बहुत कम जानते है। यही कारणा है कि उन्हें आकृति पर सुर्खी लगानी पड़ती 
है, वह उनमे से उत्पन्न होकर परिलक्षित नही होती । बाहर से आरोपित प्रपचों के 
परिवेष में श्राज का जीवन चल रहा है। आवरण का सौन्दय्यं तो बढ गया है 
परन्तु निरावरण दशा में यदि मनुष्य अपने को देख सके तो नितान्त लघु अनुभूति 
से कातर होना पडेगा। इसीको कहते हैं - 'बाह्मग्रन्थिविहीना दरिद्रमनुजा: - 
किन्तु जिसने प्रात्मसाक्षात्कार से अपनी अपार विभूतियों को, सम्पन्नताओो को 
जान लिया है वह अपने श्राप में पूर्ण है। ऐसा पूर्ण व्यक्तित्व ही परम निःश्रेयस 
की दुविलघ्य घाटियो को पार करता है। श्राज के क्लिष्ट काल में भी सोमदेवसूरि 
के झाश्चय को जीवित रखनेवाले ऐसे पुण्यवान्‌, सुकृती, धन्य महापुरुष होते है । 
विश्व के यावत्‌ भोगो की निद्य परिणति को जानकर विरक्त होकर वे प्रन्नज्या ले 
लेते है तथा झात्मकल्याण के लिए जीवन को सुरक्षित कर लेते है। इस निग्न॑न्थ 
प्रत्रज्या को आकाश से बरसती रत्नावली की उपमा क्षत्रचूडामणिकार ने दी 
है! । वादीभसिह कहते है कि जो व्यक्ति जीवन के प्रारम्भ में, मध्य मे अथवा 
उत्तरार्ध में भी प्रव्रज्या ले लेता है वह कथचित्‌ अपने मनुष्यभव को साथ्थक 
करने की पऔरोर प्रवृत्त हुआ माना जा सकता है । किन्तु ससारी और विषयी जीवन 
ब्िताकर क्चकरनेवाला तो ऐसा है जिसने भस्म पाने के लिए रत्नहार जला 
दिया हो* । सम्यग्ज्ञानपूर्वक वीतरागभाव धारण करनेवाले मुनि को जिस सुख 
की प्राप्ति होती है उसका अनन्तवा भाग भी स्व के देवेन्द्रो को प्राप्त नही 
१ 'प्रवज्या जातुचित्‌ प्राज्ञ: प्रतिषेध्दु' न युज्यते । 
न हि खादापतन्ती चेद्‌ रत्नवृप्विनिवायंते ॥ - क्षत्रचृडामणि. 


२. वयस्यस्तेषपि वा दीक्षा प्रेक्षावद्भिरपेक्ष्यताम्‌ 
मस्मने रत्नहारोड्य॑ पण्डितैनं हि. दह्यते ॥!! का 


द््द् 


होता" । क्योकि सुख का भास्पद तो आत्मस्थित होना है, ज्ञान की रज्जु से 
इधर-उधर धावन करते हुए मनरूप हाथी को बॉधना है', मानस में कल्लोल लेती 
वासनाचचल तरंगो को प्रशमित कर स्थिर जलाशय में आात्ममरि को देखना है । 
उपशम भाव से अनुष्ठित ब्रतों तथा तप से संयमभाव को प्राप्त करना है? । इसी 
की विधिपूर्वक सगति त्यागमय जीवन में निहित है। 


१. यत्‌ सुख वीतरागस्य सुने. प्रशमपूर्वकम्‌ ।' 

न तस्यानन्तमागो5पि प्राप्यते त्रिदशेइवरेः ॥ 
२. 'मण करहो धावतो खाणवरत्ताइ जेहि राहु बद्धो। 

ते पुरिसा ससारे हिडति दुहाइई भुजता॥! -योगसार, १. 
३ “उपसम तव भावजुदो णाणी सो सावसंजुदो होइ । 

झशाणी कसायवसगो असजदों होइ सो ताव ॥।' -झ्रा० कुन्दकुन्द 


मनोविज्ञान - मौमांसा 


मन भ्रर्थात्‌ मानवसज्ञा को साभिप्राय करनेवाला मननात्मक उपादान, 
मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु । राग परिणत होकर संसार के अ्रनन्तविषयों, 
कषायों और प्रपचो में अहोरात्र निमग्न तो विरक्त होने पर एक झटके के साथ 
आत्मा के स्वरूप चिन्तन में तनन्‍्मय-तल्लीन हो जानेवाला। राग-विराग के 
उभयक्षेत्रो में विना किसी बाधा के सचार करनेवाला, दशो दिशाओ्रों मे 
अप्रतिहृतगति किसी सम्नाट्‌ के समान। एक समय भतृ हरि से जिसने शू गार 
शतक लिखवाया, दूसरे समय 'घिक्‌ ता च त च मदन च इमां च मांच' - के उद्गारों 
के साथ उसी ने उन्हे भ्ररण्यगामी बना दिया। एक ऐसा निरंकुश गजेन्द्र, जो श्रपनी 
इच्छा से कमलनाल के समान सयम का अ्रपहरण कर सकता है भ्ौर अ्रच्छाइयों 
को अम्बारी लगाकर चले तो मनुष्य को उच्चतम सम्मानभूमि पर पहुँचा सकता 
है । ऐसा दुर्घर्ष है यह मन जो ग्रॉखो से देखता है, कानो से सुनता है तथा सम्पूर्ण 
इन्द्रियो से अपना इच्छित प्रयोजन सिद्ध कर लेता है। इसीलिए तो इच्छा को 
मनीषा - मन की एषणा कहा जाता है । “मनो हि हेतु: सर्वेषामिन्द्रियाणाम्‌ प्रवतंने' 
इन्द्रियो की प्रवृत्ति मे मन ही हेतु है। जब इसे गीत अ्रच्छा लगता है तब यह 
कानों की खि३की खोलकर उसे सुनता है, किसी रूपसौन्दर्य को देखना चाहता 
है तो नेत्रो से उसे पी लेता है, किसी श्रास्वाद्य वस्तु की रसानुभूति चाहता है तो 
उसे रसनेन्द्रिय के ग्रधीन कर देता है -और इस प्रकार इन्द्रियों के माध्यम से 
अरूप होकर भी श्रास्वादन करता है। जब मनुष्य स्व-पर के भेदज्ञान से संसार- 
विषयो से उदासीन, विरक्त भ्रथच वितृष्ण हो जाता है तब यही मन शु गार- 
अ्रवस्था के षड्यन्त्रों का मुखबिर बन जाता है और वेराग्य के पक्ष मे होकर 
विरुद्धसाक्षी देने लगता है। एक समय जो नारीमुख को पद्मगन्धी बताता था, 
आज दॉतरूप हड्डियो का निवास कहता है। पूर्वावस्था मे जो शूगार की बाते 
कान खोलकर सुनता था भौर रूप को घूर-घ्रकर देखता था, श्राज कहता है - 
'अ्न्धवत्‌ पश्य रूपारिण शुणु शब्दमकर्णवत्‌' - रूप की शोर भ्रन्धे के समान देखो 
और पदनुपुरों की भंकार को बधिर के समान सुनो । भला भ्रन्धा क्‍या देखेगा 
और विकर्ण क्या सुनेगा ? पर, बात मन की मुखबिरी की थी। इस प्रकार किसी 


०0 


भी बात से साफ मुकर जाना मन के बूते का बात है। किन्तु मन की मोमासा 
इतने पर ही समाप्त नही होती । इसे “चंचल' कह देने भर से इसकी सामर्थ्यों से 
इन्कार नही किया जा सकता। क्योकि -इसीने तीर्थकर बनाये भौर इसीने 
चक्रवरतियो के मस्तक पर मुकुट रखे। संसारपक्ष में मानव की प्रगति का 
जितना इत्तिहास है, सब मन का क्रीडाविलास है और निवृत्तिमागं की जितनी 
सीढियां है, उन पर मार्गद्शंक के रूप मे मन के पदचिह्न ही अग्रगामी है। 
आवश्यकता तो इस बात की है कि मनुष्य मन की बहुमुखविकीर्ण शक्तियो को 
किसी एक कारये के लिए केन्द्रबिन्दु पर एकञ्नित करले। यदि अनेक-व्यवसायों 
में बिखर कर मन्दशक्ति हुए मन को कोई एकाग्र कर लेता है तो वह करिष्यमाण 
झथवा विधीयमान कार्य की श्राधी बाधाग्रो (रुकावटो) को पार कर लेता है। 
क्योकि कार्य के दो भाग (खण्ड) होते हैं - एक दत्तचित्तता (मन की एकाग्रता ) 
झग्रौर दूसरा आावश्यक-प्रपेक्षित श्रम । इनमे श्रम से श्रधिक दत्तचित्तता का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसे समभाने के लिए आतशों शीशा (आग्नेयकाच ) का 
उदाहरण उपयुक्त होगा | सूर्य की किरणों मे दाहक शक्ति विद्यमान है, इस बात 
को जानकर जब कोई उस आग्लेयकाच पर उन किरणों को एकत्र करता है 
झौर उसकी तीक्ष्ण किरणों के नीचे वस्त्र रख देता है तो उनसे अ्रग्नि उत्पन्न 
हो जाती है। किरण जबतक उस आग्नेयकाच पर केन्द्रित नही की जाती, 
तबतक अग्निमय होने पर भी अग्नि उत्पन्न नही कर पाती क्योकि किसी सामर्थ्यं 
की सम्पन्नता उसकी एकाग्रता पर निर्भर है। जो लोग ससार में किसी उद्याग, 
व्यवसाय, कला, शिल्प, काव्य ग्रथवा शास्त्रलेखन में कृतकाम या यशस्वी 
हुए है, हो रहे है, उनके लिए दिन-रात के चोबीस घण्टे कभी बड (विस्तारवाले) 
नही हुए और जो अकमंण्य, आलसी है, उनके लिए उनमे न्‍्यूनता नहीं आई। 
फिर भी परिणामस्वरूप उद्यमियों ने अपने ससार को और अधिक सौन्दर्य, 
शालीनता, सुख-सुविधाएश एवं विकास दिये और झालसी के संसार का क्षेत्रफल 
पहले था, उससे भी सिकुड गया । इस मन ने ही एक का नाम मनसस्‍्वी, महामना 
के नाम से प्रसिद्ध कर दिया और दूसरे को मन शक्तियों का परिचय भी नहीं 
मिल पाया । इसीलिए जिन्होंने यह जान लिया कि मन को सुनियोजित काये पर 
लगाकर उससे सिद्धियों का दोहन किया जा सकता है, उन्हे ही सर्वार्थ चिन्तामणि 
को उपलब्धि हुई है । जो मन के भृत्य है, वे सदा पराजय और ठोकरे खाते है किन्तु 
जिन्‍्होने मन को भृत्य बना लिया है, मन उन्हे कन्धों पर उठाये घूमता है। इस 
रूप मे जय और पराजय मन से पराजित अथवा मन पर विजय के नामान्तर है। 


७१ 


'मनस्ती कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम्‌'! दृढ़ मनोबल रखनेवाला जब 
कार्य करने के लिए प्रवृत्तिमान्‌ होता है तब मार्ग में आनेवाले सुखों, दुःखों की 
गराना नही करता । सत्य तो यह है कि जिन्हे नाचना होता है वे वन की ककरीली, 
पथरीली भूमि पर भी नाच लेते है श्ौर जिन्हे नाचना नही आता, वे प्रशस्त, 
समतल अगरण को भी वक्र (टेढ़ा) बताते हैं। काये करने की जिन्हे घुन होती है 
वे अपना मार्ग बना लेते है। 'जहाँ चाह वहाँ राह'- इस उक्ति पर उन्हे विश्वास 
होता है किन्तु हीनमनोबल व्यक्ति तो अग्रगामियों द्वारा क्षुण्ण पथ पर भी नहीं 
चल पाते । क्योकि उन्हे अपने मनोवल का पता नही होता । वे क्या कर सकते है, 
कितना सामर्थ्य उनमे विद्यमान है, इतना वे नही जानते । परिणाम यह होता 
है कि अपनी अ्रशक्ति पर दीघे नि'श्वास खीचते उनका जीवन चुक जाता है और 
वे कुछ भी नही कर पाते। उनके 'करिष्यामि' के सकल्प 'मरिष्यामि' के कफन 
में लिपटकर मुर्दा हो जाते है। अतएव आत्मकल्याण के लिए, आ्ात्मविज्ञान के 
लिए, ऐहिक और आमुध्मिक सुख के लिए मन को जानना परम श्रावश्यक है। 
मन को जाननेवाला ससार में एक सर्वोत्तम मित्र को अपने पास रखता है, कभी 
भ्रकेलापन अनुभव नहीं करता। विपत्तियों म॑ उसे एक ऐसा उत्साहप्रद मित्र 
हमेशा प्राप्त रहता है, जिसके सहारे उसे आपदाओ्ो की घोरता विकल नही कर 
पाती । मन को अपने सहचर के रूप में पाकर मनुष्य साहस भर जोखिम के 
कार्यो में निशक कूद पडता है। उसे सफलताएं मिलने लगती है। एक सूक्ति 
है - 'क्रियासिद्धि सत्वे बसति महता नोपकरणो' - सफल होने में मनुष्य के मानस 
सकलल्‍पों की दु्धपंता ही हेतु है। उपकरणो की विपुलता से क्‍या होता है ? 
मन शक्ति ही व्यक्ति को असम्भाव्यों के अक्षुण्ण मागे पर सफल साहसिक अभियन्ता 
होने का आमत्रण देती है। मन के सुदुढ सकल्प-बल ही कार्यसिद्धि मे सहायक हैं । 
यह मन मनुष्य का सत्व है, प्राण है, बल है और पराक्रम है। जिसने मन को 
अनुरूप कार्यो में नियुक्त कर दिया, वही कर्मठ कहलाने का अधिकारी है। अ्रपने 
मनोबल को न जानने से लोग कायरता का शिकार होते रहते है। उनमें विश्वास, 
स्थिरता, साहस, लगन और विघ्न-वाधाओ से जूभने की शक्ति नहीं होती। 
उनकी आकृति पर दीनता स्पष्ट परिलक्षित होती है। झात्मविश्वास की चमक 
से शुन्य उनकी रुग्ण तसवीर सर्देव पराजयो के घेरे में कैद रहती है। उसे भ्रल्प 
से ग्रल्प कार्य भो भार श्रथ च असाध्य प्रतीत होता है। एक वार एक व्यक्ति किसी 
रुई धुननेवाली मिल में गया। वहां मैदान में रुई का ढेर लगा था, वह पहाड़-सा 
दिखायी देता था । बह व्यक्ति इतनी रुई का निचय देखकर चिल्लाने लगा - कौन 


छर्‌ 


धुनेगा ? कौन बुनेगा ? परिणामस्वरूप वह पागल हो गया। अनेक चिकित्साश्रों 
के बाद भी उसका उन्मादरोग शान्‍्त नही हुआ । अन्ततः उसे किसी उत्तम 
मानसिक चिकित्सक के समीप ले जाया गया । उसने सब घटना सुनकर बाजार 
से कुछ रुपयो की रुई मंगाई श्रौर उसे ढेर कर दिया। वह पुनः 'कौन धुनेगा ? कौन 
बुनेगा ?” चिल्लाने लगा। डॉक्टर ने उस ढेर में श्राग लगा दी । रोगी देखता 
रहा और सारी रुई जल चकने पर दीर्घ श्वास खीचकर बोला - 'चलो, छुट्टी हुई ।' 
उसी समय उसका उन्मादरोग चला गया। ऐसे मनोदौबंल्य के आखेट रोगियो 
का यह एक ही दृष्टान्त नही है । बहुत है, जो ग्रपनी सुप्त शक्तियो को न जानने 
से पराजित होते रहते है। सफलता का प्रथम सूत्र मन को जानना है। जो किसी 
काये को आरम्भ करने से पहले मन:शक्ति की तुला पर तौलते है भ्ौर भ्रपनी 
क्षमताग्रों की सीमा का अनुमान लगाने पर ही कार्यप्रवृत्त होते हैं उन्हे कृतकाये 
होते कठिनता नही होती । “व हि सर्षपवाही पिपीलिक. सुमेरु वोढु क्षमः' सरसो 
के कण उठानेवाली चिऊटी सुमेरु को नही उठा सकती । सामर्थ्य से बहिभू त कार्य 
नहीं किया जा सकता । 


श्रात्मिक शक्तियों को बलवान्‌ बनाने के लिए मनोनिग्रह परम आवश्यक 
है। जिस प्रकार सुप्रयूक्त मत्र से विषधर सर्प को वश में किया जाता है उसी 
प्रकार ज्ञानभावना से तथा नित्य अभ्यास से मन को वश में करना चाहिए। 
जब ज्ञानसमुदय होगा तो मन अशुभ परिणति का परित्याग करने लगेगा और 
नियमपूर्वक इसे शुभ परिणति में नियोजित रखने से ग्रात्मा के विमल स्वरूप की 
अधिकाधिक प्राप्ति सम्भव होगी! । तत्वसार का अभिमत है कि किसी जलाशय 
में रत्न पडा हुआ है किन्तु यदि उसका जल पवनवेग से तरगाकुल है तो तल में 
बिद्यमान रत्न दिखायी नही देगा। यही श्रात्मा के विषय में कहा जा सकता है। 
जबतक मन को चचलता शान्‍्त नही होती, आत्मा का दर्शन होना कठिन है! 
किसी राजद्वार पर जबतक प्रहरी चक्रमण करता रहेगा, कोई उसकी आँख 
बचाकर अन्दर प्रवेश कैसे कर पाएगा। ग्रत. मनरूपी जल जब तरंगरहित, स्थिर 
होगा तभी उस आत्ममरणि को देखने का सामर्थ्य अधिगत हो सकेगा* । मिथ्यात्व 


१. 'ज्ञानेन गम्यते दुष्ट नित्याभ्यस्तेन मानसम्‌। 

मत्रेणश शम्यते कि न सुप्रयुक्तेत पन्नगः ॥ - मूलाराधनादर्पण, ७६२. 
२. 'सरसलिले थिरभूये सिरुशिपडिय पि जह रबण | 

मणसलिले थिरभूये दीसह शब्रप्पा तहा विसले ॥। - तत्त्वसार, ४१. 


छ्रे 


तथा कषाय मन को अस्थिर रखते हैं, जब इनका उपशम हो जाता है तब आात्म- 
स्वरूप मे अधिक समय पर्यन्त स्थित रहना सम्भव हो जाता है। वास्तव मे प्राणी 
को मनःशुद्धि से ही कलंकों से छुटकारा मिलता है' । मन में मिथ्यात्व है, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री-पुमू-नपु सकवेद, 
तथा प्रमादादि भ्रनादिकाल से भरे हुए हैं, इन कलकों के रहते मन:शुद्धि भ्रकल्पनीय 
है। जब श्रात्मदर्शन की उत्कट श्रभिलाषा प्रबुद्ध होती है तब मन को रागद्ठ ष- 
रहित करना प्रधम ग्रावश्यक होता है तभी स्वार्थसिद्धि होती है। मनोविकारों 
की शान्ति से समता प्राप्त होकर आत्माधिगम सुलभ हो जाता है। प्रबोधसार 
में इसीका निरूपण करते हुए बताया गया है कि - 'शुद्ध पारद के सम्मिश्रण से 
लोह रसायन हो जाता है और परिणामविशुद्ध हुआ मन अनन्त धर्म की प्राप्ति 
में समर्थ होता है* । इसका यह भश्राशय है कि क्रोध, मान, माया भादि विकार 
मन के विभाव है, स्वभाव नही श्रौर स्वभावत. मन कलकयुक्त नहीं है अपितु 
ससर्गज दोषों से दूषित प्रतीत होता है उस झ्राकाश से टपकती हुई जलबविन्दु के 
समान, जो घूलि के सम्पर्क से मलिन हो जाती है। वस्तुत. मेघ के उदर से 
निकलते समय उसमे मालिन्य नहीं था किन्तु 'भूमि परत भा डाबर पानी 
भूमि पर गिरते ही उसमे धूलि और भ्रन्य मलिनताशञ्रो का मिश्रण हो गया । यह 
मलिनता पानी की अश्रपनी नहों है। अभ्रत. जो मनुष्य रातदिन साबुन का प्रयोग 
कर बस्त्रों की चमकाता-उजलाता रहता है और अपने देह को उपलेपन- 
सस्कारो से अभिरूपता प्रदान करता रहता है, यदि विवेक की आँखों से श्रपने 
मन का सम्मार्जन नही कर सके ता यह उसके लिए महान्‌ अ्रलाभ की बात होगी । 
नश्वर शरीर भर जी होनेवाले वस्त्रततुप्नरो का उज्ज्वलीकरण तो मूल त्यागकर 
तुषग्रहण की प्रवृत्ति कही जाएगी। इसी को कहते है मूर्च्छा, वास्तविकता से 
श्रपरिचय और अवास्तव से आसक्ति। भमूर्च्छा परिग्रहा:' सूत्र का यही श्रथ है 
श्रन्यथा वे कीट, भूम, पशु, पक्षी जो किसी प्रकार का परिग्रह नही रखते 
भ्रपरिग्रही और मूर्च्छारहित माने जाएगे। वह दरिद्र भी जिसके पास मकान, 
दूकान, जमी-जायदाद कुछ नही है और लगोटी (कौपीन) के अभाव से पीड़ित 
है, व्यागी कहा जाएगा । किन्तु वास्तव में वह अपने अ्रभाव से मन ही मन नितान्‍्त 


१ 'कलकबिलय, साक्षान्‌ मन शुद्ध व देहिनाम्‌ । 
तस्मिन्नविषयी भूते स्वार्थसिद्धिस्तदाह्रता ॥' -- ज्ञावार्णव, ७ 
२. 'भाष॑ शुद्ध: मना साधु धर्मानन्‍्त्याय सम्मतम्‌ । 
पराशुद्धिमवाप्नोति लोह विद्ध रसैरिव ॥ - प्रबोधसार, ३२. 


जद 


सन्तप्त है और 'पुत्रा मे कास्यपात्रे बहुक्षीरमौदनं भु जीरन्‌ - मेरे पुत्र मूल्यवान 
थालो में दूध-भात खाए - ऐसे प्रनभिलाषाओों के मत्रजाप करता रहता है। जबतक 
मन में राग है, तबतक अनुपलब्धि या प्रभाव को त्याग अ्रथवा अमूर्च्छा नहीं 
कहा जा सकता । ऐसे अपने पापो के उदय से दरिद्व मनुष्य तों बहुत हैं किन्तु 
जो श्रम्यन्तर भावना से सग का 'मूर्च्छा का त्याग करे, ऐसा जीव दुलंभ है" । ऐसा 
त्यागमय मनस्वी जीवन स्वेच्छा से विषयपराडः मुख हुए त्यागियों का है। उन्होने 
मन को इन्द्रियो से नि सग बनाया है, मूर्च्छा का त्याग किया है, बाहर-भीतर की 
ग्रन्थियो का निर्मोचन किया है। जिस दुर्वार मार को मारने में भ्रमर भी 
असमर्थ है, उसे मारकर 'मारजित्‌' पद प्राप्त किया है। तभी तो 'मारथो काम- 
खबीस को ऐसे श्रीगुरुगाज' कहकर ऐसे त्याग-तपोधन गुरुओ की वन्दना के 
स्तोत्र लिखे गये है । 


मन प्रेरणा और शक्ति का स्रोत है। मन लगाकर किये हुए कार्यों मे जो 
सुन्दरता आती है, जिस पूर्णता तथा कलात्मकता के दर्शन होते है, बेमन से किये 
हुए कार्यो मे उसके दर्शन नहीं होते । एतावता मनोयोग सुन्दरता, पूर्णंता तथा 
कलात्मकता का ग्राविर्भावक है। उत्तमता से कार्य निभानेवाले व्यक्ति तन, मन 
झ्रौर जीवन की शपथ लेते है। यह मन कल्पवृक्ष का प्रतीकात्मक नाम है। मानस- 
सकलप ही कल्पवृक्ष है । मनोविज्ञानवेत्ता किसी की आकृति को देखकर उसके 
अ्न्तर्मन की स्थिति एव गहराई को माप लेते है। क्षत्रवृडामशिकार ने कहा है 
कि “वक्‍त्र वक्ति हि मानसम्‌' मुख के भावविकार मन को कह देते है। 'मुख 
मस्तिष्क का परिचायक है' इस आशय की एक प्रसिद्ध अग्रेजी कहावत है। जिन्होंने 
मानसशास्त्र का अ्रध्ययनत किया है वे व्यक्ति की गति से, स्थिति से, सम्भाषण से, 
वार्तालाप में प्रयुक्त शब्दावली से, व्यवहार में लाये गये अशन-बसन-उपकरणों से 
तथा मोन से भी उस-उस व्यवित का परिचय प्राप्त कर लेते है । भारतीय लक्षणा- 
शास्त्रो में व्यक्तियों के शारीरिक अवयवो, अ्रगप्रत्यगो और हीन अथवा भ्रधिकागो 
का अ्रध्ययल करते हुए उनकी फलश्रुति का निरूपगा किया गया है। यह निरूपण 
कर्मफलसिद्धान्त का अविरोधी है । पूर्वभव के करम-परिणाम् से मनुष्य अश्रथवा 
अन्य योनि प्राप्त होती है और उसमे भी उत्तमत्व तथा अधमत्व कर्मपरिणाम से 
प्राप्त होता है। अगो का, उपागो का पूर्ण होना उसके सुकर्मों की घोषणा है। 
१. 'बह्मग्रन्थिविहीना दरिद्रमनुजा स्वपापत; सन्ति । 

किन्त्वभ्यन्त रसग॒त्यागी लोकेपु दुलंभो जीव ॥॥! 


छ्श 


भगवान्‌ वद्धमान महावीर के शारीरिक झौन्दर्य तथा पूर्णागता का वर्णन करते 
हुए, उन्हें उन २ शरीरलक्षणों से महापुरुष बताया गया था। हिन्दी में एक 
प्राभाणक है कि 'होनहार विरबान के होत चीकने पात' - जो वक्ष श्रेष्ठ फलवाले 
होते हैं, उनके पत्ते चिकने होते है - पत्तो के कोमल होने तथा मसुणता से अ्रमुक वृक्ष 
उच्चजातिमान्‌ फल देनेवाला है, यह ज्ञात हो जाता है। वैसे भी किसी सुन्दर 
फल, पुष्प भ्रथवा मनुष्य को देखकर चित्त प्रसन्‍त होता है श्नौर कुरूप तथा 
हीनाधिकाग के दर्शन से सकोच, ग्लानि तथा विषाद श्रनुभव करता है । यहां 
मानसशास्त्र के अ्रनुसार यह विचारणीय है कि प्रकृति द्वारा श्रथवा किसी आधात- 
विशेष से, दुर्घटनाग्रस्त होने से या जन्म से जो व्यक्ति अपने किसी अंग को ( भ्राँख, 
हाथ-पाँव, इत्यादि को ) खो बंठते है, उनमे किसी सर्वागपूर्ण व्यक्ति के समक्ष 
हीनभावना का उदय होना स्वाभाविक हो जाता है । अन्धा व्यक्ति जब लकड़ी 
से टटोलकर मार्य देखता है, उसके मन में अपने प्रति घृणा, करुणा और हीनता के 
भाव उठते है और जब कोई उसके अन्धत्व पर तरस खाता हुआ उससे श्रागे 
निकल जाता है तब उसके मन में उस नेन्रवान्‌ के प्रति ईर्ष्या, क्रोध भौर प्रतिकार 
के भाव उठते है। अवचेतन मन पर ये घात-प्रतिघात निरन्तर होते रहते है और 
वह जान भी नहीं पाता । धीरे २ उसका मन अपनी इन असमर्थताग्रो और 
कुष्ठाश्रों से जजेर हो जाता है। यही बात अन्य हीनअंगो वाले के साथ चरितार्थ 
होती है। अन्धा व्यक्ति नितान्त अ्रसहाय होकर भिक्षाजीवी हो जाता है क्योकि 
लज्जा की भ्रनुभूति कराने के प्रत्यक्ष इन्द्रियोपकरण नेत्र न होने से धीरे २ उसकी 
मानसिक लज्जा मृत हो जाती हे किन्तु यह सिद्धान्त काणाक्ष व्यक्ति पर लागू 
नही होता। क्योंकि यद्यपि वह नेतेन्द्रिय के अधभाग से हीन हो बेठता है तथापि 
उसमे अवलोकनशक्ति विद्यमान रहती है जिसके द्वारा वह शअ्रन्धे जितना असमर्थ 
नही हो जाता | भ्रत' जब वह द्विनेन्न व्यक्तियों को देखता है तो अपनी एक श्राख का 
फूला उसे प्राणों तक चुभता लगता है। फलत. एक हीनभावन। के साथ २ उसमे 
कुछ कुटिलता, क्ररता, वक्रता श्र वचकता जेसे अवगुणो का शने. २ प्रादुर्भाव 
होने लगता है । ये दोष मानस में चुभे हुए भ्रपने हीनागो के परिताप से उत्पन्न हो 
जाते है शोर ऐसे, श्रपवाद को छोड़कर, शत २ व्यक्तियों के श्रध्ययन से प्रसूत 
निष्कर्षों से लक्षणशास्त्रो को रचना की जाती है । “युक्तिकल्पतरु' में राजदूत के 
लक्षण॒प्रसग मे लिखा है - वपुष्मान्‌ वीतभीर्वाम्मी दूतो राज्ञ: प्रशस्यते'- 
सुन्दर, सुडौल शरीरवाला, निर्भय तथा वाक्‍्पटु राजदूत प्रशसनीय है। जिस पुरुष 
के नेत्रो का स्वरूप मधु-पिगल हो वह श्रीमात्‌ होता है। ऐसे मधु-पिगल नेत्र 


9६ 


प्रायः राजाओं के होते हैं' । जिसके नेत्र ककेश मधु पिगल हों, वह कुलास्तक होता 
है। महाभारतकार ने घृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नेत्रों का ककश मधुपिगल वरॉन 
किया है। जिनका स्वर मेघगम्भीर हो, चक्रवाक - क्रौंच अथवा ड्बते हुए कुम्भ से 
उठते नाद के समान हो, वे ऊचे भ्रधिकारी होते हैं। इसके विपरीत जिनका स्वर 
गर्देभसदृश हो, फटे बास के समान जजंर हो, वे दरिद्र तथा अविश्वसनीय होते 
हैं। कूमंपुष्ठ के समान उन्नतचरणा विशिष्ट व्यक्तियों के होते है । जिन व्यक्तियों 
के हाथ, पैर, कान, शिर, स्कन्ध, वक्ष:स्थल और भाल विशाल होते हैं, वे लोक- 
पूजित पुरुष होते हे? । इत्यादि वर्णन, जो लक्षणशास्त्रों में दिया गया है, वह 
लक्षणविदो के अध्ययन का फल है, निष्कर्ष है। प्राचीन भारत मे इस प्रकार की 
शोध करनेवाले विद्वान होते थे, जिनके ग्रन्थों को परिहास श्रथवा उपेक्षा से नहीं 
देखा जा सकता । आज “थीसिस' लिखने का जो प्रकार है, उससे कही अभ्रधिक 
सारगर्भ यह प्राचीन अध्यवसाय था । किसी उत्तरदायी पद पर नियुक्त करते समय 
व्यक्ति के शास्त्रीय ज्ञान के साथ २ उसके व्यक्तित्व को भो ध्यान में रखा जाता 
था । दृढ़, ऊची काठीवाले तथा श्यामवर्णों सेनापति शत्रुओं के लिए काल प्रतीत 
होते थे । सुन्दर, गौरवरणं, स्मितमुख, विचारवान्‌ वेद्य के दर्शन से रोगी का 
श्राधा रोग स्वत. दूर हो जाता है। यदि शास्त्रकारों ने 'मूत॑मिव मोक्षमार्गमवागृ- 
विसर्ग वपुषा निरूपयन्त लिखा तो इसमें रहस्य यही है कि तपस्त्याग- 
परायण मुनिराज की श्राकंति पर मनोंवाक्‌काय-त्रियोगसिद्धिजन्य विशिष्ट 
वीतराग भाव इतने प्रस्फुरित हो उठते हैं कि दर्शन करने मात्र से मन पुलकायमान 
हो उठता है श्र जिस विषयस्वरूप को अन्य सामान्य लोग वाणी को श्रम 
देकर भी समझा नहीं सकते, उसे वे बिना बोले मुद्रामात्र से प्रकट कर देते 
है। बकत्र वक्ति हि मानसम्‌-का ही यह चमत्कार है। जब मनुष्य अपने 
उत्कट तप से, मनोबल से तथा एकाग्र ध्यानसामायिकसमाधिबल से आकृति 
पर अन्तरात्मा के सूक्ष्म भावों को यथेच्छ रेखाकित करने मे समर्थ हो जाता है, 
तब उसे सिद्धपरिश्रम अथवा अपेक्षित उद्देश्य में सिद्धिप्राप्त कहना चाहिए। 
क्योंकि मनुष्य के सभी प्रयत्न साधना से झारम्भ होते है और सिद्धि में समाप्त 


१ "न श्रीस्त्यजति सर्वत्र पुरुष मधुरपिंगलम्‌ । 
झापिंगलाक्षा राजान, सर्वभोगसमन्विता ॥ - भविष्यपुराण, 
२. (पृथुपारि: पृथुपादः पृथुकरं पृथुशिरा, प्रथुस्कन्ध. । 
पृथुवक्षा प्रुथुजठर: प्रथुमाल' पूजित. पुरुष: ॥ - सामुद्रतिलक., 


9७ 


होते हैं। यात्रा का पर्यवसान अभीष्ट स्थान पर पहुंचने में है। निरुद्देश्य इधर- 
उधर घूमने को यात्रा अथवा साधना नहीं कहते। साधना में निर्माण का भाव 
है। अपेक्षित कागज, पुस्तक, दवात तथा कलम - उपकरणों को लेकर जब बालक 
स्वर-व्यंजन सीखने लगता है तब उसके श्रम का भविष्य उसकी विज्ञता में बदलता 
है। यही परिणाम उसके साध्यप्रयत्नों, अ्ध्ययनादि की सिद्धि है। यह सिद्धि 
मनोबल से प्राप्त होती है। प्रसमिद्ध मनोबल में पावक का तेज प्रज्वलित हो 
जाता है, विध्व-बाधाओ्रो के कान्तारों को दग्ध करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है 
और निर्माण के सप्तस्वर ताल देने लगते हैं । 'कार्य वा साधयेयं देहूं वा पातयेयम्‌' 
यातो कार्यसिद्धि प्राप्त करू या प्राणो का विसर्जन कर दू' -यह मनस्वी की 
भावना होती है। कार्यसिद्धि के लिए उद्यत मनस्वी दुःखों-सुखो की गणना नहीं 
करता । 'मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दु.ख न च सुखम्‌' । वास्तव मे दुःखों, सुखो 
से विचलित होनेवाले कार्यश्ूर नहीं हो सकते। “नो रिस्क नो गेन'- जोखिम 
उठाये बिना श्रागे नही बढ़ा जाता, इस उक्ति में सत्यता है। 'इस पार या उस 
पार' मनतस्वी को बीच का पथ स्वीकार्य नही। ऐसो को विजयश्री मिलती है। 
लक्ष्मी ने कहा है कि मै उनका साथ पसन्द करती हू जो उद्यमी हैं, श्रध्यवसायी 
है, आवश्यक होने पर अ्रमृत तो अ्रमृत, गरल के घू ट पी सकते है, जो विना सीढी 
के आकाश पर चढ सकते है और विना विवर के पाताल का तल देख सकते हैं । 
किस्तु जो आलसी है, श्रकर्मण्य है, उन्हे लक्ष्मी के वाहन भी नहीं पूछते । मनोबल 
अ्रपने शाप में बहुत बडी शक्ति है। शक्तियो का निरूपण करते हुए भारतीय 
तत्त्वचिन्तको ने उसके तीन भेद बताये है- प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति श्नौर उत्साह- 
शक्ति । इनमे उत्साहशक्ति सर्वाधिक गरीयसी है। उत्साह मन का धर्म है। यदि 
उत्साह नही तो कुछ भी करने की शक्ति नही रह जाती। जिसकी हृदयपुस्तक 
पर खिन्नता के अक्षर नही लिखे होते, वह कभी पराजित नहीं हो सकता । 
मनोबली के स्वर मे धीरता और गति में सिहपराक्रम परिलक्षित होते है। शक्ति 
का प्रक्षयस्रोत पुष्ठ शरीर श्रौर धन-वैभव नहीं, मनोबल है। प्रसिद्ध है कि सिंह 
हाथी से लघुकाय होता है किन्तु उसमे मनोबल जिसे सत्व कहते हैं, ग्रधिक होता 
है तभी वह हाथी को पराजित कर सकता है । किसी कवि ने कहा है कि - यदि 
मदोन्मत्त गजेन्द्रो के गण्डस्थल को सिहशिशु भी विदोर् करने के लिए लपकता 
है तो यह सत्ववानो की प्रकृति है, वय में ज्येष्ठ होना वास्तविक ज्येष्ठता नही" ।' 


१. 'सिहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेपु । 
प्रकृतिरिय सत्ववता न खलु वयस्तेजसो हेतु' ॥। - भू हरि', वीतिशतक. 


छ्ष 


किसी राजसभा में किसी जटिल प्रश्न पर कई दिनों से वाद-विवाद चल रहा था । 
बड़े-बड़े विद्वान, वादशिरोमणि, त्कंभूषण नतमुख सोच रहे थे । तभी एक 
श्रल्पवय के व्यक्ति ने, जिसे बालक ही कहना चाहिए, वहा प्रवेश किया। यह 
जानकर कि वह शास्त्रार्थ में भाग लेने उपस्थित हुआ है, राजा और पण्डित- 
मण्डली उपहास करने लगे। बालक ने निर्भीक स्वर मे उन्हे चुनौती देते हुए 
कहा - आप क्‍यों हँसते हैं? मेरी बाल्यावस्था जानकर ? किन्तु क्‍या हुआ यदि 
मै बालक हू ? मेरी सरस्वतो बालिका नहीं है। वयस्क होने पर तो मैं तीन लोकों 
के वर्णन का सामथ्य प्राप्त कर लू गा! ।' शारीर अवस्था मे ज्येष्ठ-कनिष्ठ होने से 
मानसशक्ति में श्रथवा उसके विकास में भी ज्येष्ठता या कनिष्ठता की जो कल्पना 
करते हैं, वे भ्रम-बाधित ही कहे जाएगे । कुछ लोग भ्रवस्था के साथ-साथ चलते है 
भ्र्थात्‌ जैसे-जैसे उनका शरीर बढ़ता है, आयु: परिपक्व होती जाती है, वैसे-वैसे 
उनमें मानसिक विकास भ्रधिकाधिक होता जाता है, विचार परिष्कृत एवं प्रौढ़ होते 
जाते हैं किन्तु कुछ लोग शारीर आयु से बड़े होकर भी अनुभवों तथा मानसिक 
विकास के क्षेत्र मे बौने होते है, श्र्थात्‌ उनका शरीर पचास का होता है तो मन 
पच्चीस का । समाज के किसी सभा-सस्थान में बैठते है तो बालकों के समान 
हँसते-बोलते है। विना प्रयोजन गली-मुहल्लो मे चक्कर लगाया करते है। शोक- 
सभाओ में बैठते है और पान की गिलोरिया चबाते है, किसी दूल्हे की वरयात्रा 
में सम्मिलित है और मुहरंभी सूरत बनाये है। लोगो को उन पर तरस आता 
है भौर प्रत्यक्ष नही तो परोक्ष उन पर तालिया पीटते है, उन पर व्यग्य-विनोद 
की सभाए आायेजित करते है। उन पर कसे गये चुटकुलों से ठडी गोप्ठियो को 
गरमाते है । किन्तु इसके विपरीत कितने लोग भील के समान शान्‍्त होते है 
ग्रौर सहसा उनके अन्त.करण में उठनेवाले हर्ष, शोक ग्रथवा विक्षोम की उमिया 
मुख पर परिलक्षित नही होती। सभाग्रो में वृद्धजनों से अधिक उनका सम्मान 
किया जाता है। वे बचपन में तरुणो जेसे, युवावस्था में वृद्धजनों-से सम्मानित 
एवं लोकपूजित होते है। यह उनके समुन्नत मानस का सम्मान है। कहते 
है - उन्नत मानस यस्य भाग्य तस्य समुन्नतम्‌ - जिसका मन ऊचा उसका भाग्य 
भी ऊचा होता है । 

मन का प्रभाव नितान्त वेयक्तिक नही कहा जा सकता। यह मानवसमृह 
मन से परिचालित है और इस प्रकार मन का प्रभुत्व व्यक्ति, समाज और राष्ट्र 


१. “राजन ! यद्यपि बालोहह न मे बाला सरस्वती । 
प्राप्त तु षोडशे वर्ष वर्शोायामि जगत्तयम्‌ ।! 





छह 


तथां विश्व पर है। परस्पर में सम्पर्क करनेवाले व्यक्तियों के मन एक-दूसरे से 
मिलते हैं तथा भ्पनी विशिष्टता श्रथवा हीनता की छाप छोड़ते हैं। इससे एक 
वातावरण बनता है। उस वातावरण के परिस्थाम समाज के व्यक्तियों की मनो- 
दर्शाओ्ों को बताते रहते है। यदि किसो समाज में नैतिकता (मोरलिटी) का 
पतन दिखायी देता है तो निस्सन्देह उस समाज का मन गिरा हुग्मा है, मानसिक 
प्रध:पतन हो चुका है। श्राज संसार के राष्ट्र युद्धोपादानो के निर्माण में लगे हुए 
हैं क्योकि बाहर से शान्त प्रतीत होनेवाले, उनका मन अन्तर्भीत है और श्रविश्वास 
उनके मनः:प्राण में बसा हुआ है। यह मानसिक अ्रविश्वास उन्हे उन्मृक्त हृदय 
से परस्पर मे मिलने नहीं देता तथा भीतर ही भीतर विष घोलता रहता है। 
इसीलिए किसी नीतिकार ने कहा कि -ये जो पृथ्वी पर कोटि-कोटि नर चलते 
हुए दिखायी देते है, पृथ्वी के भार हैं श्नौर मानो चलते-फिरते मासव॒क्ष है। इनके 
लम्बे चौड़े शरीर बोझ है श्लौर मानसिक चेष्टाए पागलो जैसी है" । वस्तुत. आत्म- 
प्रविष्ट विशुद्ध मन एक सस्था है, जो अपने सम्पर्क मे आनेवाले को भी पवित्रता 
से मालामाल कर देती है। 'साधु' शब्द का भ्र्थ प्रशस्तमानस व्यक्ति है। कोरे 
तन की सुन्दरता से साधुत्व नही मिलता। जब मन में पवित्रता, सस्कारिता, 
उच्चाशयता, एवं आंत्मनिष्ठा जागृत होती है तब उसे साधु कहा जाता है। ऐसे 
साधश्रो के चरणों मे बैठते ही मन में पवित्रता का सचार होने लगता है। प्राचीन 
समय में समाज तथा राष्ट्र का जीवनस्तर समुन्नत था और परस्पर विश्वास, 
स्नेह भर प्रेम का वातावरण था, उसका कारण यही साधुमन था, जो सर्वेत्र 
ग्रपनी शुचिता को विस्तारित करता था। परिणामस्वरूप राष्ट्र का जीवन सुखी 
था। इस प्रकार मन की सृष्टि जागतिक जीवन को प्रभावित करती है श्रौर 
बडी-बड़ी क्रान्तियो को जन्म देती है। मन का स्वरूप चचल बताया गया है। 
श्रुतस्कन्धे धीमान्‌ रमयतुं मनोमकंटममुम्‌' - कहते हुए शास्त्रकारो ने इसे 'मर्कंट' 
वानर कहा है। इस पर बुद्धि का अ्रकुश रहने से मनुष्य सहसा उपहसनीय नही 
बनता । अन्यथा यह मन कभी-कभी बडे-बडे व्यक्तियों को भी लज्जा से लाल कर 
देता है। कहते है, एक व्यक्ति किसी गोपनीय पत्र को लिख रहा था, उसी समय 
पास बंठा हुआ व्यक्ति उसे पढने लगा। पत्रलेखक ने लिखना चालू रखा झौर 
लिखा 'शेष समाचार तुम्हे दूसरे किसी समय लिखू गा, क्योकि इस समय इस पत्र 
१. “विपयंस्तमनइचेष्टे. शिलाशकलवष्म॑मि: । 

मांसवुक्षिरिय मूर्खेर्माराकरान्ता वसुन्धरा ॥ 


दछ 


को एक भूखे पढ़ रहा है।” पत्र पढ़नेवाले व्यक्ति को शर्म श्राई झ्ौौर वह म्‌हु 
फेर कर बैठ गया । इसी प्रकार की एक घटना राजा भोज से सम्बन्धित बतायी 
जाती है । कहते है कि भोज की दो रानिया एकान्त वार्तालाप कर रही थी। उसी 
समय विना पूर्वसूचना के - 'मैं राजा हू, पति हू' - ऐसा दर्प रखकर भोज उनके 
बीच में उपस्थित हो गये । बड़ी रानी ने आओ, मू्खे | ' कहकर पत्तिदेव का स्वागत 
किया। राजा उल्टे पैरों लौट झ्राया । वह श्रपने प्रति प्रयुक्त 'मूर्ख' शब्द पर विचार 
करने लगा और मन को शान्ति देने राजसभा-भवन में जा बैठा । वहां जो 
भी शूर, सामन्‍्त, विद्वान्‌ ग्राते उन्हे वह 'आझो, मू' कहने लगा। लोग चकित 
थे कि विद्वतृशिरोमणि को आज क्या हो गया है ? तभी कालिदास ने राजसभा 
में प्रवेश किया। राजा ने उन्हे भी वैसा ही कहा । सुनकर कविराज ने राजा के 
किसी प्रच्छन्न भ्रभिप्राय का भ्रनुमान किया और कहा - हे राजन्‌ |! मै खाता हुआा 
मार्ग नही चलता, हँसता हुआ वार्तालाप नही करता, बीते हुए को लेकर चिन्ताग्रस्त 
नहीं होता, भ्रपने द्वारा किये हुए उपकार को बहुत नहीं मानता और जहा दो 
व्यक्ति एकान्त वार्तालाप करते हो, वहाँ तीसरे के रूप मे उपस्थित नहीं होता, 
है भोज ! कौन सा कारण है कि मुझे 'मूर्ख' कहते है" । महाकवि का श्लोक सुनते 
ही राजा को पपने प्रति आग्रो, मूखे !” कहे जाने का रहस्य स्पप्ट हो गया । 
अश्रहो ! मनोविज्ञान न जानने से ही उन्हे 'मूर्ख' शब्द सुनना पडा । यह मनोविज्ञान 
जीवनशास्त्र है, जीने की कला सिखाता है। जो लोग बडे-बड़े उलभे हुए प्रश्नो को 
सुलभाने का दायित्व लेते है, वे मनोविज्ञान के प्रकाण्ड वेत्ता होते है । अवसर 
देखकर बोलते है । नीतिकारों ने कहा है - 'कहिए समय विचारि'- समय का 
विचार करके बोलना चाहिए । 'प्रवसरपठिता वाणी गुणगग्गरहितापि शोभते 
पु साम्‌ - समय देखकर कही हुई बात कभी-कभी साधारण होने पर भी बडा काम 
कर जाती है। इसी प्रकार समय निकलने पर कही हुई बहुमूल्य सूक्ति भी किसी 
प्रयोजन को सिद्ध करने में ग्रसफल रहती है । बारात निकल जाने के बाद ढोल 
पीटने से क्या लाभ ! 'का बरसा जब कृषो सुखाने'-जब पानी की बाट देखते-देखते 
खेती सूख गई, तब बादल उठे है, ऐसो बरसा किस काम की ? ये सूत्र मानसशास्त्र 
के हो है। 'बहुज्ञता व्यूतत्तिरित्याचार्या:' मनुष्य को 'बहुज्' होना चाहिए। 
केवल शास्त्रों को शुष्क फक्किकाशओं के रटने से वैदृष्य नही मिलता । “यो लोकबेदी 
१. 'खादन्न गच्छामि हसभ्न भापे, गत न शोचामि कृत न मन्ये । 

द्वाम्या तुतीयों न मवामि राजनू, कि कारण भोज ! भवासि मूर्ख. ॥ - भोजप्रबन्ध: 


न 


5 ४ 4 


वेदी स बहुवेदी' - जो लोकशास्त्र को जानता है, वह बहुत जानता है । व्यवहार 
के किसी सी क्षेत्र में मनोविज्ञान की प्रपरिहायय प्रावश्यकता है । कि मे जन: पश्यति 
भावभाषिते' - मेरे भावों श्र भाषणों पर लोग क्या विचार रखते हैं ? यह सरल 
बात जो नहीं जानता, सफलता उसे नहीं मिलती । अ्रनेक लोग सभाश्रों में बोलते 
हैं, लोग एक-एक कर उठने लगते हैं, श्रापस मे बातचीत शुरू कर देते हैं किन्तु 
वक्ता भपने लम्बे व्याख्यान को लघु नहीं करते । वे लोकमानस की झरुचि को जानकर 
भी बोलते रहते हैं। ऐसे लोग दया के पात्र हैं। 'टेपरेका्ड' के यत्र उनके कण्ठ में 
लगे हुए हैं, जबतक 'फीता' समाप्त नही हो जाता, चुप कैसे हो सकते है ? कहना 
चाहिए कि वक्‍तृत्वकला का मनोविज्ञान से सीधा सम्बन्ध है । किसी नीतिकार ने 
राजनीति को वारागना की उपमा देते हुए लिखा है कि उसके रूप पल-पल में 
बदलते रहते है। 'वाराज्भनेव नृपनीतिरनेकरूपा' यदि क्षण-क्षणा मे परिवर्तनशील 
राजनीति को मानसशास्त्र के दर्पण में नही देखा जाए तो सफलता दुलंभ है । 


जैसे मयूरपंख वाय्‌ के भ्रत्पस्पश से भी डोलायमान हो जाता है उस प्रकार 
यह मन विषयादि स्पर्श से चलायमान हो जाता है' । पीपल का पत्ता कभी स्थिर 
नही रहता, इसीलिए उसे 'चलपललव” कहते हैं । यह मन भी वैसा ही है । इसकी 
चचलता को रोकने के लिए इसे सर्वदा स्थिर रहनेवाले आात्महंस मे सुप्रतिष्ठ 
करना श्रेयस्कर है*। क्योकि मन की चाचल्यवृत्ति का निरोध किये विना 
भात्मकल्याण के मार्ग पर एक पाद भी अग्रसर नही हुआ जा सकता। जो मोक्षगामी 
हुए है, उन्होंने प्रथम मन को रागादि परिणति से मुक्त किया है तदनन्तर ही वे 
मोक्ष प्राप्त कर सके है। जब बहिरग तथा अन्तरग मोह, भ्रज्ञान एवं कषाय की 
निवृत्ति हो जाती है, तब मन स्थिर होता है, वश में गाता हैं। जब स्थिरता 
प्राप्त होती है, तब ध्यान-समाधि मे प्रवृत्ति होती हैः । भ्रत कर्मबन्ध का क्षय 
करने के लिए मन को विभावावस्था से स्वभावावस्था की ओर लौटाना ग्रावश्यक है । 
कषायो से तथा इन्द्रियो के सम्पर्क से व्याकुल हुआ मन बार-बार भवचंक्रमण कराता 
है। भ्रत. मन से हुए कर्मबन्धो को प्रबल पुरुषार्थ के उदय से मन द्वारा ही क्षय कर 


२. निर्व्यापारे मनोहसे पुहसे सबंदा स्थिरे । 
बोधहस: प्रवर्तेत विद्वत्रयसरोवरे ॥।- 


रे. बहिरन्तस्तमोवातैरस्पन्द दीपवन्‌ मनः। 
यस्य स्थाह्वीतमोहस्य स ध्यान ध्यातुमहति ॥/ - महापुराण, २११६ 


घर 

जीव मोक्षगामी होता है" । इसी प्राशय का निरूपण करते हुए 'महापुराण' में 
आचार्य जिनसेन ते कहा हैं कि- 'ज्ञानदर्शनात्मक उपयोग की विशुद्धि से रागद्व ष 
का नाश होता है और संवरपूर्वक निजेरा होती है। ये रागद्व ष ही कर्मबन्ध के 
हेतु हैं और मन की विभावपरिणति से उदय मे श्राते हैं। इस प्रकार कर्मबन्ध- 
निरसन करने पर नि:सन्देह मुक्ति हो जाती है? । मन के विषय मे लौकिक विज्ञान 
से परे यह झात्मविज्ञान प्राप्त करना ही उसकी वास्तविक उपलब्धि है। क्योंकि 
मन के वशीकररा, समुन्नयन तथा आत्मप्रतिष्ठ करने का यावत्‌ प्रयत्न कर्मनिजरा 
है, मोक्षप्राप्ति है। ससार में विचरण करनेवालो के लिए जितना वक्तव्य दिया गया 
है, वह लौकिक अपेक्षा से है। इसके परिज्ञान का उत्तम तथा वास्तविक उपयोग 
तो श्रात्मोपलब्धि ही है। कहते है - 'तस्मिन्‌ सिद्ध इते साक्षात्‌ स्वार्थेसिद्धि्भवेद 
ध्रवम -- 


१. चित्तेन जनित कर्म चित्तेन परिशुद्धधते ।- 


२ “उपयोगविशुद्धों च बन्धहेतुनुदस्यत । 
सवरो निजेरा चेव ततो मुक्तिरसशय ॥/-- महापुराण, २११६ 


चारित्र विना मुक्ति नहीं 


मुक्ति शब्द का भ्रर्थ है मोक्ष, बन्धनों का विगलन, निर्बेन्ध होता, छुटकारा । 
कौन निबन्ध होना नही चाहता और किसे छुटकारा ग्रथवा स्वतंत्रता प्रिय नहीं 
लगती ? श्रतः कहा जा सकता है कि मृक्ति सर्वप्रिय विषय है श्र इसकी प्राप्ति 
परमानन्दप्रद है । किन्तु प्रिय होने मात्र से प्रियत्वयक्त उस वस्तु की प्राप्ति नही 
हो जाती । ज्ञान और प्राप्ति मे यही श्रन्तर है। ससार के कोटि-कोषटि जन अनेक 
विषयो, वस्तुओं का ज्ञान रखते है। शिर के ऊपर से श्रभी-प्रभी उड़कर गई वस्तु 
को वे जानते है कि वह वायुयान है परन्तु जो उसमे बैठकर उड़ रहे है उन्होंने 
पुरुषार्थ कर उसमे अपना स्थान आरक्षित करा लिया है श्ौर जो भी उसमे श्रासीन 
होने के लिए उत्सुक है, उसे यथाविधि 'सीट बुक' कराने का उपक्रम करना होगा । 
नही तो गावो, नगरो भर मैदानो के ऊपर से वायुयान उडते रहेगे, सदिया बीत 
जाएगी, उनकी दौडती हुई छाया को पकडने का निष्फल प्रयत्न करते और उनकी 
ग्रूज को पवन मे तैरते हुए सुनते। उनकी उडान की शताब्दिया, उन इच्छावान्‌ 
परन्तु प्रयत्तहीनो के एक जन्म से दूसरे जन्मो में बदल जाएगी, बदलती जाएंगी 
और विना पुरुषार्थ किये उसका फासला (अन्तर) कभी कम नही होगा। नयी 
पीढी के बालक पुराने खण्डहर होकर सो जाएगे और मिट्टी नये, चिरनये निर्माण 
चिनती रहेगी । एक पख से पक्षी उड नही सकता और चारित्र विता ज्ञान और 
दर्शन-रथ का चक्र घृम नही सकता। रथ के शरो में गति लाने के लिए स्नेह 
चुपडना होगा भ्ौौर निर्बन्धत होने के संकल्प साधने के लिए परम पुरुषार्थ करना 
होगा। चारित्र, सम्यकचारित्र ही वह परम पुरुषार्थ है जिसका 'परमत्व' प्रत्येक 
के वश में नहीं। यों लोग है बडे वीर, धीर और शौर्य को साकार करनेवाले 
परन्तु अपने शील, संयम, तप, त्याग के अनेक प्रदेशों पर एकनाम ग्राधिपत्य करने- 
वाले चारित्ररूप विकट भट को वशीभूत करनेवाले कोई विरले ही मिल पाते हैं। 
किसी सुक्तिकार ने कहां है कि “मदोन्‍्मत्त हाथियों का कुम्भस्थल रगड़ देनेवाले 
शूर मिल सकते है, प्रचण्ड मृगराज सिह की भश्रयाल खीचकर उसके दांतों की 
अगुलिस्पर्श से गणना करनेवाले भी सुने है किन्तु कुपित हुए मनोभव-कामदेव 
के इन्द्रियक्षोभकर व्यापार को पराजित करनेवाले बड़ी कठिनाई से मिलते है ।' 


घड ह 


झौर यह कोई ग्रतिरंजित कथ्य नही है, सत्य है। कामिनी, कांचन, परियग्रह, मोह, 
ससार का आ्रापातरमणीयरूप, विषयोपभोगों के बहिरग माधुय - बलवात्‌ को भी 
धक्का देकर गिरा देते है। इस रूप में सम्यकचारित्रपालन तीक्ष्ण खड़ की धारा 
है जिस पर सन्तुलन रखकर चलना किसी कठोरसाघनाझों में पारगामी के बूते की 
बात हैं। वैसे दो खाट चौड़े परकोटों पर घोडा दौड़ानेवाले बहुत मिल जाते हैं । 
वे भी खडी दीवार पर दौड सकने की अपनी विशिष्टता की डीग हांकते है किन्तु 
हमें उनसे वाद नही करना है; वे यथेच्छ दौडा करे । 


आध्यात्मिक सम्पदा से सम्पन्न होने की अभिलाषा से धर्मरुचि जाग्रत होती 
है। धर्मरुचिमान्‌ व्यक्ति धर्म के व्यावहारिक भेदो अहिसा, सत्य, अचौरय, ब्रह्म, 
अपरिग्रह, क्षमा, श्राज॑व, मार्दव इत्यादि को जीवन में उतारने की चेष्टा करता है 
श्र अभ्यासपरायर रहकर धीरे-धीरे ब्रती हो जाता हैं। ब्रतो का नियम-निष्ठा से 
पालन, उसमें शुचिता, सम्यक्त्व और श्रात्मोद्धार-भावना को उत्कट करने में 
सहायता करता है। इस प्रकार धर्म को अग्रगामी बनाकर आहार, विहार, शयन, 
आसन, मौन, भाषण आ्रादि समस्त क्रियाकलापो का निर्वेहरण उसे चारित्र के नित्य 
समीप करता रहता है । चारित्र का बहिरग व्यवहाररूप और अन्तरग निश्चयपरक 
हैं। इस सम्यकचारित्र की उपलब्धि से पूर्व मनुष्य प्रलोभन के प्रहरियो में रहता 
है, भटकावो के ग्ररण्यों में विचरता है, श्रासक्तियो के नित्यनवीन प्राकार खोजता 
है, रति के लिए नये श्ालम्बनो का अन्वेषण करता है। अपने जन्मवर्षों की 
जयन्तिया मनाता है, बधाइया लेता है और रोग को “पिपरमेण्ट” की गोलियां 
चूसकर दूर करने की कोशिश करता है। उसके भश्रासपास के लोग कफन श्रोढकर 
जाते रहते है शौर वह हाय-तोबा के शोर-सराबे में हास्य-विनोद की फुलभड़ियां 
बीनता रहता है। श्मशान से दूर होकर निकलता है और रगनाच भरी क्लबो, 
थियेटरों मे जमकर बैठता है। एक सत्य, एक जलती चिता, जिसे अभी वह देखकर 
भा रहा हैँ, उसकी श्रोर बढती श्रा रही है; उसका धुआ श्वासों में घुटता-सा 
प्रतीत होता है । चाय की प्याली मे चीनी नही, राख मिली है और सिगरेट की 
धुआ के छल्लों में प्रेत नाच रहे है । भ्रव अंगुलियो में से वह सिगरेट भी गायब हो 
गई हैं। देखने पर लगता है कोई सफेद हड्डी अंगुलियों मे फंसी हुई हैं और जल 
रही है जैसे चिता से उचचट कर झा गई हो | हड़बडाकर वह उसे फंक देता है 
और उस चिनगारी से सारा 'थियेटर हॉल' जल उठता है। पढें, कुसियां भौर 
दर्शकों के वस्त्र, दीवारों का रोग़न लपटों से घिर गये है। वह चुपचाप बाहर हो 


दर 


' जाता है। किन्तु भ्रव तो बाहर से भी भ्रग्नि को जिल्लाए लपलपाती दीख रही हैं। 
आकाश में उड़ती चीलें झौर ऊंची चली गई। “इतनी झाग ? सिंगरेट के मु हू पर 
से जिसे पिया जाता है, कितनी विस्फोटक है। थियेटर के पर्दे, कुसिया, बेंचें, दीवा रे 
झ्ौर रोग़न सब में भ्राग भरी है और लोग तपन मिटाने श्राते है यहां । बेठते हैं और 
'कोकाकोला' पीते हैं। बारूद के ढेर को गच, कालीन बताते हैं ।-वहू सोच रहा 
है। लो, घण्टियों की तुमुलध्वनि बढ रही है, अग्निशामक यन्त्र श्रा पहुँचे । श्राग 
बुकादी जाएगी। कल थियेटर में फिर नये पर्दे, कुसिया और कोई नया श्रभितय ! 

जीवन के रगमच की यहो स्थिति है । नित्य विनाश की भट्ठी राख फैलाती है 
और नित्य प्रानेवाली उषा उस पर कु कुम बिखेर जाती है। श्रज्ञानान्ध मनुष्य 
जन्म और पुनजन्म के थियेटरों में बैठकर धुए के छल्ले बनाता रहता है। उन 
छल्लो के परिवेष मे गन्धवेलोक की सृष्टि करता है। परन्तु धु एँ की जमीन और 
पानी की, दीवार के सहारे कौन टिक पाया है ? मिथ्यात्व का आश्रय अपने 
झ्रापको छलना है। भोगो की लालसा एक विशाल मृंगतृष्णा है। इसमे भटके 
हुए को पानी नही मिलता। मनुष्य को चाहिए कि वह जितना शीघ्र इस प्रदेश 
से निकल सके, निकल जाए और उस सरोवर की खोज करे जिसमे निर्मेल जीवन 
हो । विवेकशील जनो का अभिमत है कि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानबल से कर्मों को 
खपा डालता है, क्षय कर देता है किन्तु इसके साथ ज्ञानानुकूल वर्तना (चारित्र ) 
करना शत्यावश्यक है। विना वतंना के, सम्यगाचररण के - कर्मो की निजेरा नहीं 
की जा सकती । कोई रोगी किसो तद्रोगनिवारक उत्तम श्रीषधि को सम्मुख 
रखकर प्रमाणित करे कि मैं इस औषधि को जानता हू क्या इतने मात्र से रोगशान्ति 
हो जाएगी ” शीतल जल को देख लेने या उसका नामोच्चारण करने मात्र से 
तो तृषा शान्‍्त नही हो जाती ? किसी गन्तव्य स्थान पर पर पहुचने के लिए वाहन- 
विशेष का स्मरण तो उपकारक नहीं हो सकता। उसके लिए चारित्र -चर्या, 
आ्राचरण करना आवश्यक होगा । हा ! ज्ञान होना आवश्यक है । बिना ज्ञान के 
ग्राचरण कंसे होगा ? ज्ञान होने का फल ग्राचरण से प्राप्त करना चाहिए। 
शान होने के पश्चात्‌ कि यह जल है'-जल के श्रभाव म॑ मरना श्रपमृुत्यु है, 
जीवन के साथ जानबूककर खिलवाड़ करना है। ज्ञान की प्राप्ति तत्त्वदर्शी ज्ञान- 
सम्पन्न गुरुओ के चरणों में श्रद्धाभक्तिपृवंक उपासोन होने से सम्भव है । 


१. णएाणी खबेइ कम्म खाणबलेण दि सुबोलए प्रण्शाणी । 
बिज्जो भेषज्जमह जाएे इदि खस्सदे वाही ॥।' - आ० कुन्दकुन्द, 


पद 


“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन:' - तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें उपदेश करगे, 
यह चिरन्तन मत है ! उन्हे विनीत प्रश्नों से, जिज्ञासा के भाव से पुछकर सम्यगुज्ञान 
प्राप्त करना श्रभीष्ट है। यह ज्ञान सम्यक्चारित्र का सहचर है। (परीक्षामुख' 
में कहा गया है कि - 'हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव 
तत्‌'- जो हितप्राप्ति तथा अहितपरिहार करने में समर्थ है, वही स्वापूर्वार्थ 
व्यवसायात्मक सम्यकज्ञान है, वही 'प्रमाण'” भी है। यह सम्यक्त्वानुमोदित 
सम्यगज्ञान प्राणी के श्रनन्तानुबन्धी कर्मों का क्षय करने में सहायक होता हुझ्ना 
भव्यात्मा को सम्यक्चारित्र में प्रवृत्त कर मोक्षमार्ग पर ले जाता है। "भव्य- 
जनकण्ठाभरण' कार ने लिखा है कि 'सम्यग्ज्ञान भावी कर्मो का क्षय करता है, सम्यक्‌- 
चारित्र समस्त पूर्वसचित कर्मों का नाश कर देता है और सम्यगृदर्शन इन दोनो 
की पुष्टि का हेतु होता है। इस प्रकार 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रारि मोक्षमार्ग:' 
सूत्रकार का आशय सर्वथा सत्य सिद्ध होता है*। श्रत. मुक्तिश्नी- अभिलाषी 
को सम्यगृज्ञान - दर्शनपूर्वक सम्यक्‌ चारित्र का अचल दृढ़ता से थाम लेना चाहिए । 
जो चारित्र-तीका पर आ्रारूढ है और जिसे सम्यगूज्ञानद्शनरूप दो बेवट मिले हुए 
है वह सुखपूर्वक धार के पार पहुच जाता है? । चारित्र की प्रशसा करते हुए श्रच॑ंकों 
की वाणी थकी नही है । 'चारित्त खलु धम्मो' न चारित्रात्‌ पर तप * 'यत्‌ सम्यगृ- 
दर्शन यच्च सम्यगज्ञानमृभे भ्रपि सम्यक्चारित्रमित” - 'सम्यक्चारित्र ही धर्म 
है, चारित्र से बढ़कर कोई तप नहीं, यह जो सम्यगदर्शत और सम्यगज्ञान है, 
दोनो चारित्र के मित्र है।' चारित्र स्पशेमणि है, जिसे छू देता है सुबर्णा बना 
देता है। यह त्यागियो के साथ कदम मिलाकर चलता है किन्तु रागी इसे दौडकर 
भी नहीं पा सकते । चरिता की सफलता तब है, जब चारित्र उसका आत्मा, 
सर्वस्व और अग बन जाए। ऊपर से झोढा हुआ चारित्र किसी समय उतारा भी 
जा सकता है। वह नाखून बनकर रहना चाहिए कि छीलते ही प्राण व्यथित हो 
जाए। अग्नि और उष्णता के समान चारित्र और चारित्रवान्‌ में एकीभाव होना 


१ विशेषार्थ - 'प्र' - प्रकृष्ट मा - अन्तरग केवलज्ञान एवं बहिरग समवसरणमूलक लक्ष्मी 
गौर अगा'-दिव्यध्वनि । इस प्रकार प्रकृष्ट अन्तरग - बहिरगलक्ष्मी समन्बित 
“दिव्यध्वनि' श्र्थात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ के बचनामृत ही सर्वोपरि प्रमाण हैं ।'-- 
२. सज्ज्ञानमत्र क्षतमाविकर्म सद्वृत्तमस्ताजितकृत्स्तकर्म । 
सम्यक्लमेतदूद्व यपुष्टिहेतुरिति त्रय स्थात्‌ू सफल तदेव ॥'- २३२० 
३. आरह्य चारित्रतरीमवाप्य सज्ञञानसदूर्शनघीवरी हो । 


पिन लिन 3-0० धर सदर 5 प2350- ६ ०7 545०० «बसों: कडलकक सीकर ककन चकक कफ 


८ 


झड़ 


चाहिए । यदि अग्नि से उष्णता अविभाज्य है तो चारित्रवान्‌ मे से उसका चारित्र 
निकाल आहर करना भ्रसम्भव होना चाहिए। अनल कहीं भी जलेगा झऔर चारित्र 
कही भी पलेगा अपने स्वरूप को कभी नहीं छलेगा । चारित्र सुगन्धि का भण्डार 
है, सुन्दरता का श्रागार हैं, उसके रूप को पीने के लिए, उसके सौरभ में भ्रवगाहन 
करने के लिए लोग दूर-दूर से दौड़े चले श्ाते है। चारित्र को सर्वोत्तम वित्त 
बताते हुए कहा गया है कि वित्त (धन-सम्पदा) क्षीण हो गये तो कोई विशेष 
हानि नहीं हुई किन्तु यदि चारित्र चला गया तो सब कुछ नष्ट हो गया! उसके 
लिए तीनो लोक डूब गये, सूर्य राख हो गया भर चन्द्रमा को सदा के लिए 
खग्नास लग गया । क्योंकि चारित्रहीन को सूर्य प्रकाशित नही कर सकता, चन्द्रमा 
झाह्वलादित नही कर सकता और तीनो लोक मिलकर उसे उबार नही सकते । 
ग्रमितगति आचाये का अभिमत है कि 'जिसके पास पर्वतिथि पर उदय होनेवाले 
इन्दु के समान श्रनिन्धय चारित्र सुरक्षित है वास्तव में वह मान करने योग्य है, 
कुलीन है, ससारसेव्य (जगत्पूज्य) है, जन्म को कृतार्थ करनेवाला है और महन्त - 
बुद्धि का अधिकारी है! ।' सागारधर्मामृत कहता है - अधिक कहने से क्‍या ? 
जो अनादिमिथ्यादृष्टि है उन्होंने भी इस अनुपम सम्यक्चारित्र का पालन कर 
क्षण में मुक्ति प्राप्त की है। भ्रतः चारित्र सर्वोपरि इष्ट है* ।' चारित्ररहित की 
सब क्रियाएं, जिन्हे वह धर्मसम्पादनार्थ करता है, मोघ है। भस्म पर घृत होमने 
से जैसे भ्रग्नि दीप्त नही होती वैसे 'सर्वास्तस्याफला. क्रिया. - उसकी सारी क्रियाए 
ग्रफल हैं। क्योकि धारकत्वगुण धममं में है और धर्म चारित्रमय है । एलावता 
धर्म ग्रौर चारित्र एकार्थी शब्द है। अ्रत' चारित्रच्युत होना धर्म भ्रष्ट होना है। 
शीलवान्‌ और कुलीन कभी ऐसा सदोष मार्ग ग्रहण नहीं करते। चारित्रवान्‌ 
केवल अपने लिए ही जीवित नही रहता, वरन्‌ उसके झ्राचरण पर समाज का 
जीवन सुरक्षित रहता है। लोग अपने श्राचारमार्गो का निर्धारण करते समय 
उन्ही चारित्ररत्नपालको की श्रोर श्रपेक्षा की श्रांख से देखते है। उनके श्राचरणो 
से उत्साहित होकर वैसा ही अनुवर्तेत करने लगते है? । उनका तपोमय जीवन 


१. “विनिर्मल पार्वणचन्द्रकान्त यस्यास्ति चारित्रमसौ गुराज्ञ । 

मानी कुलीनो जगतोडइमिगम्य कृतार्थजन्मा महनीयबुद्धि: ॥। - भ्रमितगति० 
२. “आराष्यचरणमनुपममनादिभिथ्यादशोउपि यत्‌ क्षणत: । 

दृष्टा विमुक्तिभाजस्ततोष्पि चारिअमन्रेष्टम्‌ ॥- सागारधर्माश्त. 


है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाण कुस्ते लोकस्तदनुवर्तते ॥ - 


द्ष 


प्रतिपद झादशों के विद्यालय स्थापित करते चलता है। उदय होते सूर्य से सारा 
ससार प्रकाश भ्रहण करता है और चारित्रसम्पन्तन महामानव लोकमंगल के 
स्वस्तिकों का निर्माण झपने पदविन्यास से करते चलते हैं। राष्ट्र और संस्कृति 
का स्वाभिमान चारित्रवानो के प्रशस्त ललाट से दीप्ति ग्रहण करता है। सूर्य 
और सच्चारित्र व्यक्ति जैसे-जैसे ऊपर उठते है, अपने तेज से सतृप्रकाश फैलाते 
हैं भौर जीवन को प्राणवान होने का मत्र-बल प्रदान करते है। देश श्रर्थात्‌ देश में 
रहनेवाले चारित्र के माध्यम से ही ऊचे उठते है। यदि और सम्पदाएं प्रचुर 
मात्रा में भी हो किन्तु चारित्र नहीं हो तो 'सम्पदो नेब सम्पद: - सम्पदाए 
वास्तव में सम्पदात्व की अधिकारिणी नहीं कही जा सकती । इस प्रकार मनुष्य 
के भौतिक उत्कर्षों का मान भी चारित्र द्वारा ही स्थापित होता है। त्यागमाग्गें तो 
बिना सम्पूर्ण निर्मल चारित्र के चल ही नही पाता | यहा तो चारित्रपालन प्रथम 
है। झादर्शों को चारित्र के परिवेष (फ्रेम) में मण्डित करना चाहिए। जब आदर 
चारित्रमय होगे तो उनमे एक दिव्य श्राभा प्रस्फुरित होगी। इसी प्रकार जब 
चारित्र का पथ ऊचा उठेगा, वह आदशों का निर्माण करनेवाला होगा। उसकी 
यात्रा के सस्मरण मील के पत्थरों पर देवी सहिताओ्रो को लिखते चलेगे। आज 
अढाई हजार वर्ष हो चुके, दिव्यध्वनि के उस उपदेष्टा को, जिसकी वाणी को 
अक्षरबद्ध करनेवाली मपी श्रभी ताजा है। चारित्र के स्वर अमिट और लिपि 
चिरनवीन होती है । क्योकि, इन स्व॒रों और ग्रक्षरों मे निष्कलकता तथा निर्मलता 
घुली रहती है। प्राय. लोकिक मषी कालिमा से निर्मित होती है किन्तु भगवान्‌ 
चारित्रशिरोमरिय के वचन तो अनुपम तथा निष्कलक है। जो स्वय कर्मरज से 
विप्रमुक्त है उनके सन्देशों को धूलिस्प् कैसे हो सकता है। उनके दिव्यध्वनि- 
सम्भूत स्वरो को जलदभाषी इन्द्र त्रेकाल्य द्रव्यघट्क नवपदसहित जीवषट्कायलेश्या' 
इत्यादि पदो द्वारा स्वयं लोक में निनादित करता है श्रौर गौतम जैसे दिग्गज 
विद्वान उस पर सगतिया लिखते है । चारित्रचक्रवर्ती भगवच्चरणो को 
नमस्कार हो । 


लोक में जो वस्तु श्रधिक सम्मानित एवं उत्कृष्ट हो, उसके विषय में 
लोकदृष्टि भी अधिक तीक्ष्ण एवं कठोर होती है । रत्न-मणियां सर्देव ऊंचे मूल्य 
पर बिकती है किन्तु सर्वाधिक परीक्षा भी उन्हे हो देनी होती है । सुबर्ण को तो 


प्रपनी विशुद्धि का प्रमाण कषोपल पर ही नही, अनल में देना होता है। बच्च 
(खीर) ऋण से सी साशन्कीयों क्रिया जाता है। गत्निक जौहरी) जब उसका 


| अ 


मूल्यांकल करने लगते हैं तो अपनी झ्रालोचना की तीक्षण दृष्टि को, अपने 
परम्परागत अनुसवों के सहुख्र वर्षों को उस पर लगा देते हैं। उसकी छाया, कान्ति, 
गुण, लेश्या, सामुद्रिक--सभी को कुण्डली जबतक बनकर नही तैयार हो, बह 
अपने मूल्य को नहीं पा सकता। इसी प्रकार चारित्रधारियों के प्रति लोगों की 
दृष्टि हजार होकर उठती है। रत्न की परीक्षा तो एकवार होती है, परल्तु 
चारित्ररत्न को तो पदे पदे परीक्षाप्रो मे से गुजरना पड़ता है। रत्न के पारखी तो 
कुछ गिने-चुने व्यक्ति होते है परन्तु चारित्रमरिंग को परखने के लिए सभी जौहरी 
बन जाते है। जिनका स्वय का चारित्रज्ञान और चारित्र निम्नकोटि का होता है 
बे भी परीक्षको की अग्रपक्ति मे भ्रवस्थित होकर भावाकन करने लगते हैं। 
हीरा यदि अल्पसदोष हुआ तो उसका अनुपात से किचित्‌ भ्रवमूल्यन हो सकता है 
किन्तु चारित्र का हीरा यदि शतप्रतिशत तुलामान नही रखता है तो स्वेथा मूल्य- 
बचित हो जाता है। (वृत्ततस्तु हतो हत.' - चारित्र से हत तो मृतक ही है । मरे हुए 
लशुन को बैद्य जैसे निर्माणशाला से निकालकर कचरे के ढेर पर फेक देता है, वेसे 
ही लोक दुश्चारित्र ग्रथवा अचारित्र से प्रतिष्ठा के उच्चासन को छीन लेता है । 
अतएव चारित्र को बहुत सम्भाल कर चलना श्रेयस्कर है। लोग छिद्र देखते है, 
ढू ढने में लगे रहते है । यह उनकी प्रवृत्ति है। चाहे त्यागी विमलाचारपरायण ही 
क्यो न हो । इस दृष्टि से, मन से भी लौकिक या अभ्रनौकिक आचार का उल्लघन 
नही करना चाहिए"। साबुत (अभग्न) घडे (कुम्भ) को भी टकोर लगाना लोकवृत्ति 
की परम्परा है| वेसे यह चारित्रपालक के पक्ष में है उस काटोंभरी थोर की बाड़ 
के समान, जो विना बोये उगकर उपयोगी क्षेत्र की रक्षा करने लगती है । 
नागफनी (थोर) से डरकर स्वच्छुन्द चरनेवाले पशु उसे हानि नही पहुचाएंगे। 
आलोचना का यह पक्ष स्तुत्य है। विरोधीदल राष्ट्र की ससद्‌ को, सत्तारूढ दल को 
भ्रप्रमत्त रखता है। शत्रु का आक्रमण सीमा को सुरक्षात्मक प्रयत्न प्रदान करता 
है। इसीलिए किसी नीति-उपदेष्टा ने परामर्श दिया है कि शत्रुओ के वध की इच्छा 
न रखते हुए उन्हे ग्राशीर्वाद दो कि वे जीवित रहे । उनकी उच्निद्र श्राँखो के पह्रे 
में मैं निराकुल होकर सोता हु। जब-जब मुझे प्रमाद होता है, वे चेतावनी देकर 
मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करने मे लगे रहते है' ।' यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचना है । 





१. “यद्यपि विमलो योगी छिंद्रान्‌ पश्यति मेदिवी। तथापि लौकिकाचार मनसापि न लघयेत्‌ ॥'- 
२. जीपस्तु मे शत्रगणा' सदेव येषा प्रसादादु विगतज्यरोहहम्‌ । 
यदा यदा मा भजते प्रमादस्तदा तदा ते प्रतिबोधयन्ति ॥- 


8६० 


“निज कवित्त केहि लाग न नीका'- भ्रपनी कविता किसे भ्रच्छी नही लगती ? 
झपने को सर्वेसुन्दर कौन नही मानता ? व्यक्ति दूसरों की कमियों को तुरन्त देख 
लेता है किन्तु श्रपनी समीक्षा करने में चुक जाता है। कहा है कि अपनो तुटियां 
यदि विल्वफल के समान बड़ी-बड़ी भी हों तो दिखायी नही देती किन्तु दूसरे में 
सरसों के दाने जितनी भी हो तो उन्हे प्वेताकार देखने - बताने में नही चूकती* । 
इसलिए “चरन्ति यत्‌ शीलधनास्तपोधनास्तदस्ति चारित्रमिद महाब्रतम्‌' - शील को 
परमधन माननेवाले तपोधन महात्रती होते है श्लौर सम्यक्चारित्र वही महात्रत है । 
त्रियोग को सम्भाल कर, त्रिकरणशुद्धिपूवंक वे चारित्र की रक्षा करते है। जैसे कृपण 
प्रपने वित्त का एकाश भी व्यय नही करता, वैसे वे चारित्र की एक कोर भी खण्डित 
नही होने देते । 


चारित्र का उल्लघन महान्‌ भ्रपराध है। चारित्र नेतिक पुस्तक का प्रथमा- 
घ्याय है, प्रथम वर्णा और प्रथम पद है। जैसे गौ के स्तनो का दूध दुह्म जाकर ही 
कृतार्थता को प्राप्त होता है वैसे झ्रादर्श भी चारित्र में ढलकर उपयोगी होते है । 
किसी ने कहा है कि ताल को सुखादेनेवाले उन सहस्रो पृष्ठोवाले दीघेकाय भ्रन्थों 
को पढ़ने से क्या लाभ ? एक अक्षर ही पढो, परन्तु उस प्रकार कि 'शिवपुर' 
(मोक्ष) का मार्ग मिल जाए। यह वास्तविकता है । किसी विशाल पुस्तकालय को 
देखने मात्र से विद्या प्राप्त नही होती, किसी एक पृष्ठ को तन्मयता से देखने, पढने 
से, उसे हृदयगम करने से आत्मा को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है । 
मर्मस्थल पर लगा हुआ एक ही बाण मृत्यु के लिए अ्रल है और यो स्थानश्रष्ट 
तीरो की बौछार से भी चोट नही श्राती । मनुष्य को चाहिए कि वह ग्रात्मकल्यारा 
के उस केन्द्र को ढूढ़ निकाले, उसे जान ले और सतत क्ृतोद्यम होकर मार्ग पर 
चलता रहे । क्योंकि 'मार्गस्थो नावसीदरति' -पथ पर चलनेवाला अभ्रवसन्न नही 
होता । कभी न कभी वह मजिल को पा लेता है। एक चीनी कहावत है - हजार 
मील लम्बी यात्रा एक कदम से शुरू होती है - भ्रत. जो अपने एक पदन्यास का 
महत्त्व जानता है वह हजार मील के समापन के लिए दूसरे पद को भ्रवश्य उठाता है 
और वनो, दुर्गेम धाठियो, पर्वतो तथा नदियों को पार कर अपनी लक्ष्यसिद्धि पर 
पहुँच जाता है । रास्ते मे वह इधर-उधर के भटकावो, भुलावों और मन को प्रिय 
लगने वाले विष्कम्भो पर नही रुकता। श्रपने अ्रन्तिम पड़ाव पर पहुँचने के दुर्घर्ष 


2-०. 2) ......0.0............2 8... >०+++-२२हौ ००० +->«ै-5 है 


६ 


संकल्प उसके साथ कदम मिलाकर चलते हैं। सूर्य इसी गति से चलता है। उसे 
प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम तक के प्रदेश पार करने होते हैं। कभी दक्षिण तो कमी 
उत्तर उसे सकने के लिए प्राग्रह करती हैं। चारित्रमार्गी को भी मोह तथा प्रलोभन 
को दिशाए आती हैं। विमुग्ध करनेवाले मीना बाजार' मिलते हैं, परन्तु मुक्ति- 
भगर के यायावर ग्रकम्प, स्थिर गति से चलते जाते हैं । यही उनकी सफलता हे । 
स्वीकार किये हुए व्रत को निबाहने की आस्था है। किसी नीतिकार ने कहा हैं 
कि कार्य का प्रारम्भ न करना बुद्धिमान्‌ का प्रथम लक्षण है और यदि कार्य आरम 
कर दिया तो उसे परिसमाप्ति तक पहुँचाना दूसरा लक्षण है?।' प्रारम्भ किये 
काम में निरन्तर विध्न आने पर भी उत्तम व्यक्ति उसका परित्याग नही करते" - 
ऐसा भतृ हरि ने कहा हैं । मन में राग और बाहर त्याग, यह भयानक स्थिति हैं । 
हिमालय को लोग हिमालय मानकर जाते हैं यदि वह फूटकर ज्वालामुख हो निकले 
तो विश्वास तो पराजित होगा ही, पर्यटन भी रुक जाएगा, सन्देह बढ़ेगा । 
बाह्मग्रन्थिविहीना:' - श्लोक में यही श्राशय सुव्यक्त किया गया है। वास्तव में 
चारित्र के चरणवचिह्न बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होने चाहिए । धूमिल, श्राधे उठे हुए, 
पथ से विचलित चिह्न अनुयायिवर्ग में दिग्श्रम उत्पन्न कर देते है। सर्वोदिय- 
तीर्थ - सरोवर में सम्यकचारित्र के सहस्न पद्म तरते रहे और उतके कुजो में 
विश्वजनरूप राजहस आश्रय पाते रहे, यह ,धर्मप्रभावना चारित्र शिरोमणि दे 
सकते है, देते आ्राये है । 


चारित्र मनुष्य की स्वसम्पत्ति है। चारित्रवान्‌ कही भी जा सकता है । 
परमविश्वसनीयता चारित्रवान्‌ को प्राप्त होती है। प्राचीन समय में भूपालों के 
प्रन्त.पुरो की रचना ऐसी सुरक्षात्मक होती थी जहा सू्यकिरणे भी स्वेच्छा से 
प्रवेश नही पा सकती थी । 'असूर्यम्पश्या राजदारा” राजपत्निया श्रयूयेम्पश्य होती 
थी--सूर्य भी उन्हे नही देख सकता था किन्तु उन्ही राजमहालयों मे ऋषि-मुनि बिना 
रोकटोक घूमते थे। अवारितप्रवेशा हि तपोधना:--तपस्वी श्रवारितप्रवेश है, 
उनके प्रवेश को न रोका जाए, ऐसी कड़ी राजाज्ञा थी । यह भ्राज्ञा उनके भ्रविप्लुत 
चारित्र के हेतु से थी । सूर्य से पर्दा करनेवाली वे महाराज्ञिया उन लोकगुरुओों को 
निरवगुण्ठन होकर प्रणाम करती थी, आशीर्वाद प्राप्त करती थी । यह चारित्र 


१. 'अनारम्भो हि कार्याणा प्रथम बुद्धिलक्षणम्‌ 
प्रारब्धस्यान्तगमनं द्वितीय बुद्धिलक्षणम्‌ ।॥' 
२. “विध्ते: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना: प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति ।- नीतिशतक 


है२ 


की अग्रतिहत गति का निदर्शन है। चारित्र मे सुगन्धि का भण्डार भरा है। कोसों 
दूर तक चारित्रवानू का यश जड़कर पहुंच जाता है। मृय की नाभि में जिस 
कस्तूरी का निर्माण होता है, उसके परमाणु बाहर से मंगाकर नहीं रखे जाते । 
चारित्र किसी से ऋण लेकर प्राप्त नहीं किया जाता । जल का शीतत्व, ग्रनल का 
दाहकत्व श्रौर पवन का संचारित्व उनका स्वधमम है, स्वचारित्र है। सीता महासती 
में चारित्र की श्रग्नि दहक रहो थी इसीलिए, बाहरी श्रग्नि उसे जला नहीं 
सकी । 'नाग्निरग्नौ प्रवतेते--अभ्रर्नि अप्रग्नि को नही जलाती । चारित्र आस्नेय है 
उसमे मनुष्य के सग्पूर्ण दोष, पाप इन्धन के समान जल जाते है। चारित्र नोर 
की निर्मल घारा है, ग्ात्मा के गहन प्रदेशों को इसी से शीतलता मिलती है। 
चारित्र पवनवेग से सम्पूर्ण लोक में अपने श्राप विश्वत हो जाता है। इसी 
को परम धर्म, तप, आचार और ज्ञान कहा गया है! | सर्वे पदा हस्तिपदे 
निमग्ना “हाथी का पदचिक्न इतर प्राणियो से बड़ा है, उसमे सारे पदचिक्ल समा 
जाते है । चारित्र भी महान्‌ पद है। धमम के अन्य सारे लक्षण चारित्रसिन्धु में 
समा जाते है । वास्तव में धर्म की चरितार्थंता को ही चारित्र कहा है। विना चारित्र 
धमं चरितार्थ नही होता। राहु अ्रदृश्य होता है, वह केवल चन्द्रमा के बिम्ब 
पर ही देखा जा सकता है। मनुष्य की अपनी छाया विना किसी आधार के व्यक्त 
नही होती । आकाश में उडते हुए पक्षियों की छाया पृथ्वी पर दिखायी देती है 
क्योकि झ्राकाश के शून्य मे वह विद्यमान होते हुए भी दृश्य नही हो सकती । इसी 
प्रकार धर्म -का बिम्वग्रहएा आचरण से ही हो पाता है। क्षमा, दया, करुणा, 
शान्ति, मैत्री, निर्वेरता, तितिक्षा इत्यादि चारित्रात्मक ही हे । इन्हें आचरणा द्वारा 
ही प्रकट किया जा सकता है । चारित्र पुरुषार्थ है। दुरधिगम्य उपलब्धियों का 
प्रदाता चारित्र ही है। चारित्र को पवित्र से पवित्रतर और पवित्र॒तम बनाने का सतत 
प्रथत्त करते रहना चाहिए। आचारशैथिल्य श्रन्त करण म प्रच्छन्न दुर्बलता का 
ज्ञापन करता है। जंसे थर्मामीटर के पारे पर रोगी का ज्वर उतर श्ााता है 
उसी प्रकार मनुष्य के शिथिल श्रथवा ग्रशिथिल ग्राचार पर श्रन्त'करणा वृत्तियाँ 
उत्कीर्ण हो उठती है। चारित्रवान्‌ अ्रपती तापमापक नाडियो की गति को विज्वर 
रखता है। नाडियो में ज्वर का सकेत उसके शारीरिक अस्वास्थ्य का सूचक है। 
चारित्र से मनृष्य की 'शलाका परीक्षा' की जाती है। जपमाला में सुमेरुमरिण का 





१. 'पग्राचार' प्रमो धर्म आचारः परम तप, । 
ग्राचार: परम ज्ञानमाचारात कि ज्ञ साध्यले ॥.... 


ह३ 


स्थान श्रष्टोत्तरशत मणियों से ऊपर होता है। जो चारित्रशील हैं, उन्हें श्री भी १०८ 
लिखने का व्यवहार है। वे धर्ममाला के सुमेरु (चारित्रसुमेर) होते हैं भौर १०८ 
से ऊपर विराजते हैं। चारित्रवान्‌ होने से ही यह उच्चासन उन्हे प्राप्त होता है । 
ब्वारित्र को प्राणों का प्राण ही समभना चाहिए बयोंकि चारित्ररहित प्राण 
निष्प्ाण हैं । श्रात्मा की रत्नमंजूषा में चारित्रमरि को संभालकर रखना चाहिए | 
यदि यह गिर गया तो उस नष्ट नीड में रखने योग्य कुछ न बचेगा । उसके स्थान 
की पूति इतर उपादानों से नही की सकती । 'न हि रत्नाना बीजावाप: कतु' शक्यते'- 
रत्न-मणियों की खेती नही की जाती। भ्रर्थात्‌ ऐसा नही हो सकता कि अन्नबीज के 
समान रत्न को बो दिया जाए भर सींचने पर उसका पौधा निकल कर ग्रन्य सहस्र 
रत्न- बालिया उत्पन्न कर दे । रत्न त्तो एक ही होता है। वह खोने पर नही 
मिलता । सर्वथा निष्परिग्रह मुनि चारित्र-परिग्रह रखते है। चारित्रहीन जीवन 
गजभुक्त कपित्थ के समान है, नवनीत निकाले हुए तक्र के तुल्य है, मरिणिरहित सर्प 
के सदृश है प्रौर प्राणशून्य पुत्तलिका के प्रतिम है । जैसे मत्राभिषिक्त प्रतिमा में 
देवसान्निध्य श्रा जाता है, वसन्‍्त का पवनसम्पर्क पाकर वृक्षों के श्रकुर निकल 
आते है उसी प्रकार चारित्र की आरात्मप्रतिष्ठा करने से प्राणों में महत्त्व का 
आविर्भाव होता है। वह व्यक्ति महाप्राण हो जाता है जो चारित्ररत्न को 
आत्मप्रविष्ट कर लेता है । 


शास्त्रों मे मोक्षमागें पर विचार करते समय 'सम्यग्दशेनज्ञानचारित्रारित 
मोक्षमार्ग --कहा गया है । सम्यग्‌दर्शन भर ज्ञान सम्यक्चारित्र की दो आँखे हैं । 
चारित्र को श्रद्धा अथवा श्रद्धान भी कहा गया है । सम्यगज्ञानदर्शन से निज-पर का 
विवेक होता है । मिथ्यात्व का नाश होकर तत्त्वार्थ का ग्रधिगम होता है । संसार 
के क्षशध्वंसी पदार्थों से विरति होकर आत्मरति आती है । इन्द्रियविषय जुगुप्सित, 
मलिन और हेय हो जाते है 'कृमिकुलचित लालाक्लिन्न विगन्धि जुगृप्सितम्‌ 
इत्यादि शब्दो मे कविजन ( भतृ हरि ) उन मोहकालीन आकर्षणों की निन्‍्दा 
करने लगते है। किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि यह शरीर चर्म से ढेँका हुग्रा 
न होता तो गीधों के समूह इसे खा जाते, कुत्ते और शुगाल सहभोज करते झौर 
कौओं को झामिष की तलाश मे दूर न जाना पड़ता । सम्यग्‌दर्शन भौर ज्ञानसे यह्‌ 
सम्यगृविवेक प्राणी को प्राप्त होता है भौर तब उदासीन, विरक्त, तत्त्वेत्ता व्यक्ति 
आआात्मकल्याण के लिए मोहपाशो को भटककर चारित्र तपोमार्ग पर प्रवृत्त हो 
जाता है। सच्चे वेराग्य के उदय से उसको संवर और निजरा की स्थिति उपलब्ध 


ह्डं 


होती है। मन, वचन और काय समाथिदशा ग्रहण कर लेते हैं । बाह्यदृष्टि 
झन्तम ख होकर झात्मचिन्तन में लग्न हो जाती है। “इच्छा निरोधस्तप:' के लिए बल 
प्रयोग करने जैसा अ्रम्यास करने को श्रावश्यकता नहीं होती । वह 'तप' स्वयं सिद्ध 
हो जाता हे जैसे सर्प ने कंचुली उतार दी हो, जैसे श्रधोगति का मार्ग छोड़कर कोई 
ऊष्वंगति के मार्ग पर आ गया हो । सम्यकचारित्र के सर्वागरहस्य उसके सामने 
स्वय प्रकट होकर मार्गदर्शन करते चलते है। उसके ज्ञान, ऐश्वये भ्रौर वीये मे सातिशय 
उद्देक का उदय होता है । दु.ख, दुर्गति, भय, कष्ट, अभाव और अपूर्णाता का क्षय 
हो जाता है। 'शिवः केवलोहहम्‌ शिव. केवलो5हम्‌' मै शिव हू, मुक्तिपति हुं-- 
उसके प्राण बोलने लगते है। ज्ञान, भक्ति और आनन्द उसके श्वासोच्छवास बन 
जाते हैं। चारित्रमय होकर वह भवार्णव की कल्लोलो के घात-प्रतिघात से बच 
जाता है शुद्ध मृक्तात्मा के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर, जल में जलकल्लोल के 
समान आत्मरूप हो झ्क्षय झ्रानन्दभाक हो जाता है । 


पिच्छि और कमण्डलु 


दिगम्बर मुनि के पास संयम तथा शौच के उपकरण के रूप में पिच्छि 
झौर कमण्डल्‌ होते हैं। सर्वथा नग्न एवं श्रपरिग्रहमहात्रती मुनि को चर्या की 
निर्दोषता के रक्षार्थ इन्हे रखने की शास्त्राज्ञा है। मानो, पिच्छि और कमण्डलु 
मुनि के स्वावलम्बन के दो हाथ है! प्रतिलेखन-शुद्धि के लिए पिच्छि की नितान्त 
ग्रावश्यकता है श्रौर पाणि-पाद-प्रक्षालन के लिए, शुद्धि के लिए कमण्डलु वाअछनीय 
है। पिच्छिका मयूरपखों से बनायी जाती है श्रन्य पल पिच्छि के लिए उपादेय 
नही माने गये । क्योकि मुनियो के लिए हिसा, चौये, परिग्रह आदि सर्वेथा निषिद्ध 
है श्रीर मयूरपंखल ही ऐसे सुलभ है जिन्हे वह उल्लिखित दोषों से बचते हुए ग्रहरा 
कर सकता है (सकते है) । वह इस प्रकार कि मयूर वर्ष मे एक वार श्रपनी जी 
पक्षावली का त्यागकर। नवीन प्राप्त करता है श्रत* समय पर विना हिंसा उसे 
प्राप्त किया जा सकता है। वनो में विचरते हुए मनियों को वृक्षों के नीचे पुष्कल 
परिमाण में स्वयं पतित पख्े अनायास मिल जाते है। ये पंख स्वयं मयूर द्वारा 
परित्यक्त श्रथ च भूमिपतित होते है प्रतः इन्हे ग्रहणा करने मे चौयदोष भी नहीं 
लगता । तीसरी बात यह कि प्रतिवर्ष और पुष्कल मात्रा में श्रनायास मिलते रहने 
से, यह भ्रावश्यक नही कि इनको बटोरकर, सगृहीत कर आगामी वर्षों के लिए 
सचित किया जाए जिससे कि परिग्रहदोष की सम्भावना हो | इसके अ्रतिरिक्त 
मयूरपिच्छ का लवभाग (बालमय श्रग्रभाग) इतना मृदु होता है कि प्रतिलिखन 
से किसी सूक्ष्म जन्तु की हिंसा भी नहीं होती । स्वय मयूरी के पंख भी पिच्छ 
के निरमित्त उपादान नही हो सकते । एक जाति के युगल (दम्पति) में भी समान 
मृदुपिच्छ प्रसूत करने की क्षमता नहीं है श्रन्य जातीय पक्षियों के लिए तो कहना 
व्यय ही है। इन कारणों से मयूरपिच्छिधारण दिगम्बर साधु की मुद्रा है। 
पिच्छि रखने से वह नम्नमुद्रा किसी प्रमादी को न होकर त्यागी का परिचय 
उपस्थित करती है। "मुद्रा सर्वत्र मान्‍्या स्थात्‌ निमु द्रो नेव मन्यते - नीतिसार की 
यह उक्ति सारगर्भित है। मुद्रा चाहे शासन वर्ग हो, धारमिक वर्ग हो अथवा व्यापार- 
वर्ग हो सबत्र अपेक्षित होती है । मुद्रारहित की मान्यता नहीं। वेष्णवो, 
शाक्तमतानुयायियों, शैवों, राधास्वामीसाम्प्रदायिकों श्रादि में तिलक लगाने की 


शई्‌ 


पृथक-पृथक्‌ प्रणाली है। राजभृत्यों के कन्धो पर अथवा सामने वक्ष:स्थल पर वस्त्र- 
निर्मित या धातुघटित मुद्रा (चिह्न) होती है जिससे उसकी पद-प्रतिष्ठा जानी जाती 
है भौर राजभृत्यता की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। कागज के नोट 'मुद्रां' कित 
होने से चलते है। डाक-तार विभाग मुद्रात्मक है। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में 
प्रवेश पाने के लिए अनुमतिपत्र ( पासपोर्ट ) श्रौर रेलयात्रार्थ यात्रापन्न लेना 
झ्रावश्यक है। इसलिए भी श्रमण परम्परा के श्रादिकाल से अधिकृत चिह्न के 
रूप में पिच्छिकमण्डलु रखने का विधान चला ग्राया है। “भद्रबाहु क्रियासार' 
में पिच्छि रखना झ्रावश्यक बताते हुए कहा गया है कि जो श्रमण पिच्छि नहीं 
रखता तथा उसकी निन्दा करता है वह “मूढचारित्र'”' है। क्योकि चारित्रपालन 
में, कायोत्सर्ग में, गमनागमन मे, बेठने-उठने में पिच्छिका का सहयोग विदित है । 
अपेक्षासंयमी मुनि को अ्रवधिज्ञान से पूर्व पिच्छि धारण करना शास्त्रसम्मत है । 
मराठी-कवि जनाद॑ेन ने त्यागियो के लिए लिखा है कि - 


करोनी परिग्रहत्याग, तीन राखावे काये सग 
पुस्तक, पीछी ठेवी ग्रभग कमण्डलभू ग॒ शौचासी ॥ १३० 


भ्र्थात्‌ परिग्रहो का त्याग करो और पुस्तक, पिच्छि श्र कमण्डलु को रखो। 

यहा पुस्तक का अर्थ शास्त्र है। वास्तव मे शौच, सयम और ज्ञान के तीन उपकरण 
रखने मुनि को उचित है। आचार्य सकलकीर्ति ने 'मूलाचार' मे सूचना दी है कि 
करारतिकमास में स्वयपतित पिच्छों से सत्‌ प्रतिलिखन तैयार कर लेना चाहिए 
यह लिंग है, योगियों का चिह्न है?।” जैसे शिशिर मे वृक्षो के जीरों पत्र स्वयं गिर 
जाते है वेसे ही मयूरपख कारतिक मे भड जाते है। अ्रहिसामहात्रती जब किसी 
स्थान पर विराजमान होते हैं, तब इसी कोमलवालाग्र पिच्छि से बुहारकर बेठते है 
इससे दृश्य-अदृश्य जीवाणु वहा से भ्रन्यत्र कर दिये जाते है। दिगभ्बर सम्प्रदाय में 
मुनि, ऐलक, क्षुल्लक तथा आयिका माताए पिच्छि-कमण्डलु धारण करते है। 
'भद्रबाहु क्रियासार' मे वर्णन है कि “वह सूरि पाच सौ शिष्यो सहित भ्रथवा चार, 
१. 'जो सबशो णहि पिच्छ गिण्हदि शिदेदि मूढचारित्तो। 

सो सवा सघवज्जो अ्रवदरणिज्जो सदा होदि ॥'- भ० बा० क्रियासार, ७६, 
२ “भव प्राक्‌ प्रमुक्तन्ति मृदुपिच्छ यथागतम्‌ । 

यतू स्त्रय. पतित भूमौ प्रतिलिखनशुद्धेये ॥।' - मावसग्रह, २७६: 
३. 'मत्त्वेति कातिके मासि कार्य सत्पतिलिखनम्‌ । 

स्वयंपतितपिच्छाता लिंग चिह्न च योगिनाम्‌ ॥ - मूलाचार 


ह न ७ 

' हींन, दो, एक पिच्छिधारियों को साथ लेकर विहार करता है। संघपति भी ग्राचाय 
का शिष्य होता है शोर झ्ायिका पिच्छिधारण करती है।। इस प्रकार पिच्छि 
रखने का निर्देश प्राचीन अ्मरापरम्परा से चला आया है | मयूरपंखनिर्मित 
पिच्छिध्ारी दिगम्बर का उल्लेख वेदिकों के पुराशसाहित्य में भी पाया जाता 
है । पद्मपुराण, विष्णुपुरारणा तथा शिवपुराण के टिप्पणी में दिये गये उद्धरखों 
से यह स्पष्ट है । शिवपुराण में एक कथा झाई है कि शिव ने दिगम्बर मुद्रा 
धारण कर देवदार वन में प्राश्रम का निरीक्षण किया था। उनके हाथ में मयूर- 
पिच्छि थी। प्रसिद्ध स्तोत्र 'नम'शिवाय' (पंचाक्षर स्तुति) में 'दिव्याय देवाय 
दिगम्बराय' - शिव की दिगम्बरमुद्रा लिखी है। पिच्छि को प्रतिलेखन मात्र नहीं 
माना गया है भ्रपितु वन्दना, सामायिक, प्रायश्चित्त, रुग्णादशा, प्राहदरसमय, गमन 
आदि प्रकरणों में पिच्छि के विभिन्न उपयोगरूप शास्त्रों में निर्दिष्ट हुए हैं। वन्दना 
के समय मुनि प्राचार्य महाराज को "मैं वन्दता करता हूँ-ऐसा कहते हुए 
पश्वर्धशय्या से श्रास्थित होकर पिच्छि को मस्तकस्पर्श देते हुए वन्दना करे*। 
इसी प्रकार जब गआ्राचायें प्रतिवन्दन करे तब उन्हें सपिच्छाअजलि होना चाहिए*। 
जिस मुन्ति महाराज को प्रायश्चित्त दिया गया है, उनको पिच्छि का लोमाग्र भाग 
ग्रागे की भ्ोर रखना होता है। यह उनके प्रायश्चित्तीय होने का निदर्शक है । 
जब वे भ्राहार के लिए श्रावकबस्ती मे जाते हैं तब पिच्छिकमण्डल (दोनों) उनके 
हाथ में होते हैं। यो साधारण विहारसमय में कमण्डलु को श्रावक, ब्रह्मचारी भ्रादि 
लेकर चल सकते है। जिस भ्रावक के यहां उन्हें श्राह्रविधि मिल जाती है तब 
वे पिच्छि श्रौर कमण्डलु को वामहस्त में एक साथ घारण करते हैं श्रौर दक्षिण 
स्कन्ध पर अपना पचांगुलिमुकुलित दक्षिण पाणि रखकर भआहारस्वीकृति व्यक्त 
करते हैं। श्राह्दर करते समय पिच्छिस्पर्श श्रन्तराय माना गया है, अ्रतः उसे 





१. 'पचसय पिच्छहत्यों ग्रह चतु-तिग-दोण्णिह॒त्यो । 
सघवदह सीसो भ्रज्जापुणु होदि पिच्छुकरा ॥' - भद्रबाहुक्रियासार. 

२३. “योगी दिग्रम्बरों मुण्डो बहिपिच्छुमरों द्विज" | - पद्म०, १३॥३३. 
ततो दिगम्बरों मुण्डो बहिपिच्छघरों द्विज: ।- विष्णु ०, ३१८ 
मयूरचन्द्रिकापु जपिच्छिका घारयन्‌ करे | - शिवपु०, १०)८०।८०. 

३. 'परदवर्धशय्ययाधनम्य सपिच्छाउजलिमालक: । - झाचारसार, ६१. 

४. 'विमौरवादिदोषेण सपिच्छाअजलिशालिना । 
सदब्जसर्थाचार्येण कर्तेब्यं प्रतिवन्‍्दनभ्‌ ॥।/ - श्राचारतार, ६२- 

५. 'पिच्छ कमण्डलु' वामहस्ते स्कत्घे तु दक्षिणम्‌। 
हस्त॑ निधाय संहद्रधा स ब्जेत्‌ श्रावकालयम्‌ ॥ - घर्म रसिक 





हद 


उस समय दूर रखते हैं। कुछ लोग मयूरपंख को प्राष्यंग होने से भ्रपचित्र कहते 
हैं। किन्तु श्रीचामुण्डरायरजित “'चारित्रसार' का कथन है कि 'शरीरजा प्रपि मयूर- 
पिच्छुसर्पमरिशुक्तिमुक्ताफलादयों लोके शुचित्वमुपागता:' - अर्थात्‌ मयूर के पंख, 
सर्ममरि, सीप और मुक्ताफल ग्रादि (गजमुक्ता ) शरीरज होने पर भी लोकथ्यवहार 
में शुचि माने गये है। यही हेतु है कि शास्त्रों ने इसे धर्मपरिग्रह स्वीकार किया है 
'मूलाचार' तो पिच्छि को दया का उपकरण कहते है। उनकी मान्यता है 'प्रतिलिखन 
के लिए मय्रपिच्छिधा रण श्रेष्ठता की बात है। तीर्थंकर परमदेव इसे सूक्ष्म जीवों 
तक का रक्षात्मक होने से दयोपकरणारूप में योगियों के लिए प्रशंसनीय कहते 
हैं'। मत्रलक्षणशास्त्र कहता है कि पिच्छि आवश्यकता होने पर छत्र भी है प्रौर 
चामर भी, यंत्र श्रौर मंत्र की प्रसिद्धि (सिद्धि) के लिए भी इसका व्यवहार किया 
जाता हैं और सम्पूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए तो हे ही'। इस प्रकार पिच्छ 
पंचगुणविभूषित है। मूलाराधना में पिच्छि के ग्रन्य पाच गुण बताते हुए कहा हैं 
कि “रज और स्वेद का अग्रहरा, मुदुता, सुकुमारता और लघुत्व (हल्कापन) जिस 
पिच्छि में ये पचगुण विद्यमान हो, उस प्रतिलिखन-उपकरण की प्रशंसनीयता 
असदिग्ध है? । सकलकीति-धर्मप्रश्नोत्तर मे मृलाराधनाप्रोक्त पच गुणों का कीतेन 
करने के पश्चात्‌ इसमें निर्भयता भ्रादि अ्रतिरिक्त गुणो का निर्देश किया गया है* । 
नीतिसार का कथन है कि “छाया में, श्रातप मे भ्रथवा एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर गमनागमन करते समय मयरपिच्छि से श्रालेखत करके ही मुनि को बतंना 
चाहिए* । 'चारित्रसार' मे किसी प्रकार के तलक्रिया-असमर्थ रोगादि कारण होने 


१. 'सन्ति मयूरपिच्छेध्त प्रतिलिखनमूरजितम्‌ । 

तं प्रशसन्ति तीर्थेशा दयाये योगिना परम्‌ ॥! - मूलाचार, ३२ 
२. “छत्रार्थ चामरार्थ च रक्षार्थ सवंदेहिनाम । 

यत्रमत्रप्रसिद्धधर्थ पचते पिच्छिलक्षणम्‌ ॥। - मत्रलक्षणशास्त्र, 
३. “रजसेदाशमगहरण मदह॒वसुकुमालदा लघुत्त च। 

जत्थेदे पचगुणा त पंडिलिहण पससति ॥' - मूलाराधना, ६८. 
४. 'भ्रथ पिच्छिकागुणा रज.स्वेदाग्रहराहयम्‌ । 

मार्दव सुकुमारत्व लघुत्व सदगुणा इमे ॥ 

पंच ज्ञेयास्तथा ज्ञेवा निर्भधादियुणोत्तमा' । 

मयूरपिच्छुजाताया: पिच्छिकाया जिनोंदिता ॥ - सकलकी तिधर्म प्रश्नोत्तर, २६-३० 
५. 'पिच्छेन मृदुनाइलिख्य वपूर्घर्माद्‌ विशेन्‌ मुनि: । 

छाया तथैव घम व भूमिभेदे४पि चान्वहम्‌ ॥' - नीतिसार, ४३. 


88 


प्र कहा गया है कि मुनि पिच्छिसहित अ्रंजलिबद्ध होकर, जुड़ी हुई भंजलि को 
वक्ष:स्थल के मध्य में स्थित करके पर्यकासन, वीरासन अथवा सुल्लासन से बेठकर, 
मन को एकाम्र कर स्वाध्याय तथा वन्दना करे' । खड़े होने की शारीरिक भ्रशक्ति- 
दशा में ही यह विधान है, स्वस्थ रहते नही । मयूरपिच्छि में एक श्रन्य विशिष्ट गुरप, 
'मूलाराधना' पृष्ठ २१५ में बताया गया है कि जो सवस्त्रलिग धारण करते हैं 
उन्हे वस्त्रखड को बहुत शोघना होता है परन्तु मयूरपिच्छि मात्र परिग्रही (निर्ग्रन्थ ) 
को बहुत शोधने की आवश्यकता नही। स्वयं ही उन्हे भ्रप्रतिलिखन गुण प्राप्त 
है* । 'तत्त्वाथश्लोकवारतिक” का प्रतिपादन है कि “अ्रमणशशास्त्रों मे भ्रदत्त के 
प्रादान को स्तेय (चौय॑) कहा है। कोई भी लघु या महत्‌ कसतु, जो स्वय की न 
हो, परकीय हो, उसे वस्तु के स्वामी से ही याचनाकर प्राप्त करना चाहिए । जान- 
बूककर अथवा प्रमादवश, अ्रजाने ग्रहण की हुई वस्तु चौयलब्ध ही मानी जाएगी-। 
इस पर्थ में सामान्यरूप से किसी भी अ्रदत्तवस्तु के ग्रहण का विधान मुनि के 
लिए नही है। तब क्या मयूरपिच्छ और कमण्डलु जो ग्ररण्य मे पड़े हुए मिल 
जाते है, मूनि को नही ग्रहरा करने चाहिए ? वे भी त्तो भ्रदत्त है, उनका झादान 
कैसे हो ? इस शका का समाधान करते हुए श्रागे कहा गया है कि नदियों, 
निर्मरो आदि का जल, सूखे हुए गोमयखण्ड, भ्रथवा भस्म आदि, अपनेआप मुक्त 
मयूरपंख एवं तुम्बीफल भ्रादि (उक्त आदि शब्दों से मिट्टी तथा सामृद्रिकनारियल 
अर्थ ग्रहणा करना अभीष्ट प्रतीत होता है) ग्रहएा करने मे स्तेयदोष नहीं लगता, 
यह सब 'प्रासुक' है, इसमे स्तेय नही है भौर इनका ग्रहरा प्रमत्तत्व की हानि के 
लिए अभीष्ट है? । कषायसहित मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को प्रमत्तयोग 
कहा गया है किन्तु धर्मपरिग्रह के रूप मे ्रावश्यक पिच्छि और कुण्डी का ग्रहरा 


१ 'सप्रतिलेखनमुकुलितवत्सोत्सगरितकर. सपर्यक । 
कुयदिकाग्रमना' स्वीध्याय वन्दना पुनरशकत्या ॥' - चारित्रसार, ४३. 
२. 'अप्पडिलिहण वसनसहितलिगधारिणो हि वस्त्रखण्डादिक शोधनीय 
महत्‌ । इतरस्य पिच्छादिमात्रम्‌ ।' - मूलाराधना- 
३. 'प्रमत्तयोमतों यत्‌ स्थाददलादानमात्मन' । 
स्तेय तत्‌ सूत्रित दानादानयोग्यार्थंगोचरम्‌ ॥ 
तेन सामान्यतोददत्त माददानस्य सम्मुने: । 
सरिभ्निकेरणादम्भ: शुध्कपोमयखण्डकम्‌ ॥। 
भस्मादि वा स्वयं मुक्त पिच्छालाबुफलादिकम्‌ । 
प्रासुक न भवेत्‌ स्तेय प्रमत्तत्वस्य हानित: ॥' - तत्त्वाथेंइलोकवातिक, ७१५ 


' १०७ 
कषायनिमित्तक नहीं है प्रत्युत वीतराग मुनिचर्या का उपकारक है। तथा च॑ 
जीवरहित, भ्रचित्त होने से पिच्छि-कमण्डलु प्रासुक" हैं। 'भव्रबाहुक्रियासार' में 
पिच्छि को मोक्ष का साधक अन्यतम कारण बताते हुए कहा है कि जो मुनि अपने 
पास पिच्छि नहीं रखता है वह कायोत्सर्ग के समय, स्थिति में, उत्थान में, ममनागमन 
में ग्पनी देहिक क्रियाप्रों से सक्षम जीवों का नाश करता है। परिणामस्वरूप उसे 
हिंसादोष लगता रहता है और मोक्षप्रतिबन्धक कर्मों से उसे मुक्तिश्री की प्राप्ति 
नहीं होतीं* । उक्त समर्थतों से सिद्ध है कि मयूरपिच्छि का धारण करना त्यागियों 
के लिए श्रावश्यक है। निर्वाणभूमि पर पहुंचाने में जहां सम्यग्‌द्शनज्ञानसमन्बित 
सम्यकचारित्र साक्षात्कारश है वहा पिच्छि-कमण्डलु भी चारित्रचर्या के सहायक 
उपकरण होने से उपकारक शग्रथवा परम्परित कारण है। अत्यन्त कोमल, 
नयनाभिराम, सुन्दर होते हुए भी मयूर इनका यथासमय त्याग कर देता है भौर 
मोह नही करता । इस प्रकार यह निर्मोह सिखानेवाली है । मुनि को पिच्छि को 
देखते ही वीतराग भाव का स्मरण होना चाहिए। शअरहो ! तियंकयोनि होते 
हुए भी मयूर को अ्रपने एकमात्र अलंकरण बहाँ पर मोह नही उत्पन्न हुआ, मुनि 
तो मनुष्य पर्यायधारी है, धीमान्‌ है, विवेकसम्पन्न है। यदि वह रागान्ध हो तो 
धर्म रसातल चला जाना चाहिए। मयूरपख देखकर संयम के भावों में श्रवश्य 
वृद्धि होती है और इसी हेतु से इसे संयमोपकरण कहना समीचीन हैँ । पिच्छिधा रण 
निर्मल तथा शुद्ध जिनलिंग है। इस तथ्य को 'षट्प्राभृत' ग्रन्थ के भावप्राभत' 
प्रकरण की ७६वीं गाथा के चतुर्थ चरण 'जिनलिग णिम्मल सुद्ध “- की टीका 
में स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'जिनलिगं नग्नरूपमहेन्‌मुद्रामयूरपिच्छुकमण्डलु- 
सहित निर्मल कथ्यते । तद्द्यरहितलिगं कश्मलमित्युच्यते । तीर्थकरपरमदेवात्त- 
प्तद्ध विना अवधिन्नानाद्‌ ऋते चेत्यर्थ: ।'- भ्र्थात्‌ मयूरपिच्छि तथा कमण्डलु- 
सहित नग्नरूप ही भ्रहेन्‍न्त भगवान्‌ की मुद्रा है । वह निर्दोष एवं निर्मेल हैं । जो इन 
दोनो से रहित नग्नरूप है वह मलिन कहा जाता है। किन्तु तीर्थंकर परमदेव, 
तप्तद्धिधारक तथा प्रवधिज्ञानी को इनका घारण करना झ्ावश्यक नही है । ये 
(उक्त) पिच्छिकमण्डलुरहित भी अहंन्‌ मुद्राधारी माने गये है। 'भावसंग्रह' में 





१. प्रासुकस्यार्थ' - 'सुक्कं पक्‍क तत्त श्रस्मिललवरणोेरण मिस्सय दव्वम्‌ । 
ज जत्रेण हि छिन्‍न त सव्ब पासुय मरिणयं ॥ - गृहस्थधर्म, ११. 
२ 'ठासाणखिसिज्जागमणोें जीवाण हति भ्रप्पणो देह । 
दसकत्त रिठाए गदं रिपिच्छे शत्यि सिव्वास ।। - सद्रबाहुक्रि०ण्, २४. 


१०१ 


भी अवधिज्ञान से पूर्व तक पिच्छिधारण प्रतिलेखनशुद्धि के निमित्त प्रावश्यक 
कहा है"। भवधिज्ञान के प्रनन्तर इसका धारण झावश्यक नहीं। उपेक्षा 
संयमी को पिच्छि की झावश्यकता नही। किन्तु अपेक्षासंयमी को धारणीय है ही । 
ग्रादानसमिति तथा निक्षेपसमिति का उल्लेख करते हुए श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य 
कहते हैं कि 'श्रपहुतसंयमधारी मुनियों को आगम प्र्थ के प्रत्यभिज्ञान के लिए 
घार-वार ज्ञानोपकररा (शास्त्र ) की आवश्यकता होती है, विशुद्धि के लिए 
शौचोपकरण कमण्डलु की तथा सयमोपकरणरूप में पिच्छि की आवश्यकता 
होती है। इन शौच-सयम-ज्ञानोपकरणों के बारम्बार ग्रहण तथा विसमे में जो 
प्रयस्नपरिणाम होता है उसे झादानसमिति तथा निशक्षेपणसमिति कहा गया 
है' । एकादश प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकार का होता है प्रथम एक- 
वस्त्रधारी, द्वितीय वस्त्ररहित कौपीनमात्रधारी । ये दोनो ही तप, ब्रत, नियमादि 
पालन करते हैं। कौपीनमात्र धारण करनेवाले ऐलक 'कचलोंच' करते हैं । पिच्छि- 
धारण दोनों (क्षुल्लक, ऐलक) करते है। नुप्रेक्षा (द्वादशानुप्रेक्षा) घर्मध्यान 
तथा किसी एक स्थान पर करपात्र मे स्थितिभोजन और आसन लेकर भी भ्ाहार 
ग्रहण करते है? । मयूरपिच्छि के महत्व की सीमा नही है। त्यागी के लिए 
पिच्छि कितनी उपकारिणी है यह पर्याप्त बताया जा चुका है। पिच्छि को 
मिथ्यात्ववाशक तथा दुमंदगजेन्द्र को बाधा देनेवाला सिह कहा गया है। “मिथ्या- 
त्वनाशं मद्सिहराजम्‌ - उसके लिए प्रयुक्त प्रशंसावचनों मे से हैं। वसधुनन्दि- 
श्रावकाचार, चारित्रसार, भगवती-भ्राराधना और वट्ढटकेर मूलाचार इत्यादि में 
पिच्छिधा रण का महत्त्व निरूपित किया गया है। जो त्यागी पिच्छिघारण करते 
हुए अपने भावलिगी, वीतराग, त्यागप्रधान, लोकगुरुस्वरूप का सरक्षण नही 
करता, वह मुनिवेष को तिरस्कृत करता है। मुनि और सामान्य लौकिक श्ाागार- 
धर्मियों में यदि सम्यक्चारित्र और श्रपरिग्रहादि से प्रतीयमान शिष्ट-विशिष्ट- 


१. अवधे. प्राक प्रगृह्नन्ति मृदुपिच्छ यथागतम्‌ । 
यत्‌ स्वय पत्तितं भूमो प्रतिलेखनशुद्धये ॥ - मावसग्रह, २७६, 
२. “पुस्तककमण्डल्वादिग्नहराविसर्गयो, प्रयत्नपरिशाम. । 
झादाननिक्षेपणसमितिभंवतीति निरदिष्टा ॥!! - (छाया) - नियमसार, 
३. 'एकादशस्थाने उत्कृष्टश्रावक्ो द्विविधः । 
वस्त्रेकधर: प्रथम, कौपीनपरियग्रहों द्वितीय: ॥ 
तपोब्रतनियमावश्यकलोच करोति पिच्छ गुह्लाति । 
अनुप्रेक्षा धर्मध्यानं करपात्र एकस्थाने ॥ - झालोचना. 


श्ण्रे 


बोधक भेदरेखा नहीं होगी तो पर्वत के शिखर और घाटियों के निम्नोन्नतत्व को 
समान आंकना होगा | पिच्छिग्रहरा करने पर वह प्रवृत्तिमार्म त्यागकर निर्कुत्त 
मार्ग पर गतिमान्‌ होता है । कोटि कोटि जन जिस दिगस्वरत्व को प्रपता भझाराध्य, 
बन्दनीय मानते हैं वह उस वर्ग का महानुभाव व्यक्ति बन जाता है। ऐसी स्थिति में 
तप, त्याग, चारित्र और झात्मकल्याण की वीथी को प्रशस्त करनेवाले व्यवहारों एवं ' 
निश्चयों के कठिन-कठोर मार्ग पर त्यागी को अधिक से अधिक सशक्त श्र प्रकम्प 
पद रखने चाहिए। जिस आस्था से उसने पिच्छिकमण्डलु लिये है उस आ्रास्था 
के लोकपृज्य रूप की सवद्ध ना मे योग देना मुनि का धर्म है। यदि पिच्छि लेकर 
भी त्यागी के मन में श्राकिचन्य का उदय नही हुआ और परिणग्रहो पर तृष्णा बनी 
रही तो निश्चय ही मयूरपख के चन्द्रक उस आत्मवचित पर हँसेंगे। इससे तो 
राग का मार्ग अ्रच्छा था। उसी पर चलते तो एक निश्चित मार्ग तो सम्मुख 
रहता । अब पाव शिला पर है और मन कुसुम की मुदुल पखड़ियों पर - यह 
हैं धाचार श्लाघनीय नही । जिस भूमि पर खड़े होना है, उसीके होकर रहो। 
पिच्छिकमण्डलुधा रण मात्र से मोक्ष मिल गया, ऐसा मानना मिथ्यात्व है। यदि 
ऐसा होता तो पिच्छि का प्रथम धारक मयूर पहले मोक्ष गया होता। बहुत-से 
ग्रकिचन जो धातुपात्रो के अभाव में कमण्डलुधारक है, प्रतिष्ठा को प्राप्त किये 
होते। परन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं होता । यह तो त्यागी के लिए अनिवार्य 
आ्रावश्यकता होने से विहित है श्लोर बन्धन है। उसके लिए तो परपदार्थ सभी 
रुक़ावटे है श्रौर शरीर तक बन्धन माना गया है । पिच्छिकमण्डलु तो शरीर नही 
है और भी बाहर की वस्तुए है। कदाचित्‌ इसी आशका से मुनियों को सावधान 
करने की श्रावश्यकता शास्त्रकारों ने अनुभव को है। एक श्रोर वे कहते है कि 
यदि 'विना पिच्छि के सात कदम गमन कर लिया तो कायोत्सर्ग करना होगा और 
दो कोस प्रमाण मार्ग पर विना पिच्छि चल लिये तो शुद्धि तथा उपवास दो-दो 
प्रायश्चित्त श्रावश्यक होगे! । दूसरी श्रोर कहते है कि जो त्यागी पिच्छि तथा 
स्नस्तर (चटाई आदि) पर ममत्व करता है तथा ममत्वपरिणाम से भ्रार्त-रौद्रध्यान- 
परायण होता हैं उसे क्या मोक्षसुख की प्राप्ति हो सकती है ? 'सरहपाद' में 
भी पिच्छिव्यामोह्‌ पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि - 'पिच्छिग्रहणामात्र से 
मुक्ति मिलती होती तो उसका प्रथम अधिकारी मयूर होना चाहिए श्र यदि 


१. 'सप्तपादेषु नि.पिच्छ, कायोत्सगेंगा शुद्धघति । 
गव्यूतियमने शुद्धिमुपवास समइनुते ॥' - चारित्र॒सार, ४४. 


१०३ 
उञू्स भोजन से मोक्ष होता तो वन में विकीर्ण (स्वयं पत्िित) वृक्षपत्रावली खाकर 
जीवनयाथा चलानैवाले पशुओं को वह होगा चाहिए किन्तु चमरी गाय, पिच्छि- 
घर भयूर, उठ्छ श्रौर शिलभोजी पन्यजीवों को उद्दिष्ट उपकरणों से मोक्ष 
सम्भव नहीं । मोक्ष की उपलब्धि सम्यक्‌ चांरित्र द्वारा हो होती है। पिज्छि भौर 
कमण्डलु मुंनिचर्या के सहायक उपकरण मात्र हैं झौर उपेक्षासयम श्रवस्था में, 
ग्रवधिज्ञानी होने पर अथवा तप्तद्धि होने पर उसकी आवश्यकता नहीं रहती । 
पिच्छि से विहित चर्यासौविध्य मात्र ग्राह्म है, यथेच्छ व्यवहार उसके द्वारा नहीं 
किया जा सकता । यथेच्छ व्यवहार तो प्रायश्चित्त का कारण बन जाता है। 
नीरोगदशा मे यदि मुनि उसे मस्तक पर छायार्थ उत्तोलिल करता है, छाती को 
झाच्छादित करता है भौर मस्तक-झ्रावरण बनाता है तो उसे प्रायश्चित्त कल्यारणंक 
देना चाहिए। रुग्णदशा में दोष नहीं माना गया" । तथापि वह अपवाद मार्ग है 
और यावच्छक्य मुनि को अपवाद और प्रायश्चित्तीय मार्ग नही लेना चाहिए। पिच्छि 
अप्रतिलेखन गुणा से युक्त हैं किन्तु कमण्डलु में सम्मच्छेन जीचों की उत्पत्ति होती 
रहती है भ्रत. उनके निराकरणार्थ एक पक्ष में उसे बाहर-भीतर से प्रक्षालित करते 
रहना चाहिए। यदि एक पखवाड़े के पश्चात्‌ भी कमण्डलु का सम्प्रोक्षण- नहीं 
किया गया तो प्रतिक्रमण तथा उपवास लेना होगा? ।' इस प्रकार के शअ्रनेक 
उदाहरण हैं जो पिच्छिग्रहण की मर्यादा का निरूपण करते हैं और वेसे भी हैं 
जो अश्रवधिज्ञानादि विशेष स्थितियों में इसकी श्रावश्यकता का सर्वथा निराकरण 
करते है तथा इस पर उत्पन्न हुए व्यामोह की 'यावच्च ग्रातेरोद्र तावन्न मु चति' - 
कहकर भर्सना भी करते है। इन्हे परस्पर विरोधी नही मान सकते । क्योंकि 
जो पिच्छिकमण्डलुग्रहरा की श्रावश्यकता का निरूपण करते हैं वे मुनिचर्या के 
विधिपरक सूत्र है श्नौर सम्यक्‌ जिनलिग को प्रमारित करते है किन्तु पिच्छि- 
ग्रहण मात्र से मोक्ष नहीं होता, अ्रथवा पिच्छिकमण्डलु पर आसक्तिभाव नहीं 
रखना चाहिए - इत्यादि प्रतिपादन करनेवाले सूत्र है, वे मुनि के व्यामोहनिवर्तक 
है । हो सकता है, मोह तथा शज्ञान के प्रभाव से मुनि को अपने पिच्छिकमण्डलु 
पर ब्यामोह उत्पन्न हो जाए या शास्त्रज्ञान के भ्रभाव में श्रथवा मूढ आझाग्रह से वह 
१ “उच्छीषंस्थ विधानेडपि प्रतिलेखस्य हच्छदे । 
मस्तकावरणाद्‌ देयं कल्याण वा न दुष्यति ॥' - प्रायश्चित्त, ७५. 
२. 'शश्वद्‌ विशोषयेत्‌ साधु: पक्षे-पक्षे कमण्डलुम्‌ । 
तदशोधयतो. देय सोपस्थानोपवासनम्‌ ॥। - प्रा० समुच्चय, ८५८. 





१०४ 


पिच्छि को हो इतना महत्त्व देने लगे कि- 'बस ! पिच्छि सिल गई, मानों मोक्ष 
मिल गया - और ऐसा मानकर सम्यक्चारित्रपालन में शिश्विलाचारी ही जाए, 
ऐसी स्थिति में उसे इन गाथाप्रों, श्लोकों तथा सूत्रों से संवित् मिलनी चाहिए कि 
पिच्छिग्रहणा करने मात्र से कोई सम्यक्त्वी नहीं बन जाता" । सर्वस्वत्यागी त्यागी 
के ब्रतों की निर्दोष रक्षा के लिए ही इन निषेघसूत्रों का निर्माण किया गया है । 
क्योंकि परिग्रह का प्र्थ विशालसम्पत्ति से ही गतार्थ नही होता, एक सूई भी 
मूर््छा (व्यामोह) का कारण हो सकती है भौर वह सूची का श्रग्रभाग भी मूच्छी- 
कारक होने से परिग्रह कहा जाएगा - 'मूर्च्छा परिग्रह:' - यह सूत्र उपादानों की 
विपुलता को ही परिग्रह नही मानता, श्रपितु जिस वस्तु के लवमात्र ग्रहरा से मूर्च्छा 
का उदय हो, वही परिग्रह हैं। तब व्यामोह होने से पिच्छि भी मुनिचर्या की 
साधिका न होकर प्रत्यवायकारिणी हो सकती है। परमात्मप्रकाश की उक्ति है 
कि - 'चेला-चेलियो का परिवार बढ़ाकर, पुस्तको का प्रभूत सग्रह कर अज्ञानी 
को हर्ष होता है। किन्तु जो ज्ञानी है, वह इन परिग्रहों से शरमाता है तथा इन्हे 
राग शऔर बन्धकारण मानता है। यदि त्यागी का मन चेला-चेलियों, पुस्तको, 
पिच्छि-कमण्डलुओ, श्रावक-श्राविकाश्रो, श्रजिका-क्षुल्लक-ऐलक-परिवारों मे तथा 
चौकी-पट्ट -चटाई भ्रादि में उलभा रहा तो इनको लेकर रातदिन उसे प्रार्त-रौद्र 
ध्यान में फँसना पड़ेगा । न निराकुलचर्या हो सकेगी न स्वाध्याय और सामायिक । 
जिस आत्मकल्याण के लिए मुनिरदीक्षा ली, वे उद्देश्य कही मर्च्छाग्रो मे खो जाएगे* । 
ये परिग्रह त्यागी का पतन कराने में सहायक होकर उसे श्रात्ममार्ग से विस्मृत कर 
सकते है। त्यागी और रागी के मार्ग भिन्न-भिन्न है। प्रसगवश यहां यह लिखना 
अवसरोचित होगा कि त्यागियो को धनसम्पन्न तथा स्वल्पवित्त, विशेष अथवा 
सामान्य श्रावको, जनों के आगमन पर श्रपने को अधिक गौरवशिखरारूढ नही 
मानना चाहिए। उनका समभाव ही लोककल्याणकारक है। ऊचे-नीचे आसनों 
की व्यवस्था तो राजपरिषदों में ही बहुत है। स्वय भूमि पर, शिलातल पर 
अथवा चटाई प्र बेठनेवाले मुनियों के पास झानेवाले को गद्दी-मसनद (गाव- 


१. “पिच्छेश हु सम्मत्त करगहिए चमरमोरडबर ए । 
समभावे जिण॒दिट्व रायाई दोसचत्तेशा ॥' - ७७७ गाथा, २८५. 
२. 'चेल्ला चेल्ली पृत्थियहिं तूसइ मूढ रिमंतु । 
एयहिं लज्जइ णाशियउ बंघह हेड मुखतु ॥। 
चर्टाह्‌ पट्टहिं कु डियहिं चेल्लाबेल्लियराहि। 
मोह जणेविणु मुशिवरह उप्पहि पाडियतेहि ॥' - परमात्मप्रकाश, ८८-६६. 


| | १०४ 

तकिया) या गृदुल मखमली गज़ीचों की प्रपेक्षा नहीं होती । वह तो मुनिचरखों 
में उपासीन होकर, त्यागी के चरणों की धूलि ललाट पर लिम्पन कर प्रसन्न होता 
है। उसके लिए सम्भ्रम के उपकररा प्रस्तुत कर उसके प्रायमत को श्रतिरंजित 
बनाना बीतराग़सुनिचर्या से विपरीत है। श्रमणों के आराध्य भगवान्‌ के लिए 
तो स्तुति के छन्द लिखते समय 'इन्द्र: सेवां तव सुतनुतां' - कहा गया है । विगौरव 
का दोष जानबूभकर नहीं लेना ही श्रेष्ठ है। इस विषय में सिकन्दर भौर दिगम्बर 
भुनि के साक्षात्कार का एक प्रसंग इतिहासप्रसिद्ध हैं। त्यागी को उस झारष्यक 
नदी के समान होना चाहिए जिसके तट पर हाथो पानी पीने श्राए तो वह हृषित 
होकर किनारों पर उच्चलित नहीं होती और हरिण भाए तो मन छोटा नहीं 
करती । उसके दो पाटों की भ्रजलि का नीर सबके लिए समान सुलभ हूँ। 
मुनि-त्यागी का स्थान सम्राटों से भी ऊपर है। सअआट भी त्यागी के झ्राशीर्वाद की 
ग्रपेक्षा करता है भ्ौर उससे ऐश्वयं, विभूति, कृपाप्रसाद चाहता है। किस्तु मुनि 
निरपेक्ष है। यदि ससार झाशा का दास है तो त्यागी ने झाशा को दासी 
बना लिया है। वे मुनि मनुष्यपर्यायी होते हुए भी मनुष्यकोटि से ऊपर हैं। 
चिन्ता को वशीभूत करने से उन्हें सिद्ध (तपस्वी) कहा जाता है। जे नर 
चिन्ता बस करहि ते माणास नहि सिद्ध - ऐसा कहते हुए उनका स्तवन किया 
गया है और इतने पर भी वे केवल '“बाह्मग्रन्थिविहीना: ही हो तो क्‍या कहा 
जा सकता है ? वह तो अगार में विद्रुम का भ्रम ही कहा जा सकता है । 


प्रस्तुत निबन्ध 'पिच्छि श्रौर कमण्डलु' मुनियों के द्वारा घारणीय शौच- 
सयमोपकरण+-विषयक है और ज्ञानोपकरण के रूप में शास्त्र रखने का, स्वाध्याय- 
तत्पर रहने का आदेश शास्त्रों में दिया गया है ञ्रतः लेखसमाप्ति से पूर्व यह 
श्रावश्यक हूँ कि 'मूलाराधना' की उन पक्तियो को स्मरण कर लिया जाए, जिनमे 
शिक्षा (स्वाध्याय) का आग्रह करते हुए झाचायें ने कहा है कि- 'प्राण जब 
कण्ठगत हो तब भी मुनि, तपस्वी को प्रयत्नपुवंक आगमस्वाध्याय करना चाहिए ।' 
आचार्य श्रीकुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है - 'झागमचक्खू साह' और '“अ्रज्कयण- 
मेव भाणं - साधु की श्रांखे उसका शास्त्र हैं। जहा उसे चर्या में सशयविकल्प 
हों, तत्काल शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। शास्त्र बताएंगे कि वह क्‍या 
करे ? क्‍या न करे ? और त्यागी का ध्यान उसका ग्रध्ययन हैं । भ्रध्ययन द्वारा 
ही वह सम्यक्त्व के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। शास्त्रों की सीप से 
सम्यकक्‍त्व के मुक्ताफल मिलते हैं। तन्‍्मयता बढ़ती है और ज्ञानसम्पन्न होने से 


१०६ 


अं 
स्व-पर का बोध होता है। इस प्रकार ध्यान द्वारा जो परिणामविशुद्धि होती है 
बंही शास्त्रस्वाघ्याय से सिड्ध होती है। यही सोचकर झाचार्य कहते हैं 'झध्ययनम्‌ 
एवं ध्यातम्‌-यहां 'एव' शब्द निश्वयपरक है। वास्तव में जिससरस्थती के दर्शन 
करनेवालों मे तन्‍्मय होकर प्रध्ययन में ही ध्यान तथा समाधि श्राप्त की है। 
जिन्होंने दुस्तर संसारवारिधि को तेरकर पार जाने के लिए पिल्छिकमण्डलु तथा 
शास्त्र तीन उपकरण एवं सम्यकत्वपूर्वक दर्शन-श्ञानचारित्ररूप त्रिरत्नों को घारशा 
कर लिया है मानो उसने जन्म-पुनजंन्म की गति रोकने के लिए वजत्नरभय तिहरी 
प्राकारभित्तियो का निर्माण कर लिया है। पिच्छि शिवमार्ग की बुहारी है, कमण्डलु 
सिचन करनेवाला है झौर शास्त्र शिवमार्ग की दिशाबोध की श्रुवसूची (कम्पास) 
है । उस दुर्गंग पथ पर पहुँचनेवाला तो कर्मरजोविमुक्त आत्मा ही है, इति शुभम्‌4' 


दब्द और माषा 


शब्द का श्रर्थ ध्वति है और इस निरुक्ति से शब्द ध्वन्यात्मक है। इस ध्वनि 
को अपने व्यावहारिक स्थैर्य के लिए मानव ने भ्राकृतिबद्ध कर लिया है, भ्रतः शब्द 
बर्णात्मक है । तकंशास्त्रियों ने इसी बात का निरवंचन करते हुए लिखा हैँ - 'शब्दो 
द्विविध:। ध्वन्यात्मकों वर्शात्मकश्व। तत्न ध्वन्यात्मको भेर्यादौ, बर्णात्मकश्च 
सस्कृतभाषादिरूप:' - वस्तुतः ध्वनि शब्द का स्फोट है और वर्ण उसकी झ्ाकृति- 
परक रचना हैं। मानवजाति का लोकव्यवहार परस्पर बोलकर श्रथवा लिखकर 
चलता है। वह अपने विचारों को लिखकर स्थिरता प्रदान करना चाहता है । 
किसी एक समय वाणी द्वारा प्रतिपादित श्रथ चर चिन्तन में भ्राये हुए भाव किसी 
प्रन्य समय में विस्मृत हो जाते है इसी विचारणा ने लेखनप्रक्रिया का आरम्भ 
किया। इस लेखनप्रणाली से विश्व के किसी भी भाग पर स्थित मनुष्य अपने 
सन्देश को दूरातिदूर स्थानो तक पहुँचा सकता है। श्रतः कहा जा सकता हैँ कि 
लिपिमयी भाषा का विकास न हुभश्ना होता तो मनुष्य साक्षात्‌ वार्तालाप तो कर 
सकता था किन्तु उन्हें स्थिरता प्रदान नही कर सकता था । इस महत्त्वपूर्ण शब्द- 
स्थेयेकरणविधा को जिस दिन लिखितरूप मिला, लिपिशक्ति प्राप्त हुई, वह दिन 
मानवजाति के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहा, इसमे कोई संशय नहीं। श्रब मानव 
अपने विचारों का सकलन कर सकता था, भ्रपनी वाणी को स्थिरता दे सकता था 
श्रौर दूर अ्रथवा समीप प्रदेशों तक अपनी झावाज पहुँचा सकता था। सिद्धान्त- 
वाक्यो के विस्मरण का लिपिरचना के बाद कोई भय नही रहा। परन्तु कालान्तर 
मे मौखिक तथा लिखित भाषा में परस्पर प्रतिष्ठा को लेकर कलह उत्पन्न हो गया । 
लिपिरचना के पूर्वसमय मे 'उक्ति' को प्रतिष्ठा प्राप्त थी और महान्‌ उपदेशको, 
भ्ाचायों के श्राशय को उदाहरणरूप मे प्रस्तुत करते समय “उक्तम्‌'- जैसा कि 
ग्रमुक ने कहा है, कहकर अपने भाषण को समर्थन दिया जाता था किन्तु लिखने 
की शक्ति सिलने पर 'मौखिक' का महत्त्व समाप्तप्राय हो गया और जिह्ठा की 
प्रमाणवत्ता हाथों को प्राप्त हो गई। हाथ से लिखा हुआ प्रामारियक माना जाने 
लगा श्रौर मुख से कहा हुआ लिपिरूप में प्रत्यक्ष (आँखों के समक्ष) न होने से 
प्रविश्वस्य हो गया । प्स्तु । 


श्ण्द 


जेनमत के अनुसार भगवान्‌ झादिनाथ ने प्रपनी ब्राह्यी तथा सुन्दरी लामक 
दो पृत्रियों को वर्स और अंक विद्या का उपदेश दिया था। इसीलिए भारतीय 
लिपि तथा भाषा को ब्राह्मी और भारती कहा जाता है। वैदिकों के झ्नुसार ब्रह्म 
ने चिन्तन किया - 'एकोऊहं बहु स्याम्‌” मैं एक हूँ और अनेक हो जाऊं'- इसी 
इच्छाशक्ति ने शब्दरूप मे प्रथम जन्म लिया अतः वह ब्रह्ममाषित होने से ब्राह्मी 
कही गई। भाषाशास्त्रियों का मत है कि मनुष्य आरम्भिक अवस्था में छोटी-छोटी 
सामान्य घध्वनियों से काम चलाता था | जैसे किसी को श्राह्वान करना (पुकारना) 
हुआ तो 'ए' ओऔ' कहता था। पानी की इच्छा हुई तो 'क' कहता था, आ्राकाश का 
संकेत करना होता तो 'ख' कह देता था। श्राश्चयं व्यक्त करने के लिए 'ई' 'उ' 
पर्याप्त था। इस प्रकार आरम्भ मे लघुतम वर्शाध्वनियों से अभिव्यक्ति के मार्ग 
पर बढ़ रहा था। संस्कृत भाषा मे ये एकाक्षर शब्द भ्राज भी मूल श्रर्थ में सुरक्षित 
हैं। उस प्राचीनतम समय का 'ऐन-श्रो' प्रथि तथा श्रये बन गया है। इसी प्रकार 
च' 'न' ह 'र' 'ल' - इत्यादि एकाक्षर शब्दों को लिया जा सकता है। कालान्तर 
में शब्द एकाक्षर से द्चक्षर, ज्यक्षर श्ौर बद्धक्षर बना | तब मिश्र, यौगिक आदि 
प्नेक ध्वनियों का विकास हुआ । भ्राज मानवमात्र के पास एक न एक भाषा है जिसमे 
बह अपनी प्रभिव्यक्ति को मूते करता है। इन ऊपर से पृथक्‌ प्रतीयमान भाषाश्रो 
के उपलब्धिस्ऩोत भ्रधिकांशत: अपने मानवपरिवार -सामीप्य की सूचना दे 
रहे हैं। भाषाओं का यह साम्य उनके श्राम्यन्तर जीवन पर है। दिन, वार, पक्ष, 
मास, वर्ष, सख्या तथा इसी प्रकार के श्रन्य साम्य विश्वभर में है। सर्वत्र वर्ष- 
गणाना के दिनो में, मास सख्या में, श्रको की शतकपरम्परा में किसी श्रतिपूर्व- 
कालीन एकानुबन्ध का सकेत है। यह एकानुबन्ध सर्वप्रथम किस भाषा का ऋणी 
है, यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता। तथापि आ्राधुनिक “भाषाविज्ञान' के 
मनीषियो ने यह स्वीकार किया है कि ऋग्वेद” सर्वप्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ है और 
उसीकी भाषा प्राचीनतम है। यह भी भाषाविदों का भ्रभिमत है कि सम्पूर्ण 
मानवपरिवार कभी एकभाषाभाषी था श्रौर अपने कौटुम्बिक आयामो की 
विस्तृति के साथ भूमण्डल पर फैलता गया। वह मूलभाषा उनके साथ विश्व में 
फेल गई और दीघेकाल के अ्रनन्तर उन-उन परिवारों के देश, काल, सस्कार तथा 
परिस्थितियों के परिवेष को स्वीकार कर परिवर्तित होती गई। जंसे झ्राज के 
भूगर्भविशारद पृथ्वी की गहराइयों का उत्खनन कर प्राप्त वस्तुओ्रो से प्राचीन 
इतिहास का पता लगा रहे हैं और टूटी शुखला की ऐतिहासिक, सामाजिक तथा 
सास्कृतिक परम्पराए जोड़ रहे है, उसी प्रकार भाषाविज्ञान के ग्लाचाय॑ भी बनते, 


१०६ 


बदलते, घिसते, चिसटते, खुरदरे, चौकोर झौर लम्बोतर होते शब्दों को मूल 
झाकृति को जानने के लिए कृतोद्यम हैं। उन्हें इस बात में सफलता भी मिली है । 
प्राकृत, पाली, अपज्र गे, मागधी, भ्र्रेमामधी, हिन्दी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी 
आदि भारत की प्रादेशिक भाषाओं में संस्कृत भाषा के' तद्भवरूपों की प्रचुरता है 
और विदेशी भाषाओं में भी संस्कृत के सहस्नों-सहल्नों शब्द विद्यमान हैं। सस्कृत 
की व्याक रणसम्मत प्रक्रिया श्राज भी उनमें प्राप्त है। यद्यपि उन-उन देशी-विदेशी 
भाषाओं के साहित्य अपने स्वतंत्र मौलिक चिन्तन के साथ लिखे गये हैं तथापि 
उनका शब्दविधान संस्कृत का ऋणी है। प्रकृति-प्रत्ययों की शैली ने संस्कृत को 
जो उर्वरता की पुष्कलक्षमता प्रदान की है, वह प्रदुभुत है। शब्दनिर्माणशक्ति 
की साभिप्राय प्रक्रिया संस्कृत व्याकरण को प्राप्त हे । सिद्ध है कि भारतीय तथा 
भारतीयों से इतर भाषाश्रों को संस्कृत ने पर्याप्त जीवन दिया है । आज राष्ट्रभाषा 
पद पर विराजमान हिन्दी श्रपने को संस्कृत से विश्वभाषाश्रों की तुलना में सर्वाधिक 
सम्पन्न कर सकती हैँ। सस्कृतभाषा की शब्दनिर्माणशक्ति को एक भल्क यहा 
प्रस्तुत की जा रही है । 


शब्दनिर्मारण करते हुए उन-उन निर्माताश्रों का ध्यान वस्तु के गुण, स्वाद, 
आकृति, स्वभाव, वश, स्थान, प्रकृति इत्यादि अनेकागों पर गया आर फलतः 
उन्होंने जो शब्दरचना की, वह वस्तुविज्ञान के इतिहास में श्राज भी श्रपूर्व है 
तथा प्राचीनो की शोधमनीषिता को बताती है । गुण के भ्राधार पर निर्मित शब्द 
थात्री' है| धात्री श्रॉवले को कहते हैं । धात्री का श्रन्‍्य अर्थ घाय (उपमाता) हैं । 
माता के ग्रभाव में जो शिशु को श्रपना स्तन्‍्य पिलाकर जीवन प्रदान करती है, 
उसे धात्री कहते हैं। आँवला मा के स्तन्‍्य का विकल्प ही हैँ, उतना ही शक्तिदाता 
एवं पोषक है, इस गुणानुसन्धान के बाद श्रायुर्वेद के मनीषियों ने आमलकी को 
धात्री' कहा । स्वादपरक नामों मे 'मधुयष्टि' जिसे मुलेठी कहते हैं, प्रसिद्ध है । 
मधुयष्टि का श्रर्थ है, मीठी लकड़ी । और इस नाम से कोई भी उसे पहचान सकता 
है। मण्डूकपर्णी तथा कृष्णाक्षी क्रमशः मंजिष्ठा तथा गु जा (चिर्मी) को कहते हैं । 
यह आकृति देखकर निर्मित संज्ञा है। मेढक जैसे पत्तोंवाली मण्ड्कपर्णी भ्रौर 
काली झ्रांखवाली इृष्णाक्षी । स्वभाव का निरूपण करनेवाले शब्दों मे 'चन्दन' नाम 
लिया जा सकता हैं। चन्दन शब्द का श्र्थ है आह्लाद देनेवाला । चन्द्रमा, कपूर 
तथा पाटीर वृक्ष के श्र में इसका प्रयोग किया जाता है। “चन्दनं शीतल लोके' 
यह लोकोक्ति भी है जो चन्दन के शीतल स्वभाव को बताती है। वंशपरिचायक 


१६० 

शब्दों में 'राघव' शब्द हे । रघुकुल मे उत्पन्न श्रीरामचन्द्र इसका प्र्थ हें। स्थान 
अ्रथवा क्षेत्र का प्रथंबोध करानेवाले शब्दों में कमल के वाचक 'नीरज' शब्द को लिया 
जा सकता है। प्रकृतिपरक शब्द 'पुनभू' हैं। नाखून तथा केश भर्थ में पुनभ्‌ का 
प्रतिपादन होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाला। नाखून 
काटने पर भी बार-बार बढ़ते रहते हैं इसलिए इन्हें पुनभू कहा । इस प्रकार विविध 
दृष्टिकोश से शब्दरचना की प्रक्रिया तैयार की गई है । जैसे परिवार में एक ही 
व्यक्ति को भ्रपेक्षाभेद से पिता, पुत्र, कहते हैं उसी प्रकार शब्द भी अपने ग्ुण- 
स्व्रभाव-प्रकृति आदि से निष्पन्न होता है। चन्द्रमा अपनी शोतलकिरणों की अपेक्षा 
'शौतरश्मि' है और अपने बिम्ब में दिखायी देनेवाले धब्बे को अपेक्षा 'कलंकी, 
शशलक्ष्मा' है। वह कभी क्षीणा झौर कभी पूर्ण होता है भ्रत. 'क्षयी' है। चन्द्रमा 
के उदय से कुमुद॒ खिल जाते है ञ्रतः इसे 'कुमुदबान्धव' कहते हैं। इसी प्रकार 
भगवान्‌ महावीर के वद्ध मान, सन्‍्मति, अतिवीर तथा वीर नामों की रचना 
की गई है | शब्दरचता की अनन्त सम्भावनाओं से सस्क्ृत वाइःमय भरा हुमा है । 
शब्दीं का यह परिचय-अ्रवगाहन दिडमात्र है और शब्दरचना के लिए जिज्ञासा 
रखनेवालो को प्रेरणार्थक है भ्रन्यथा यह एक विषय एक पुस्तक हो सकता है । 
शब्दों के रहस्यपूर्णा रचनाकौशल की भ्रधिक जिज्ञासा व्याकरण और भाषाविज्ञान 
से तृप्त की जा सकती है। 

भाषा ने मनुष्य की भ्रनेक समस्याओ्रो का समाधान किया है । भौतिक श्रौर 
प्रात्मिक जगत्‌ में भाषा के राजमागे क्षितिज तक चले गये है। भाषा के रथ पर 
बैठकर भाव यात्रा करते है। भाषा भावों के श्राभूषण पहनकर महासम्राज्ञी की 
गरिमा धारण करती है। भावो के विना भाषा विधवा है और भाषा के विना 
भाव पअमूर्त हैं। इनका परस्पर सहचारिभाव है। भावों के विना भाषा चल नहीं 
सकती, आखिर वह तो खाली गाडी के समान है, यात्री तो भाव है, जिन्हे लेकर 
शब्दगाडी को चलना होता हैं। इस विचारणा से भाषाश्रों के साथ समन्वय तथा 
समताभाव रखनेवालों मे श्रमण मुनि झऔौर जैनपरम्परा श्राग्रहशील रही है । जैसे 
कोई तृषाकलान्त व्यक्ति दूर तक भरे हुए जलाशय के जलविस्तार को नही देखता 
किन्तु अपनी अजलि में आनेवाले (उतने ही) पानी को ग्रहण करने का ध्यान 
रखता है उसी प्रकार उन्होंने भाषात्रो को भावग्रहण का माध्यम मात्र माना, 
उसकी सस्कृत, प्राकृत, श्रपश्नंश श्रादि जातिविशेष पर मोह नहीं किया । उनका 
उद्देश्य लोक में धर्मप्रभावना रहा और इसलिए लोक जिस भाषा को समभते हों, 
उसी का झ्राधार लेकर उन्होंने श्रपने घधामिक भावों को अभिव्यक्ति दी । कभी वे 


१११ 


संस्कृत की रत्तशिविका में बेदकर चले तो , कभी प्राकृत, के प्त्मंक पर विराजमान 
हुए । कभी भप्रश्न॑ंस की वीश्री को घन्‍्य किया तो कभी प्रान्तीय भारतियों को 

मुद्ध किया। इसके प्रद्नाण के लिए जेनसाहित्य; के द्रष्दाओं, दर्शनेच्छुप्रों को 
तमिल में लिखित जीवन्धर चरित, कन्नड़ में पम्प कवि का झ्रादिपुराण, प्रपश्नश में 
स्वयस्भू महाकति का पठसचरिदीध, प्रकृत मे ध्वला, जयधवला झौर गोम्मटसार, 
मरादी में जनादंन कवि का श्रेणिक पुराण और प्रन्यान्य विविधभाषी ग्रन्थों का 
झ्रनुशीलन करना चाहिए। जैन श्रमण-परम्परा ने भारत की प्रास्तीय भाषाओं 
आर प्राचीन धामिक भाषाशों का समत्वयोग से उपब हणा किया है। यह दृष्टिकोण 
अ्रसाधारएण है और लोकभावना को सम्मान देनेवाला है। वस्तुतः जिनके धर्ममय 
विश्वासों पर भगवान्‌ महावीर के सर्वोदियी तीर्थ के संरक्षण, सवर्धन का महान्‌ 
दायित्व हैं उन्हें विविधभाषाओरं से परिचय रखना ही चाहिए। यही उनकी 
वीतरागता का प्रमाण है कि उन्हें किसी भाषा से राग नही, भाग्रह नही । 
बहुभाषाविद्‌ होने का एक लाभ यह भी होता है कि धर्मोपदेष्टा श्रपनी बात बहुतो 
तक पहुँचा देता हे श्रौर उनकी बात को सुन-संमभझ लेता है। नित्य परिभ्रमण 
करनेवाले मुनियो के लिए तो यह बहुज्ञता श्रौर श्रधिक महत्त्वपूर्ण है। 


देश-देश मे अलग-अलग भाषाएं है । जो जिस देश का निवासी हैँ वह उसी 
देशकी भाषा बोलता है, यह स्वाभाविक हैं। भाषा में भ्रपनी सस्कृति का इतिहास 
अकित हू श्रौर ग्रात्मीयता के सूत्र लिखे हैं। अपनी-प्रपनी मातुभाषा के प्रति व्यक्तियों 
का भ्राग्रह सहज होता हैं। किन्तु झ्राग्रह को इतनी रूढता तक नही ले जाना 
चाहिए कि वह वर, कलह भर वेमतस्थ की भूमि बन जाए। विश्व के सभी 
मनुष्यो का काम भाषा से चलता हैं । वह भाषा उसके व्यवहारसाधन में उपयोगी 
है किन्तु साध्य नही । जब कोई उसे साध्य मानकर स्वयं साधन बन जाता है तो 
कलह का सूृत्रपात हो जाता हे। किसी व्यक्ति को वाष्पयातल और किसी को 
वायुयान पसन्द है। दोनो अ्रपनी-अपनी रुचि के वाहनो से यात्रा करते हैं। 
किन्तु गन्तव्य स्टेशन पर पहुँचते ही वे दोनो बाहनों को भूलकर अपने घर चले 
जाते हैं। यही भाषाप्नरों की स्थिति है। भावों को व्यक्त करने के उपरान्त भाषाों 
की झावश्यकता समाप्त हो जाती है। अश्रतः भाषाएं साधन हैं और व्यक्ति उनसे 
उपयोग लेनेबाला, उपयोक्ता है। वाहन पर सवार व्यक्ति अ्रपनी मंजिल तक पहुँच 
जाता है किन्तु जो वाहुन को अपने ऊपर बेठाकर चलता है वह वाहन के भार से 
मध्यमार्ग में ही थककर बैठ जाता है। इतना होने पर भी राष्ट्र के लिए भाषा 


श्श्रे 


एक सफल माध्यम है। भाषा की सहायता से राष्ट्र विस्तार ग्रहण करता है । 
समानभाषाभाषो के हृदय में दूसरे समानभाषी के प्रति व्यवहारसौकये तो होता 
ही है, प्रेममाव भो उत्पन्न होता है। भ्तः राष्ट्रीय स्‍तर पर किसी एक भाषा का 
निर्धारण भरावश्यक है! वह भाषा अधिकतम जनों की भाषा होनी चाहिए । 
उसके माध्यम से राष्ट्र के पूर्व-पश्चिम, दक्षिरोत्तर प्रान्तों के लोग समीप झाएंगे । 
एक सशक्त राष्ट्रभाषा के बिना केन्द्रसंस्था का राष्ट्रीय तथा भन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार 
स्फीत नही हो सकेगा । विदेशों में राष्ट्रीय स्वर को किसी वेदेशिक प्रथवा प्रान्तीय 
भाषा द्वारा सम्मानित नही किया जा सकता। 'सगच्छध्व, संवदध्वम्‌, सं वो मनांसि- 
इस प्राचीन राष्ट्रीय सूक्त मे साथ चलने, साथ बोलने तथा साथ-साथ मानसिक 
समत्व रखने का निर्देश किया गया है। यह राष्ट्र के सहग्नस्तित्व के लिए नितान्त 
उपयोगी है। श्रपनी टेढी चाल से, वक्रगति से राष्ट्रीय राजमार्ग को विक्ृत नहीं 
करना चाहिए | प्राय: राष्ट्रभक्ति का परिचय व्यक्ति की भाषा से भी होता है । 


भाषा लोकव्यवहार में झआरकर परिमाजित तथा स्फीत होती है। भाषा 
की समृद्धि उसके उपयोक्ताम्रों पर हैं। उपयोक्ता जिस क्षेत्र में प्रगतिशील होंगे, 
भाषा और उसकी शब्दनिधि उस विषय में भ्रधिक प्राजल तथा अ्रधिकारसम्पन्न 
अभिव्यक्तिपूर्ण होगी । लोकजीवन में श्राकर ही शब्द विविध रूप ग्रहरण करते 
हैं। कभी वे शीर्षासन करने लगते हैं भ्रौर कालान्तर में वेसे ही रह जाते हैं तो 
कभी गेहुँसओों मे मिले यवकरों की तरह किसी अन्यार्थंक शब्द के साथ मिलकर 
स्वयं भ्रन्यार्थक हो जाते हैं। वैयाकरणों को यह परिवर्तित, विकृत श्रथवा भ्र्थान्तर- 
परिणत रूप बड़ा प्रिय लगता है । वे ढू ढ़-दू ढकर ऐसे शब्दों को लोकव्यवहार से 
ग्रहण करते हैं तथा उस पर भ्रपनी मान्यता की मुहर लगा देते है । जैसे सिह 
शब्द 'हिंस' से बना है। हिसाजीवी होने से पूर्वस्मय में इसे 'हिंस' कहते रहे 
होंगे। कालान्तर मे वर्शाविपर्यय हो गया, भौर हिंस शीर्षासन करने लगा, सिह 
हो गया। देवानां प्रिय: का भ्रर्थ है देवों का प्रिय । प्रियदर्शी क्रशोक सम्राट को 
देवानां प्रिय' कहते थे । कालान्तर में इसका प्र 'मू्खे' किया जाने लगा। सम्भव 
है, अ्रशोक द्वारा बौद्धधर्म स्वीकारने से उसकी प्रशसा को निन्‍दा में प्रचलित कर 
दिया गया हो। पाणिनि व्याकरण के षष्ठया चानावरे' सूत्र का उदाहरण 
देवानां प्रिय' इति च मूर्खे, दिया गया है। वस्तुत: देव भ्रोर प्रिय दोनों शब्दों का 
मूर्ख अर्थ नहीं होता । तुलसीदासजी ने अपने एक दोहा में लिखा है - 'रामचरण 
छहतीन रहु दुनिया से छत्तीस'-गशर्थात्‌ रामभक्ति करते समय छह भौर 


११३ 


तीन के अंकों के समान रहो -६३ तिरेसठ का यह रूप परस्परोन्मुखी है। 
झतः प्रर्थ किया' गया है कि रामचरणों के सदा सम्मुख रहो भर संसार 
से ३६ अर्थात्‌ तीन भौर छह के भ्रंकों के समान नित्य विमुख रहो । ये रति 
झौर विरति के श्रर्थ भाषा की ऊर्जा को, उसकी नित्यनवग्रहणशसमर्थ प्राणशशक्ति 
को सूचित करते हैं। वेयाकरणों का एक प्रसिद्ध श्लोक हैं -कि शब्द का श्रर्थ 
करते समय व्याकरण, उपमान, कोष, भ्राप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विव॒ति 
झौर सिद्धपद का सामीप्य - इतने श्रनुबन्धों का ध्यान रखना चाहिए। भ्रन्यथा 
अर्थ विपरीतार्थकथ भी हो सकता हैँ । 'पर्थः प्रकरण लिग वाक्यस्यान्यस्य 
सन्निधि:' - लिखते हुए एक ग्रन्य श्लोक में भी शब्दशक्ति का निरूपण किया गया 
है। प्रकरण जाने विना शब्दमात्र से भ्र्थ का अभीष्टदोहन नहीं किया जा सकता, 
इसका उदाहररा है सैन्धव शब्द । सैन्धव के दो भ्रथे हैं; श्रश्व तथा लवण । यदि 
वक्ता भोजन की थाली पर बेठा है और 'सैन्धव लाग्रो' कहता है तो प्रकरण देखकर 
उस समय नमक लाना संगत है भर वस्त्र धारणकर यात्रा के लिए सन्नद्ध है तो 
भृत्य को उचित है कि वह अ्रश्व लावे। प्रकरण जाने बिना यदि वह दोनों श्रवसरो 
पर विपरीत भ्र्थ करे तो शब्द अपनी स्वाभाविक शक्ति का प्रतिपादन नहीं कर 
पाएगा। बहुत-से शब्द संस्कृत भाषा के तत्समरूपो से विकृत होकर विदेशी भाषाश्रों 
में घुलमिल गये है। जैसे डाटर (दुहितर्‌), होम (हम्यं), क्वार्टर (कोटर), मैन 
(मनु), नियर्‌ (निकट), लोकंट (लोकित), थी (त्रि), डोर (द्वार) इत्यादि । 
इसी प्रकार विदेशी भाषाझ्रो के रूप भी भारतीय भाषाझ्रों मे रच-पच गये है । 

ये शब्द रूप, रस, गन्ध, वर्ण युक्त है, पौद्गलिक हैं। परंतु पुद्गलपर्यायी 
होने पर भी इनकी स्थिति महत्त्वपूर्ण हे । भ्रपराजित मंत्र 'णमोकार' शब्दरूप है, 
भगवान्‌ के स्तुतिपद शब्दों की सोह्ेश्यरचना है। ग्राशोर्वाद और भ्रभिवादन का 
शिष्टाचार शब्दमाध्यम से पूरणीय है। परिवार के वात्सल्य भ्रग शब्दसहयोग से 
निष्पन्न होते है। पत्नी, माता, पुत्री श्रादि शब्द न होते तो पारिवारिक सम्बन्धों 
को अभिव्यक्ति नहीं हो पाती | आ्रागम-शास्त्र कुछ शब्दो के ही अ्र्थानुगामी विन्यास 
है। विश्व के सम्पूर्ण पदार्थों की सज्ञाएं शब्दबद्ध हैं। शब्दों का सावधानी से चयन 
कर हम दूसरों के मुख पर स्मित के फूल खिला सकते हे भौर प्रवमानना के शब्दों से 
नेत्रो में अग्निज्वाला का भ्रविर्भाव भी कर सकते है। कतिपय ग्रवसर-प्रयुक्त शब्द 
जन्मभर के लिए मंत्री में बाँध लेते हैं श्र दुष्प्रयक्त होने पर बर-विरोध उत्पन्न 
कर सकते हैं। इस प्रकार प्रमृत और विष जिह्ा मे बसे हुए है। जिसके पास 
मधुरभाषा है, मीठी बोली है, वह पशु-पक्षी भी मनुष्य को प्रिय लगता है। यह 





११४ 


जानकर अधघ्रवाक की शक्ति बढ़ानी चाहिए। जो सदेव स्मितपूर्वक बोलता है, 
उसके सभी मित्र बन जाते हैं । जो बहुत-से लोगों के सम्पर्क सें झाते हैं, उन्हें वाणी 
को नवनीत में चुपड़कर स्निन्ध रखना चाहिए। किसी सूक्तिकार ने कहा है--'बोलको 
ने सीझ्यों, सब सीख्यों गयो धूल में! यदि किसी ने बहुत सीख लिया किन्तु बोलना 
नहीं सीखा तो पढा-लिखा सब धूलि में मिल गया। बोलना, भ्र्थात्‌ वायात्मक शब्द- 
भारती का विशिष्टवयन कर लोक को प्रसन्न, मुग् कर देना, बडा कठिन है। 
काक निम्ब वक्ष पर बैठता है श्लोर कटु बोलता है, कोकिल रसाल को चुनती है 
भौर रससिक्त वाणी बोलती है। शब्दों के उचित व्यवहार पर सुखी जीबन का 
निर्माण होता है । जो वाणी पर बाण रखता है, लोग उससे त्रस्त रहते हैं। कीति- 
जीवी को शब्दजीबी, भ्रक्षरजीवी कहते है । पुरुषायु समाप्त करने पर भी, दिवगत 
व्यक्ति अक्षरों मे जीवित रहता है। 'कीतियंस्य स जीवति--जिसकी कौोति लोक में 
विश्वुत है, वह मरकर भी जीवित है। जिसे शब्दों ने धिककार दिया, उसको तीन 
लोक में यशस्विता प्राप्त नही होती । सम्यकचारित्रशील को विद्वान, त्यागी शब्दों 
द्वारा ही स्मरण किया जाता है। शब्द में श्र गार, वीर, करुण, भ्रद्भुत, हास्य, 
भयानक, बीभत्स, रोद्र, शान्त सभी रस समाहित है। मत्ररूप में शब्द पश्चिन्त्य 
महिमशील है। 

शब्दकोष के धनी विरले व्यक्ति होते है । बहुत-से तो एक-एक शब्द के लिए 
तरसते है। इस प्रकार कुछ व्यक्ति शब्दों की उपासना करते है और कुछ व्यक्तियों 
की उपासना के लिए शब्द स्वय प्रस्तुत होते रहते है। जैसे महाप्रभावी तपस्वियों 
के चररशास्पश का सभी को तुरन्त अवसर नहीं मिलता, उसी प्रकार उन समर्थ 
शब्दधनियों को भ्रपनी विशाल शब्दसपत्ति मे से सभी का प्रयोग करपाना कठिन 
होता है। कवि घनजय ने इसी आशय का एक श्लोक लिखते हुए कहा हैं कि धनंजय 
ने चुन-चुन कर शब्दों को कोषबद्ध कर दिया है। उसके भय से पलायित शब्द तीनों 
लोक में दौड़ लगा रहे है । वेदवाणी के रूप मे वे ब्रह्मा के पास चले गये, गगाध्वनि का 
ब्याज करते हुए हिमालय पर शकर के पास श्रौर क्षी रसमुद्र की कल्लोल-हुंकारों के 
मिष से केशव (विष्णु) के पास चले गये । ध्ंजय के भय से उत्पीडित शब्द फू कार 
कर रहे हैं, मानो' । तात्पर्य यह है कि धनंजय के पास शब्दों की कमी नही है । 


१ ब्रह्माण समुपेत्य बेदनिनदव्याजात्तुषाराचल- 
स्थानस्थवारमीएवर युरनदीव्याजात्तथा केशवम्‌ । 
भ्रप्यम्भोनिधिशायिन जलनिषेर्ध्वानोपदेशादहो 
फुल्ुुवेन्ति धनजयस्य च भिया झब्दा, समुत्पीडिता' ॥- 








११५ 


बह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पांस जो शब्दसम्पत्ति है, उस सभी को जानता 
है। जो शब्द-शब्द को मोतियों के समान चुनते हैं वे गम्मीर शास्त्रसमुद्रों में गहरी 
डुबकी लगानेवाले गोताखोर होते हैं । वे ही वाड्मयप्रासाद को सँवारते है, भारती- 
मन्दिर में श्रच॑ता के पृष्पोपहार समर्पित करते है । 


भौतिक विज्ञान की सहायता से आज शब्दशक्ति नये-नये रूप में लोकव्यवहार 
का साधन बनी है। 'डाक' विभाग की कृपा से शब्द देश-विदेश मे पर्यटन करने लगे 
है ॥ 'तार' से उड़ते हैं, टेलीपिटर पर साकार होते है | संगीत के तारो पर थिरकते 
है। झभी ज्वालामुखियों के विस्फोट तक सोमित थे श्रब भ्रणआयुधो मे बन्द हैं 
झौर मानव की किसी भी क्षण की गई अबुद्धिमत्तापूर्रा कार्यवाही की प्रतीक्षा में 
हैं । क्राकातोग्रा श्रोर विषविसस से अधिक भीषण उद्घोष करनेवाले 'घडाके' इन 
बसो मे प्रकुला रहे हैं । 

ज्रेधा जिनेन्द्रवत्रो ।मृतम्‌ -भगवान्‌ जिनेन्द्र की वाणी को झ्रमृत बताया गया 
है। जो भ्रपने श्रस्तित्व से लोक में जीवन सचारित करे, वह वाक श्रमृत ही है। 
यह शब्द, शब्दमय वाक प्रारिणमात्र में बन्घुत्व स्थापन करनेवाली है । इस भाषा के 
भ्रमृतपात्र मे विश्व के रसपिपासु भ्रधर डूबे हुए है । 


५5 हि 


वक्तृत्व-कला 


वक्‍तृता से वक्ता का पता चलता है । वाक्‌ वक्ता के व्यक्तित्व को भ्नभिव्यक्त 
करती है। कौन क्‍या है, इसका परिजशञान उसकी वाणी से होता है। मनुष्य में 
अभिव्यक्ति की भ्रदम्य इच्छा होती है। वह जिन संस्कारों मे पालित-लालित होता 
है, उन्ही को अपने व्यवहार से प्रकट करता है। यह सिद्धान्त केवल वक्‍तृत्व पर ही 
चरितार्थ नहीं होता, श्रपि तु व्यक्तिमात्र के सर्वांग झाचरणों मे परिलक्षित होता 
है । वारणी से उसकी विद्वत्ता, आचरणा से उसकी संस्कारिता, व्यवहार से उसका 
स्वभाव, खान-पान से धामिक विवेक और सगति से उसके गुण-दोषों का सहज ही 
पता लग जाता है। जो विद्वान है वह हीनभाषी, अपशब्दग्रयोक्ता, कटुवादी नही 
होता है । शब्दों के विपुल भण्डार एक दूकान के समान है जहाँ खरीदार अपनी 
पसन्द के शब्दो को ग्रहरा करता है। वह वहाँ किस वर्ग के शब्द चुनता है, इतने 
मात्र से वह क्‍या है, इसका बोध हो जाता है। क्योकि प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी रुचि 
का ग्राभरण करता है। मन प्रियवस्तु की प्राप्ति के लिए हाथ बढाता है । जलाशय 
में राजहस और शूकर दोनो प्रवेश करते है । राजहस उसके निर्मल नीर पर तैरता 
है और शूकर उसके पक में प्रवेश कर उसी का विलोडन करता है। अपने-अपने 
स्वभाव के अनुसार निर्मेलजल और पक दोनो को प्रिय है। इसी को लक्ष्यकर किसी 
नीतिविद ने कहा है कि 'कासारेउपि प्रविष्ट, कोल: कर्देम गवेषयति- यह रुचिभेद 
ही व्यक्ति-व्यक्ति के व्यक्तित्व मे न्‍्यूनाधिकत्व, अथवा अवरत्व-उत्तमत्व की श्रेरिषया 
प्रसुत करता है । किसी कवि ने कहा है कि उच्चकुल में उत्पन्न व्यक्ति की हथेली में 
(करतल में) कमलपुष्प नही होता और किसी जारज सन्‍्तान के शिर पर शु ग नही 
उगता।। सामान्य दृष्टि में दोनो समान प्रतीत होते है किन्तु जब-जब उनमे से कोई 
वाग्गरीप्रयोग करता है, तब तब उनके जाति-कुल का प्रमाण श्रपने आप प्राप्त हो 
जाता है" । शब्दराशि का भावाभिव्यक्ति के लिए उत्तम चयन प्रवचेता के उत्तम 


१ “कुलप्रयूतस्थ न पारिषषद्म 
न जारजातस्य शिरोविषाणम्‌ । 
यदा यदा मुचति वाक्यवाण 
तदा तदा जातिकुलप्रमाणम्‌ ॥- 


११७ 


मत की सूचना है। एक गुरु के पास दो छात्र व्याकरण झोर साहित्य (काव्य) 
विषयों का अध्ययन करते थे । एक दिन उतकी भाषा-परीक्षा लेने के लिए गुरु 
ते सामने खड़े हुए निष्पत्र वृक्ष की ओर संकेत कर कहा- यहा सूला पेड़ खड़ा है- 
इसका संस्कृतानुवाद करो । वेयाकररा ने कहा “शुष्को वृक्षस्तिष्टत्यग्रे' भौर 
साहित्यपाठी ने कोमलकान्तपदावली का प्रयोग करते हुए, 'नीरसतरुरिह्‌ बिलसति 
पुरत:' कहा । व्याकरणाविज्ञ ने सरस पदों का प्रयोग सीखा ही नही था। श्रत एव 
वह कठोर, संयुक्त तथा सन्धिनियमों से जड़ीकृत भाषा मे बोला और कवितापाठी ने 
मुदु, विरल शब्दों का चयनकर उस नीरस तरु को भी मानो, वाणी रस से सिक्त कर 
दिया । वास्तवमे लोकव्यवहार वाणी की कोमलता पर निर्भर है। कोमलता 
मे दयनीयता का मिश्रण नही होना चाहिए। दयनीयता का मिश्रण कोमलता का 
व्याघातक है । दुबल द्वारा विहित 'क्षमा' जैसे 'कायरता' में भ्रर्थान्तरित हो जाती 
है उसी प्रकार कोमलता में दयनीयबोध उसकी मृदुता को बाधित कर देता है। 
उत्तम वक्ता इस भेद को सदेव हृदय में रखते है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द कोमल 
हो सकते है किन्तु भीरु नही होते। उनके अर्थ निर्बेल नही होते अपि तु निर्मल भौर 
झगाध होते है। एक सूक्ति है कि राजहस अपने स्वाभाविक स्वर मे जैसा मधुर 
कलकूजन कर जाता है, वेसा सौ वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी बकोट कर 
सकता है क्या" ? वस्तुतः जेसे मोरपख को धूलि नही लगती, कमल को पक नही 
छूता वेसे उत्तम वक्ता की जिद्ठा को दुष्ट, श्रपशब्द स्पर्श नही कर पाते । अपि तु 
सरस, विमल, जलपूर्ण तडाग को जैसे राजहंस पक्षी घेर लेते है वेसे ही उसकी 
जिह्वा-सरसी के तट पर बंठने के लिए सुसस्कृत शब्दराशि श्रवतीरं होती रहती 
है। वक्ता उन शब्दविहगमो के पलों पर अपनी भावसम्पत्ति को विराजित कर 
श्रोताञ्रो के देश पहुँचाता है । उन शब्दों मे वक्ता का मानस छिपा रहता है, उसके 
समर्थ वागृविभव का सकेत मिलता है । 


वाणी के मूल में 'वाण' निहित हैं। मर्म को व्यथा पहुँचानेवाली वाणी 
वाण' नही तो क्‍या है ? भर्तूं हरि ने कहा है कि 'वाक्शल्यो हि निहेतु न शक्‍य. स हि 
हृच्छय:-शस्त्रास्त्र चुभने पर निकाले जा सकते हैं किन्तु वाणी का शल्य सीधा हृदय 
में प्रवेश कर जाता हूँ ग्रतः उसको निकालना कठिन है । यही कारण है कि जिद्धा 
की रचना मभृदु है। भ्रच्छे साधुवक्ता उस मृदुजिद्ना में अ्रपने हृदय का माधुयें भी मिला 


१. 'हेलया राजहसेन यत्‌ कृत कलकूजितम्‌ । 
ताहग वर्षशतेनापि जानात्याशिक्षितु' बकः ।४- 


११८ 


देते हैं श्लौर तब श्रोताप्नों को वह वाणी मिश्री में घुली हुई, शर्करालिप्त के समान 
प्रतीत होती है । सन्‍्तों को इस मिष्टथाक को महाकवि बाण ने मशिन॒पुर बलाया 
है जिन्हें सुनकर हृदय में श्राह्नाद उत्पन्न होता है। 'मनस्तु साधुध्वनिभिः पदे पदे 
हरन्ति सन्‍तो मणिनृपुरा इव- बाणी का सम्यक्‌ प्रयोग लोक में प्रतिष्ठा प्रदात 
करता है तथा श्रात्मा में सुख, शान्ति का सचार भी करता है। श्रतः वाणी को 
अश्व के समान बाँधकर रखना चाहिए और जब वागव्यवहार भ्रत्यावश्यक हो जाए 
तब उत्तम श्रश्वारोही के समान उस वाक्रथ की गति को बश में रखते हुए भाषण 
करना उपयुक्त है। वाणी बोलकर अपने को, सुनकर श्रोताओो को आनन्द की 
प्राप्ति नही हुई तो वाक्‌श्नम व्यर्थ ही नही हुआ, अभ्रहितकर भी रहा। हिन्दी कवि 
को यह सूक्ति यथार्थ है, जिसमे वक्ता को मधुरशब्दों में परामर्श दिया गया है कि 
वह मन के दुराव को दूर रखकर ऐसी वाणी बोले जिसको सुनकर श्रोताश्रों के हृदय 
शीतलता से तुप्त हो सके -- 


'ऐसी वाणी बोलिये मन का आपा खोय । 
झऔरन को शीतल करे आपहु शीतल होय ॥।' 


वाणी के इस प्रयोग को जब सार्वजनिक मच से प्रसारित करना हो तब 
तो उत्तरदायित्व और अ्रधिक गुरुभार हो जाता है। क्योकि सभाओ मे श्रद्धा- 
परायणा, आलोचक, दोषदर्शी, विरोधी ओर सिद्धान्तहीन स्वेरवादी सभी प्रकार 
के लोग एकत्र होते है। यदि वहाँ वाणी और विचार-सन्तुलन नहीं रख सके तो 
रस्सी पर चलनेवाले नट के समान ऊचाई पर स्थिरचाल से बढ़ता अ्रशक्‍्य हो 
जाता है। इसलिए आत्मीयों, ग्ननात्मीयो, विद्वानों, दोषद्रष्टाश्रों श्लौर निरक्षरों 
सभो के चित्त को जो ग्राह्नादित कर सके, आकर्षित कर ले, वेंसी वाणी को 
सभायोग्य निर्वेचन से पुरस्कृत किया जा सकता है! | हस सभाशास्त्र को जाने बिना 
वक्ता का वक्‍तृत्व अस्थान प्रयुक्त है और कहा जा सकता है कि-- श्रम एवं हि 
केवलम्‌--कोरी कसरत है । उस बाणी-प्रयोग का उहं श्य तो श्रोतृप्रबोध है । यदि 
वह चरितार्थ नही हुआ तो श्रममात्र है। ज्वर दूर करने के लिए दी जाने वाली 
'किविनाइन की टिकिया को शकरालिप्त किया जाता है। किसी को प्रबोध देना हो 
तब भी भाषा का सौष्ठव और वाणी का माधुये व्याहत नहीं होना चाहिए । सारा 
१. तास्तु वाच: सभायोग्या याश्चित्ताकर्षणक्षमा* । 

स्वेयां परेषा विदृषा द्विषामविदुषामपि ॥- 


श्र 


सपार मधुर बास्यी सुनना चाहता है । वाणी में वह चन्दन की शीतलता, मणियो की 
तेजस्विता, चन्द्रमा की भाह्रादकता, मालतीमाला की सुरभि--सभी की एक साथ 
ग्रपेक्षा करता है । शास्त्रकारों का श्रभिमत तो यहाँतक है कि चन्दन, मणि, चन्द्रमा 
धौर मालतीमाला से भ्रधिक सुख देने वाली श्रुतिप्रिय वाणी है" । श्रुति अर्थात्‌ 
शारुत्र शौर श्रोजेन्द्रिय--जिस वाणी में आप्तप्रामाण्य भी हो और जिसको परोसने 
का प्रकार भी मृदु हो, वह वाणी श्रोताप्नों को सुख पहुँचाती है तथा भ्रनुकूल करने 
में समर्थ होती है। शीतलजिनस्तोत्र में इसी श्राशय को व्यक्त करने वाला पद्च है 
कि है मुनिपरमेष्ठिन्‌ ! झ्रापकी निष्पाप वाणी में शम का नीर मिला है। वह 
शीतल है । इतनी कि चन्दन, चन्द्र, गंगाजल और मुक्तावलो के हारो में भी वह 
शीतलता प्राप्त नही होती * । प० दौलतरामजी ने 'छहढाला' में भाषा-समिति 
प्रकरण में मुनियो की वाणी को विश्वहितकर, अहितनिवारणा, कर्णप्रिय, सशय- 
हारिणी बताते हुए लिखा है कि साघुवक्ताश्रो का मुख चन्द्रमा-समान है और 
उनकी प्रवोध-बाणी भ्रमरोगहारिणी अ्रमृत-रसस्यन्दिनी है २? । बाणी का माधुर्य 
यदि वक्ता में नही है तो उसके वचन उस घृतकुम्भ के समान है जो विशुद्ध तथा 
शक्तिप्रद तो है किन्तु उसको पीकर पचाना प्रत्येक के लिए सुलभ नही है। उसी 
के अ्रश को मिष्टान्नरूप में देने से वह उपभोग्य होकर रसस्वादन देता है तथा रुचि 
को बढाता है। भ्रत एवं वक्‍तृत्व-कला से अभिन्न वक्ता को श्रोताग्रो के समक्ष मधुरता 
के साथ उतना ही वक्तव्य देना चाहिए जितने को वे हृदयगम कर सके, पचा सके । 
शास्त्र-स्वाध्याय की श्राह्लिक प्रक्रिया इसी दैनिक अनुक्रम की सूचक है। श्रोता को 
प्रतिदिन नया पद, नया ज्ञानोन्मेष हित-मित मात्रा में मिलना चाहिए। यदि बहुत- 
से भ्रध्यायो को एक ही दिन में व्यक्त करेंगे तो श्रोता ग्रहण नहीं कर पाएगे । यह 
लोकशास्त्र की अ्भिज्ञता आगमशास्त्र के विद्वान्‌ वक्‍ता के लिए आवश्यक है। 


आत्मानुशासन' में वक्ता के कार्य को असामान्य कहा है । धर्मकथा कहने 
के लिए सभा में ऊच्े श्रासन पर विराजमान व्यक्ति को अपने गुणों की उच्चता 
१. “न तथा चन्दन चन्द्रो मरायो मालतीख्रजः । 
कुर्वन्ति निव्‌ ति पु सा यथा बारी श्रुतिप्रिया ।।- ज्ञानाणंव, ६॥२० 
२. “न कज्ञीतलाइ्चन्दनचन्द्ररइमयों न गागमम्भो न च हारयष्टय । 
यथा मुनेस्तेधनघवाक्य रश्मय: शमाम्बुगर्मा. शिशिरा विपश्चिताम्‌॥।'- ४६ 


३. “जग सुहितकर सब अझ्हितहर श्रुतिसुखद सब सशय हरे । 
भ्रमरोगहर जिनके वचन मुखचन्द्र ते श्रमृत करें॥' - छहढाला. 


१२० 


का परिचय देना आवश्यक है। केवल वैदुष्य से भी काम नहीं चलेगा। श्रोताध्रों 
का ध्यान उपादेय की झोर झाग्रहशील करने के लिए कुछ लोकरंजन उपायों का 
प्राश्रय भी लेना होगा। ऐसा वक्ता विद्वान्‌ हो, विविध शास्त्रों के हृदय को जानने- 
वाला हो, लोकमानस से अभिज्ञ हो, किसी प्रकार की आशा नहीं रखनेवाला, 
प्रतिभावान्‌, सयमी, तथा सम्भावित प्रश्नचर्चा से पहले से ही जानकार हो भ्ौर 
उनका समाधान कर सके, साथ ही निर्भीकता, स्थिरता उसमें होनी झावश्यक है 
ताकि वह प्रश्नों की भड़ो लगने पर भी विचलित न हो, भ्रधिकारपूर्वक सभा पर 
नियत्रण रखने मे कुशल हो, श्रोताश्रो का हृदय अपनी मधुरभाषिता से जीत सके 
तथा किसी पर श्राक्षेप न करते हुए अपने विषय का समर्थन करे--इतने गुणों का 
समवाय एक वक्‍ता में श्रपेक्षित है १। अल्पश्रुत वक्ता को विरोधी शंकाश्रों से 
कोलित कर देते है। इस वक्‍तृता का मार्गदर्शन करने वाला एक सूत्र 'सर्वार्थसिद्धि' 
में श्राचायें ने दिया है--'वाचनापृच्छनाब्नुप्रेक्षाउडम्नाय धर्मोपदेशा: *१*। यह 
सूत्र स्वाध्याय की पंचविधता बताता है कि स्वाध्यायशील सर्वप्रथम वाचना सीखें, 
सशय का उच्छेद करने के लिए यथोचित प्रश्न करे, वाचना तथा प्रश्न से परिपुष्ट 
पदार्थज्ञान का मन में श्रम्यास करे, मनन करे। अपनी श्रर्थसंगति को आम्नाय- 
विशुद्ध रखे तथा पदोच्चारण में श्रशुद्धि हो तो उसे निरस्त करे और इन चारो 
प्रक्रियाओं में निष्णात होने पर धर्मोपदेश दे । इस प्रकार धर्मोपदेश शास्त्रमत से 
स्वाष्याय का ही भ्रग है तथापि उपदेष्टा के पद तक पहुँचने के लिए यह बकक्‍ता का 
क्रमिक विकास भी है। वक्ता होने से पूर्व वह अध्ययन करे, नाना ग्रन्थों को देखे, 
उनमे शकाए हो, उनका योग्य गुरु से समावान प्राप्त करे, चिस्तन-मनन द्वारा 
अ्रधीतविषयों को सुदृढ करे, उनमे उच्चारण को, आम्नाय की कोई सदोषता हो 
तो उसका अ्रपवारण करे और इस प्रकार सर्वथा प्रस्तुत होकर, सज्जित होकर 
सभामच को अलक्ृत करे। जो बोलने की अभिलाषा रखते हुए भी उसकी 
आवश्यक अपेक्षा की ओर अ्रवधान नहीं देते वे असिद्धवक्‍्ता श्रपनी वाक्सिद्धि 
के अ्रभाव में वक्‍तुता के क्षेत्र में क्रान्ति नही कर सकते, नयी उपलब्धि नहीं दे 
सकते । प्रायः ऐसे लोग बोलते समय बीच-बीच में रुकते है, विषय पर स्थिर नही 


१. 'प्राज्ञ प्राप्तसमस्तशास्त्रह्ृदय: प्रव्यक्तलोकस्थिति, 
प्रास्ताश्म: प्रतिमापर. प्रशमवान्‌ प्रागेव हृष्टोत्तर: ॥ 
प्रांथ भ्रदनसह: प्रभु परमनोहारी परानिन्दया 
ब्र याद्‌ धर्मकथा गणी गुणनिधि. प्रस्पष्टमिष्टाक्षर, ॥। श्रात्मानुशासन- ४ 


१२१ 


रहते, विषयान्तर हो जाते हैं, भ्नेक वार एक ही बात को दोहराते रहते हैं, विषय 
को ऋमबद्धता को सुरक्षित नहीं रख पाते । वे श्रपनी प्रसमर्थता को श्रोताओ्ों की 
झथोग्यता कहते हैं। परिशामत: वे श्रसफल होते हैं। समर्थ वक्‍ता तो जब बोलता 
है तब 'सृबीपात निःशब्द' शान्ति रहती है। बह लोकरुचि को पहचानकर विषय 
चयन करते हैं। (कि में जन: पश्यति भाव-भाषिते' पर उनकी अ्रन्तद ष्टि रहती 
है। वे 'लोग मेरे वक्तव्य पर क्या सोच रहे हैं" इसको तुरन्त भाष लेते हैं। 
इसीलिए लोहा जंसे चुम्बक की श्रोर खिंचा झाता है, लोग उत्कण्ठा-सहित ऐसे 
विशिष्ट वक्‍ताश्रों को घेरे रहते है। उनकी सभी इन्द्रियाँ उस समय श्रोत्रेन्द्रिय मे 
भ्राकर बेठ जाती है। वक्‍ता के पीयूषवर्षी वक्तव्य को पी-पीकर भी उनकी 
प्रतृष्ति शान्‍्त नही होती । ऐसी ग्राकषेक, चमत्कारपूर्ण तथा अपने अ्रभिप्राय को 
स्पष्ट प्रतिपादित करनेवाली वाक्शैली, वाशीसामथ्ये किसी को कभी सौभाग्य 
से ही मिलती है। गगाप्रवाह के समान भ्रस्खलित, समुद्रवेला के समान प्रत्येक 
क्षेपण में मणिमुक्तासम्भार को लिये हुए, वर्षाकालीन मेघो के तुल्य धीर-गम्भीर 
प्रौर कमलपुष्पो के समान जलाशयो (जडाशयों ) के प्न्त:करण मे प्रस्फुरित होने- 
बाली वाणी किसी धन्य को ही मिलती है' । 


प्रतिपद उदार भावों से युक्त भ्रथ च चमत्कारगर्भित भर भावतप्रेषण में 
निपुणा वाणी सेकडों मे किसी एक को प्राप्त होती है* । “वक्ता दशसहस्रं षु-- 
दशसहस्र व्यक्तियों में वक्ता एक ही होता है। यह अनुपात वक्‍ता की अ्रसाधारण 
स्थिति का परिचायक है ! यो प्रत्येक व्यक्ति को वाकूसामथथ्यं प्राप्त है किन्तु लोक- 
प्रबोधकारिणी वाक सबके पास नहीं होती । काकभापषित शऔऔर पिकभाषित का 
स्वाभाविक भ्रन्तर वक्‍ता भौर ग्रवक्‍ता में बना ही रहेगा३3 । इसी को लक्ष्य करते 


हुए प्राचोनों ने वाणी को निर्दोष रखने के उपायो का निरूपण किया। उन्होने 
कहा--प्रवक्‍ता के रूप में सभाओो में नही जाना चाहिए भौर यदि अपने में शास्त्र, 


१ 'गगाप्रवाहसहशी स्खलतिप्रहीणा 
मुक्तालसद्गतिरपांनिधिभगिमेव । 
प्राबुटूपपोद इब धीररवाअ्म्बुजन्मे - 
वोद्भेदिनी गुरुगिरा हि जलाशयानाम्‌ ॥।' - सुधासूक्तिक्नतकम्‌ 
२. 'शतादेकतमस्यैव सर्वोदिरचमत्कृति, । 
ईप्सितार्थापंणैकान्तदक्षा मबति भारती ॥” - योगवासिष्ठ 
३. काक. कृष्ण पिकः कृष्ण: को भेद: पिककाकयों: । 
बसनन्‍्तसमये प्राप्ते काक. काक: पिक: पिक. ॥ - 


8२२ 


युक्ति, प्रमासस इत्यादि में कुशल सामथ्यं है और सभाशास्त्र में निपुराता हैं तो 
सन्ाप्रों में सम्मिलित होना उचित है। वहाँ किसी विषय पर बोलना प्रावश्यक 
हो वो सत्य और धर्मयक्त ही बोलना चाहिए। जो व्यक्ति गुरुपाठ से (सभा में वक्‍ता 
को व्यास, गुरु भ्रौर उसके मान्य स्थान को व्यासपोठ या गुरुपीठ कहबे हैं )-- 
प्रतिपाद्य विषय के सत्य को जानते हुए भी मौन रखे अथवा यथार्थ को किकृत 
करके उपस्थित करे, ऐसा मनुष्य पाप का मांगी होता है' । 


किन्तु इस पाप और पृण्य का आत्मपरीक्षण कौन करे ? अ्रधिकाश वक्ता 
तो बाणीप्रयोग के श्रधिकारी भी नही होते । वे प्राय: सभाभ्रों में सम्मिलित होते हैं 
अनुपाजित यश ख्याति के लिए। विना किसी विषय पर अधिका रपूर्ण जानकारी 
प्राप्त किये वे बोलने की उत्कण्ठा रखते है। जैसे विना नीर के वारिद (बादल), 
जिन्हे वास्तव मे 'वारि+द' न कहकर वातुल कहना अ्रधिक उपयुक्त होगा, जो 
व्यर्थ मे ही श्राकाश की ऊचाइयों तक उठना चाहते है, तथापि जिनके हृदय सार- 
शून्य होते हैं, मढे हुए नगारे की तरह, भीतर से जो पोले (नि.सार) होते हैं । ऐसे 
बादल भौर वक्ता शब्द बहुत करते है किन्तु जल की, जीवन की एक बिन्दु भी 
नही दे सकते । वैसे लोग, जो विश्वसमुद्धार की क्षमता रखते है, लबालब पानी से 
भरे जलद के समान, वे सद्वक्ताग्नो की पक्ति मे गरमनीय है, उनकी प्रात्मा अन्दर 
से आद है। उनकी सर्वत्र प्राप्ति दुलंभ है। उनके प्रत्येक शब्द में जीवन होता है 
गौर श्रोता उनसे संजीवन शरक्ति प्राप्त करते है। उनकी जिह्दा पर सम्यग्रस 
साजलि उपस्थित रहते हैं और अपनी पवित्र बाणी के निर्भर से वे श्रोताश्रो के 
हृदय की मलिनता को क्षणमात्र मे प्रक्षालित कर देते है* । यदि सभा की समझ में 
नही भाया, और वक्ता महोदय झपने वाकशौर्य का अ्रविहत प्रदर्शन करते रहे, तो 
यह उनका श्लाघास्पद रूप नही । क्योकि, वक्‍तुरेव हि तज्जाड्य' यावत्‌ श्रोता न 
बध्यते'- श्रोताओं के समय का मुल्य नही समभना भी विज्ञता का अभाव है । 


इस कलिकाल मे मनुष्यों का स्वाध्यायबल क्षीण हो गया है और भ्रभिव्यक्ति 
की इच्छा प्रवल हो उठी है। इस अभिव्यक्ति को प्रदर्शन कहना भ्रधिक सयुक्तिक 
होगा। आ्राज व्यक्ति जो नही है, वैसा दिखाना, सिद्ध करना चाहता है । उसके बाहरी 


१ 'सभा वा न प्रवेष्टव्या प्रविष्टश्चेदू वदेद्‌ वृषम्‌ । 
अनब्रवन्‌ विन्नू वन्‌ वाउपि नरो मवति किल्विषी ॥।! 
२. 'जना घनाइच वाचालाः सुलमा. स्युद् थोत्यिता: । 
दुलंभा प्रन्तराद्रस्ति जगद+युज्जिहीषंव: ॥'-आत्मानुशासन, 


श्र्रे 


बेषः से, मिध्याप्रदर्शित दर्प से इसका प्रमाण मिलता है । पूर्व समय में लोग झ्राहार- 
संयम, विहारसंबण शौर वाक्संयम इत्यादि श्रनेक प्रकार के संबमों का पालन करते 
थे + सयम से सक्‍य होता था और भात्मशक्ति प्राप्त होती थी । भ्ाज व्यय करने की 
प्रबुत्ति श्नधिक है । लोग प्रतिक्षण व्यय करते हैं ग्यौर जेब मे व्यय करने की माता 
नहीं होती तब ऋरा करते है । इसका शाशय यह हुआ कि संचय तो दूर रहा, व्यय 
करते-करते उनकी व्ययशक्ति भी अ्रपव्यय के भ्रधीन हो चुकी है श्रौर भ्रब तो व्यय 
करने के लिए ऋण लिया जां रहा है और अपने व्यसनों को तुष्ट करने की 
कोशिश जारी है। इस प्रकार जहा पूर्वसमय में सयम से लोगो के पास उनकी 
निधि सुरक्षित रहती थी श्रोर समय भ्राने पर वे उसका समर्थ होकर सानन्द उप- 
योग करते थे, आज वह स्थिति नही । किसी नीतिविद्वान्‌ ने कहा है कि जो व्यक्ति 
एक कपदिका (कौडी) का भी प्रपव्यय नही करता, वह समय पर लाखों का व्यय 
कर सकता है" । क्योकि उसके पास सचय होता है। सचित में से तो खर्चे किया 
जा सकता है किन्तु शुन्य के वृत्त में से रुपयों की बाकी कैसे निकाली जाए । भ्राज 
लोग शून्य को दुहते है श्रौर दूध पाने की इच्छा रखते है। 'नभ दुह दूध चहत 
अज्ञानी -ऐसे लोगों के अ्रज्ञान पर तरस झ्राता है । 


स्वाध्याय का विस्मरण ही 'नभ को दुहना' है । सभा मे कुछ कहना चाहते 
हो, वह पहले से आपके पास विद्यमान होना चाहिए। ' न हि शशविषाणं खपुष्प वा 
को£पि दर्शयितु' समर्थ: - कोई खरगोश के शुग और आकाशपुष्प को कंसे दिखा 
सकता है ? श्रपने में अविद्यमान, भ्रनुपस्थित का वक्तव्य कंसे दिया जा सकता है ? 
सचय की प्रक्रिया स्वाघ्याय से आरम्भ होती है। “धमंश्रुतथनाना प्रतिदिन लवो5पि 
सगृह्यममाणों भवति समुद्रादप्यधिक. - प्रतिदिन यदि लवप्रमाण भी धमे, धन श्र 
श्रुत का संचय किया जाए तो वह समुद्र से भी अधिक हो जाता है । ऐसे संचयशील 
स्वाध्यायी इस कलिकाल में असुलभ हो गये है । इस स्थिति पर खेंद व्यक्त करते 
हुए पं० आशाधर सूरि ने कहा है- 'यह कलियुग वर्षाऋतु के समान है, इसमे दिशाएं 
मिथ्यात्व मेघो से ढकी हुई है । अच्छे उपदेशक जुगन्‌ के समान कही-कही चमकते 
है*।' प्रर्थात्‌ 'प्रौपचारिक वक्‍्तृत्व” बढ गया है। सभापीठ पर ग्राकर 'दो शब्द' 
१. “ये. काकिणीमप्यपयप्रपन्ना समाहरेन्निष्कसहुस्रतुल्याम । 
कालेन कोटिष्वपि मुक्तहस्त त राजासह न जहाति लक्ष्मी, ।- 
२. “कलिप्राबृषि मिथ्यादिद्मेघच्छन्नासु दिधिविह । 
खद्योतवत्‌ सुदेष्टारों ह्यथोतन्ते क्वचित्‌ क्वचित्‌ ॥-सागारघ० 


१२४ 


बोलने का व्यामोह बढ़ गया है। श्री श्र' ने कुछ कहा है तो श्री 'क' भी बोलेंगे भर 
श्री 'ब' को बोलने का अवसर न दें, ऐसा साहस श्री 'स' संयोजकजी में कहूँ ! 
किन्तु यद्वा-तद्वा बोलनेवाले भर व्यामोहविस्तार करनेवाले ऐसों में परमात्म-प्रकाश 
दर्शित करानेवाले साधुवक्ता अत्यन्त दुलंभ हैं! । किचिदुज्ञो की - सभा में 'भ्रहोरूप- 
महोघ्वनि' चलती रहती है। इस प्रकार की प्ररोचनात्मक भाषा का निरर्थक 
प्रयोग साधु के लिए वजित है । 


जनशास्त्रों में वक्ता साधु के लिए भी अनेक-विधिनिषेध किये गये है । कहा 
गया है कि सभी सासारिक इन्दहों से श्रलग रहते हुए मुनि को व्याख्यान भी नहीं 
करना चाहिए । उसे विरक्त, मौनी तथा घ्यानपरायरा होना श्रेयस्कर है* । क्योकि 
वाक्सम्पर्क करने मात्र से चित्त में विश्रम उत्पन्न होने लगते हैं| प्रत: परम समाधि 
प्राप्त करने के अभिलाषी योगी वचतो की क्रिया का त्याग कर अपने आत्मा का ही 
घ्यान करते है और मोक्षगामो होते हैं? । तथापि स्वाध्याय, तत्त्वचर्चा एवं धर्म- 
प्रभावना के निमित्त से मुनि भी आभाषणा-सम्भाषण करते है । आगम का आदेश 
यह बताने के लिए है कि भाषण में ही श्रधिक प्रवृत्ति नही होनी चाहिए । यदि वे 
सर्वथा बोलना निषिद्ध मान लेगे तब तो लोकमार्गनिर्देशक सुवचनो का दुष्काल पड 
जाएगा। क्योंकि अपूर्व आह्लाद को देनेवाली, ऊंचे से ऊचे पद पर पहुँचानेवाली 
झौर सबसे बढकर मोह-मूर्च्छा का भ्रपहार करनेवाली तो महात्माश्रो की सुक्तियां ही 
हो सकती हैं+। जो रागादिपरिग्रहयुक्त हैं वे तटस्थ कल्याणमार्भोपदेष्टा कैसे हो 
सकते हैं ? जितके स्वय के परिणाम विशुद्ध नही वे लोकपरिणामो के शास्ता नही 
हो पाते । इसीलिए प्राचीनकाल में भी प्राचायें समन्तभद्र और अ्रकलकदेब जैसों 
को शास्त्रार्थ, वादभिक्षा में प्रवृत्त होना भ्रावश्यक प्रतीत हुआ्आ । धर्मप्रभावना और 
धरमरक्षा के हेतु से व्याख्यान देना, वारणीप्रयोग करना साधु के लिए विहित है। 





१ “वक्‍तारः प्रतिसद्म सस्ति बहवो व्यामोह॒विस्तारिणों 
येभ्यस्तत्‌ परमात्मतत्त्वविषय ज्ञान तु ते दुलभा ॥* 
२ 'र्वाबन्द्रविनिर्मुक्तो ब्याख्यानादि च वर्जयेत्‌ । 
विरकक्‍्तो मौनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यभिधीयते ॥ - इन्द्रनन्दिनीतिसार, १७ 
३ 'वयरोच्चाररशाकिरिय परिचत्ता वीयरागभावेण । 
जो झायदइ प्रप्पाण परम समाही हवे तस्स ॥ - 
४. 'अपूर्वा ल्लाददायिन्य उच्चैस्तरपदाश्रया. । 
प्रतिमोहापह्ारिण्य. सूक्तयों हि महीयसाम्‌ ॥-सुभाषित ० 


१२५ 


ऐसे भ्वसरों पर शिष्ट, मघुद्ध भौर धर्मनिरूपक वाशी से राजा, कोटपाल, राज- 
पुरोहित आदि को स्नेहपुर्वेक घमप्रबोध करना विहित है? । 


मिस्टर एम.एस. रामस्वामी झायंगर ने अपनी पुस्तक 'स्टडीज इन साउथ 
इण्डियन जैनिज्म' मे लिखा है कि 'समन्तभद्र एक बहुत॑ बड़े जैनधर्म प्रचारक थे 
जिन्होंने जैनसिद्धान्तों भौर जैन भाचारों को दूर-दूर तक विस्तार के साथ फैलाने 
का उद्योग किया है। जहां कहीं वे गये, भ्रन्यसम्प्रदायों की श्रोर से उन्हें किसी भी 
विरोध का सामना करना नहीं पड़ा ।” उन्होंने वाद में ही दिगृविजय नहीं किया 
भ्रपि तु अपनी भकाटब् युक्तियो भौर मृदुभाषिता से हृदयविजय भी किया । प्रति- 
वक्ता के भ्रहंकार को शिर से पैर की एडी तक उतारकर भी उन्होने अपने वाणी- 
माधुय भौर व्यवहारसौष्ठव को अक्षुण्ण रखा । इससे प्रतिवादी केवल शास्त्रवाद 
में ही पराजित नहीं हुआ प्रत्युत मनोभूमियों की भ्रौदार्य-स्पर्धा में भी उसे हार 
स्वीकार करनी पड़ी । परिणामत: प्रतिवाद के स्वर अनुवादी बन गये । इस प्रकार 
एक नहीं, अनेक आचार्यों ने धर्म को वक्‍तृत्व के माध्यम से भी संवर्धित किया है । 
परिष्कृत विचारों को, परिमाजित वाणी से व्यक्ति तथा समाज के पास पहुँचाने की 
निर्दोष पद्धति भाषणकला है । 


जो तत्त्वज्ञान से वंचित हैं उनकी वाणी मे भ्रध्यात्म की गू ज सुनायी नहीं 
देती । वे क्लेशो से ऊपर नही उठ पाते और श्रोताओं को भी दूःखनिवृत्ति का मार्गे 
नहीं बता सकते । किन्तु जिन्‍्होने ग्रागम-स्वाध्याय में निपुणता प्राप्त की है श्रौर 
अपने समय को ज्ञानोपयोग मे नियुक्त किया है वे श्रपने सिद्धवाणी-प्रसाद से 
श्रोताशों को उत्तम ज्ञानसम्पत्ति प्रदान कर सकते हैं? । 


वक्ता में ज्ञानसम्पत्ति पृष्कल होनी चाहिए और सभाशास्त्र की प्रभिज्ञता तो 

प्रथम प्रावश्यक है। समय पर सभा का झारम्भ करना तथा समय पर उसका 
विसर्जन करना श्रोताग्रों को नियमित करने में सहायक होता है। यह सभाशास्त्र 
का प्रथम सूत्र है। यदि श्रोताश्रों को भ्राप यह विश्वास दिला देगे कि श्राप यथासमय 
अपना प्रवचन आरम्भ कर ही देगे तो वे नित्य नियमित समय पर उपस्थित होने 
१ स्नेहमुत्पादयन्‌ कुर्यात्‌ सुवाग्मिधमंभाषणम्‌ । 

राजरक्षिकतत्पमाये सशुद्धों गणरक्षणात्‌ ॥- प्रायश्चित्तचुलिका,१११. 
२. /तत्त्वज्ञानविहीनाना दुःखभेव हि शाश्वतम्‌ । 

पक्वज्ञानवयस्येव गुणा: सर्वेषपि सिद्धिदा: ॥- 


१२६ 


मे तत्परता रखेंगे किन्तु यदि उन्हे यह सन्देह हो आएगा कि वक्ता श्रोतान्नों की 
प्रतीक्षा मे कुछ समय बिलम्ब से भी शास्प्प्रबचच्म आरम्भ कर सकेंगे तो थे शिथिल 
हो जाएगे तथा इस सन्देह का लाभ उठ्बकर और देर से उपस्थित होगे। दूसरी 
झोर यदि वक्ता अपने व्याख्यान को नियमित समय पर समाप्त करने का ध्यात नही 
रखेंगे तो श्रोताओ को भपने दैनिक कार्यविभाजन में असुविधाए होने की झाशंका 
रहेगी और वे प्रतिदिन नही श्ावा चाहेगे । एताबता उभयपक्षीय नियमितता का 
ध्यान रखने से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। 


वक्ता को भ्रप्रतिभ नही होना चाहिए । किसी भो प्रश्न के लिए नित्यसब्नद्ध 
रहना और दैनिक स्वाध्यायचित्तन रखना उसकी सिद्धि के सोपान हैं। पानी के 
मूल में रहनेवाला कमल सूखता नहीं और नित्य ज्ञानाणंव में निमग्न सदवक्ता 
विषय-भावों के लिए भ्रकिचन नही होता । सद्वक्ता लोकमानस मे व्याप्त निरा- 
शाझ्रों को झाशा में परिवर्तित कर देता है, श्रनुत्साह को उत्साह प्रदान करता है, 
मोह प्रौर मिथ्यात्व के स्थान पर सम्यक्त्व की प्रतिष्ठा करता है। उसके प्रत्येक 
पद में उत्साह की ध्वनि निकलती है, भ्रात्मचेतना के छन्द गूजते है, विवेक और 
धर्म के भाव प्रस्फुरित होते हैं। श्रेष्ठवक्ता की वाणी पापपकप्रक्षालन मे धर्मनिर्भर के 
समान होती है। कायरो के हृदयों में प्रोजस्विता पूरनेवाला भेरीनाद सद्गुरुझो के 
कण्ठो से निकलता है। बे मृदु बोलें या कठोर, उनके वाक्यामृत का परिणाम संजीवन- 
प्रद होता है। कठोर होने पर भी सूर्यकिररें भ्ररविन्द को विकास देती हैं भौर कठोर 
गुरु की उक्ति से भव्यजनों को घमेमागें पहचानने का अवसर प्राप्त होता है? । गुरु 
की तो मुद्रा में वह शक्ति होती है कि सन्देह तथा शकाएं स्वय शान्त हो जाती हैं । 
'गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्या उच्छिघ्नसंशया:' झौर मोक्षमार्गमवागृविसर्ग वपुषा 
निरूपयन्तम्‌-तपस्वी वक्ताशों के मौन-व्यास्यान को सुपूजित करनेवाली सयूृक्तिया हैं । 
दिग्रम्बर मुनिचर्या में मौन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । स्वयं भगवान्‌ महावीर ने १२ 
वर्ष मौन रखा था। उनकी दिव्यध्वनि ६६ दितो तक नही खिरी । पात्र को देखकर 
बोलना उचित है। टूटे पात्र में दूध डालना किस काम का ? वह उसे ग्रहण्म नहीं 
कर सकता और तांबे-पीतल के पात्रों में बह विक्ृत हो जाता है। ऐसे ही पात्रता 
के विना दिये गये उपदेश व्याहत हो जाते है भ्रथवा विक्ृत हो जाते हैं। श्रमण 


१. “विकासयन्ति भव्यस्थ मनोमुकुलमशव, । 
रवेरिवारविन्दस्य कठोराइ्व._ गुरूक्तयः ॥'- आत्मानुशासन १४२ 


१२७ 


मुनि सदेव निर्दोष बोलते हैं। कन्नड़ भाषा में एक हिन्दू कवि (सर्वज्ञ) का कथन 
है कि 'कालदोष से नमक का क्षारत्द नष्ट हो सकता है, कपूर क्ृष्णवर्ण भौर 
सर्पपुच्छ द्विधा विभक्त हो सकती है किन्तु भ्रमण मुनियों का वचन कभी दो नही 
हो सकता ।' 


तत्त्वचर्चा का माध्यम शब्द है। यह शब्द रूप, रस, गन्ध, वर्णयक्त है। 
इसे भी भोग माना गया है। क्योकि यदि वीतराग भगवान्‌ की स्तुतिपदावली गाते 
हुए मन में वेराग्य का उदय होता है तो श्‌ गारपदावली सुनकर रागभावों का 
होना भी झ्रावश्यक है। मन्दिरो के घंटानाद श्रौर स्त्री के पदनूपुर शब्दायमान होकर 
श्रोता के मन में भिन्न-भिन्न अनुभूतियो, भावों को प्रबुद्ध करते है। सिंहगर्जन सुन- 
कर भयमिश्चित रोमांच हो जाता है। एतावता शब्दचर्चा भी भ्रावश्यकता से अ्रधिक 
नही करना श्रेष्ठ है। तत्त्वचर्चा श्रौर स्वाध्याय उद्देश्यपथ के साधन हैं, साध्य नही । 
वक्‍तृत्वकला लोकानुकम्पावश धर्मसमपित होकर धन्य तथा उपयोगिनी है इससे 
झ्रधिक इसका प्रयोजन नही । मुनि का हित तो ग्रात्मध्यान में निहित है । 


१. “उष्यू सप्पने यक्‍कु कपू र॒ करि दक्‍कु। 
सपंतिगे बालबेंडबकु श्रमण तातप्पाडिदतें सवेज्ञ ।-१०१३ 





मोह और मोक्ष 


मोह शब्द 'मुह' धातु से निष्पन्न होता है। व्याक रणानुसार इसकी पदसिद्धि 
मे श्र प्रत्यय लगता है और लोकपक्ष में देखा जाए तो मोह श्रप्रत्यय (अविश्वास) 
के योग्य ही है। जो व्यक्ति इसे श्रपना हितू समभकर इस पर प्रत्यय (विश्वास) 
कर बेठता है, उसके इह और पर दोनों लोक बिगड़ जाते है। प्रज्ञान के जितने 
पर्याय हैं उव सब का जनक (उत्पन्न करनेवाला तथा पिता) मोह ही है। मोह से 
दृष्टि में विकार उत्पन्न होता है। विकार से सत्‌ और झ्सत््‌ का विवेक रखनेवाली 
ज्ञानमय दृष्टि अ्रन्ध हो जाती है। परिणामस्वरूप मोहतिमिराच्छुन्न को सभी 
परपदार्थ मोहनीय दृष्टिगोचर होते हैं। जसे पाण्डुरुजाक्रान्त को सभी वर्ण पाण्डु 
दिखायी देते हैं वैसे ही मुग्ध की दृष्टि मे विश्व के सतरंगे चित्र प्राकषषक एवं मन 
को लुब्ध करनेवाले लगते है। वे परपदार्थ, जिनका वास्तविक स्वरूप पृथ्वी, 
जल, भ्रग्नि श्रौर वायुकायिक है, मोहावरण कर्म की छाया में अपने मूलरूप से 
भिन्न, आपातरमणीय प्रतीत होते है। जैसे किसी दीवार पर रग पोतकर कोई 
चित्र बना दिया जाता है और देखनेवाला उस समय चित्र को ही देखता है, दीवार 
को नही, इसी प्रकार मास, शोणित, कपूय-क्लेद युक्त शरीर की वास्तविक स्थिति 
न देखते हुए ससार ऊपर के चर्मंसौन्दर्य पर झासक्त होकर श्रपना भान भूल जाता 
है । मोह का यही प्रथम लक्षण है। इसके प्रादुर्भाव से प्रथम श्राँखों में राग (प्रेम, 
लालिमा ) उत्पन्न होता है फिर हृदय में भ्रनुराग जन्मता है। राग और पअ्रनुराग 
में निमग्न व्यक्ति कर्मबन्धनों को स्वयं झ्ामन्त्रणा देता है। रेहट के शराव जैसे 
रज्जु में बँधकर कप मे उतरने तथा ऊपर जलभरित होकर उठने के लिए विवश है 
और बार-बार भरते तथा रिक्त होते रहते हैं उसी प्रकार कमेंपरवश, मोहपराजित 
व्यक्ति को भी नीचे जलाशयों ( जड +- आश्यों ) मे उतर कर प्यास बुझाने का 
प्रयत्त करना होता है | किन्तु विषयो को पीने से प्यास बुझती नहीं, जसे पानी के 
स्थान पर मदिरा पीने वाले के कण्ठ सूखते हैं, तृप्त नही होते, उसी प्रकार झनादि 
काल से मोह-महामद पोनेवाले को मृगतृष्णाओ्रों मे भटकना पड़ता है। कर्मतृषा- 
परिणाम से उसकी नीच गति का कर्मक्षय किये बिना कभी अन्त नही हो सकता । 
द्वादशानुप्रेक्षा मे श्राचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है कि यह्‌ जीव मोहान्ध होकर रात्रिन्दिव 


१२६ 


विययों के मिमिस से होनेकाले पापापराधों को यत्नपूर्वक करता नहीं थकता । 
परिणामस्वरूप निरन्तर भटकता रहता है! । मोहपराजित की दशा उस शख के 
समान है जो सार्वजनिक चौराहे पर पड़ा हुआ है । जो कोई भाता है, उठाकर एक 
जोरदार फूक मार देता है भौर श्रन्त:सारशन्य वह उसी की फूक से बजने लगता 
है। मोहान्ध को भी पांचों इन्द्रियां मुह लगा-लगा कर अपनी-प्रपनी राम में 
बजाती रहती हैं। स्व-परविवेकश्न्य शंखसमान उस व्यक्ति के पास भ्रपनी कोई 
रागष्वनि है नहीं, जिससे वह कुछ बोल सके झौर जबतक किसी सक्षम के मह 
नहीं लगे, दिव्यध्वनि उसे प्राप्त नही होती । ऐसे परभक्तो को कोई नचा सकता 
है, बजा सकता है भ्ौर विकारों से उच्छिष्ट कर सकता है । 


मोक्ष भौर मोह छत्तीस (३६) के अंकों के समान परस्पर विरोधिधर्मा हैं । 
ये पाणिनि व्याकरण के 'येषा च विरोध. शाश्वतिक:' के उदाहरण 'ग्रहिनकुलम्‌' 
के तुल्य हैं। यदि मोक्ष की परिभाषा सर्वेकर्मविप्रमोक्ष है तो मोह सर्वकर्मसन्दोह 
है। ये दोनो ही सुभट हैं। एक निवृत्तिपथ का द्रष्टा है तो दूसरा प्रवृत्तिमार्ग का 
स्रष्टा है। एक की मुट्ठी मे स्व भौर अनन्त सुख है तो दूसरे की श्रुकटि मे नरक 
तथा अनन्त दु ख है, एक सुनीतियो का व्यवस्थापक है तो दूसरा अनीतियो का 
उत्थापक है। एक सुष्ठु और दूसरा दुष्ठु । एक प्रारिमात्र का सखा तो दूसरा 
दुर्धेष वरी । एक मणिरत्नो का आकर तो दूसरा क्षारसार लवणाकर । एक के 
करतल में ससार की अ्रशेष विभूतियां तो दूसरे में उनको भोगने की अ्रदम्य 
लालसा । एक ग्रानन्द से लहराता हुआ्ना श्रपार पयोनिधि तो दूसरा भीषण वाडबव- 
ज्वाला। ससार के इस विशाल शअगरा मे, अखाडे में जेसे दो मलल परस्पर 
भुजाभुजि सालम्भ ( कुश्ती ) करते हों । दोनों ही कामदेव के समान प्रनग 
है-- भ्रग से रहित हैं, तथापि ससार के क्रीडांगण मे प्रतिक्षण इनकी बल- 
परीक्षा (जोर आजमाई) चल रही है। इस उठापटक में कभी मोह विजयी होता 
है तो कभी मोक्ष सवासेर बैठता है। सत्‌ तथा असत्‌ के प्रतीक इन का पारस्परिक 
संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। ग्राश्चयं तो यह है कि ये दोनों परस्पर शत्रु 
होते हुए भी भ्रन्योन्‍्य महिमा के श्राधार हैं। मोह जैसे दुर्घध भ्रराति को पराजित 
कर सकने पर मोक्ष महामहिम बनेगा और मोक्षमार्ग को जितनी प्रबलता से 
मोह मूच्छित कर सकेगा उतना ही प्रभविष्णु होगा। यदि मोह को हीनबल 


१ '“जत्तेण कुराद पाप विसयशिमित्त च श्रहरिग्सजी वो । 
मोहान्धकारसहियों तेन दु'पडदि ससारे | -द्वादशानुप्रेक्षा, ३४, 


१३० 


माना जाए तो मोक्ष के लिए परमपुरुषा्थ युक्तिहीन हो जाएगा । वस्तुस्थिति यह 
है कि मोह की उत्कटता पर विजयी होने से मोक्ष बलवान है और मोक्ष की 
अनन्तानन्दानु भूति को विस्मृत कराते हुए मिथ्याविकार पंक मे फंसा देने से 
मोह की अतुल शक्ति का अनुमान किया जाता है। किन्तु राम और रावण के 
समान ग्रथवा भगवान्‌ महावीर झौर घातिय कर्मों के समान परस्पर प्रतिमल्‍ल 
हीते हुए भी मोक्ष और मोह को समानता नही दी जा सकती । मोक्ष आत्मा से 
उत्पन्न पूर्व आ्रानन्द का भण्डार है श्र मोह उच्छिष्टभोजी है। एक वार नही, 
अनन्तवार जिन पुदूगलो को जीव भोग चुका है, मोहबुद्धि से उन्हे ही फिर-फिर 
भोगता है। जन्म-जन्मान्तर में काम, क्रोध, लोभ, मान, मायादि विकारों को पुन.- 
पुन. भोगना किसी उच्छिष्ट भाजन को मुह लगाने से अ्रतिरिक्त क्‍या है ? इस 
दृष्टि से मोक्ष महान्‌ है। मोह तुच्छ है। जैसे वस्त्र पर स्पर्शमात्र से 'कोलतार' 
चोकट होकर चिपक जाता है उसी प्रकार मोह भी दुजेय रिपु प्रतीत होता है| उसे 
वेराग्य भावना के, द्वादशानुप्रेक्षाओ के तीत्र तेजाब से दूर करना विज्ञों का सात्विक 
पराक्रम है | ज्ञानवान्‌ कहते है - भरे ! मैंने जन्म-जन्मान्तरों में मोह के वशीभूत 
होकर सभी पुद्गल-पर्यायों का भोग किया है। वे सब मेरे द्वारा उच्छिप्ट किये 
हुए है, भुक्तोज्कमित है ( खाकर छोडे हुए है ) -अब मुझे ज्ञान प्राप्त हुमा है, 
मेरा अ्ज्ञान, मोह गलित हो गया है। तब उन जढठे पात्रों और पदार्थों में इच्छा 
कंसी' ? कोई अपना 'वान्त' निगलता है ? घीर विज्ञजनों द्वारा त्यक्त किया 
गया कोई भी पदार्थ गजेन्द्र के दातो के समान पुनः मु ह मे नही लिया जा सकता । 
ज्ञानसूर्योदय होने पर मोहतिमिर नही ठहरता । 


मोह दु खमय है क्योकि उसका रागादिपरिग्रहरूप परिवार बड़ा है। मोक्ष 
सुखमय है क्योकि सर्वत्यागमय होने से उसमे किसी भ्रभाव, वियोग की अनुभूति 
नही है। जैसे शीतल लोहे से लोहा एकजुट नही होता (तप्त लोह से ही तप्त 
लोह सयुक्त होता है) वैसे स्वमग्न आत्मा को जड (शीतल) पुद्गलपर्याय का 
स्पर्श नही होता । यदि यह आत्मा स्वभाव को प्राप्त नही कर पाता है तो उसमें 
मोहतत्परता ही बाधक कारण है। जैसे धत्तूरे इत्यादि मादक बीजो का सेवन 
करने से मनृष्य उन्मत्त हो जाता है वैसे ही मोह से मूच्छित की दशा होती है* । 
१ 'भुक्तोज्किता मुहुर्मोहान्‌ मया सर्वेषपि पुदूगला: । 

उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्थ का स्पृह्य ? ॥ 


२ "मोहेन सवृत ज्ञान स्वमाव लभते न हि । 
मत्त, पुमान्‌ पदार्थाना यथा मदनकोद्ववे” ॥॥' «- इष्टोपदेश, ७ 


१३१ 


हिन्दी के सन्‍्तकवि तुलसीदास कहते है कि भूमि परत भा डाबर पानी | जिमि 
जीवहि साया लिपटानी ॥। - वर्षा का नीर पृथिवी पर गिरते ही मलिन हो जाता 
है क्योकि उसमें धूलि, मेल, तृरा आदि का सम्पर्क तुरन्त हो जाता है। बैसे ही 
यह जीव उत्पन्न होते ही माया-मोह के बन्धनों में जकड़ जाता है। इस मोह को 
राजा कहना चाहिए । अन्य सब विषय-कषाय इसकी प्रजा हैं। राजा को गहदी से 
उतार दिया जाय तो उसकी प्रजा अपने झ्राप निस्तेज हो जाएगी । क्‍योंकि किसी 
वृक्ष के मूल को पकड़ने से उसकी स्कन्ध, शाखाए तथा पत्रावलिया अपने श्राप हाथ 
में आ्रायी हुई मान ली जाती है, वेसे मोह को वश में करने का आशय है सम्पूर्ण 
रागात्मक मनोवृत्तियो का नियत्रण करना । समस्त विकारों का मूल मोह है । 


'छहढालाकार' ने कहा है - 'मोह महामद पियो अनादि ! भूल श्रापको 
भरमत बादि ।- अपने मूल स्वरूप को विस्मरण करने में मोहरूप महामद्य कारण 
है । कविवर प० दौलतरामजी ने मोह को मद्य बताकर, उसका सेवन भव्यजनों 
के लिए सर्वथा त्याज्य है, यह सहज ही बता दिया है । कविवर बतारसीदास ने 
मोह को धत्त्‌र-रसपान बताया है। कहते हैं - 'मोहकर्म परहेतु पाय्र चेतन पर 
रच्चय । ज्यों धत्त र-रसपान करत नर वहुविध नच्चय ।' धत्त्रा पीकर उन्माद 
परवश व्यक्ति के नाचने का साम्य मोहाकुल व्यक्ति से देना यथार्थ ही है। क्योकि 
चचलता के सभी रूपक मोहपरिचालित है। रागपरिणति से नाना प्रकार के नट-कमे 
मनृष्य करता है, विरागी तो प्रशान्तात्मा होने से वेषविन्यास, सौन्दर्यप्रसाधन 
तथा इनसे आकर्षण करने के उपायचिन्तनों से विमुख रहकर आत्मलीन 
हो रहता है । अ्रत जीय को मोक्षमाग का निरूपण करनेवाले शास्त्रकारो ने कहा 
कि यह कोई कठिन बात नही है। ममत्व से बँधा हुआ जीव ससारपरि भ्रमण 
करता है श्र ममत्व से मुक्त तो मुक्त होने के लिए अनुकूल भूमि की रचना करने 
वाला है! । ऐसा विचारकर ज्ञानपूर्वक निर्ममत््व, वीतरागत्व का अ्नुचिन्तन करना 
चाहिए । मोह धर्म का द्वेष्टा है, अ्रधर्म का मित्र तथा रत्नत्रय का बिस्मरण 
करानेवाला है। इसी के प्रभाव से प्राणी आात्मस्वरूप को विस्मृत कर दु खो के 
पाश में बेँषे हुए है । 

मोहनीय कर्म के उदय से मनृप्य हितमार्ग का परित्याग कर अहितमार्ग 
में प्रवृत्त होता है। उसकी विवेकदृष्टि व्यामोहग्रस्त होने से उत्तम-प्रधम की 
१ “बध्यते मुच्यते जीव, सममो निर्मम क्रमात्‌ । 

तस्मात्‌ स्वश्रयत्तेन निर्ममत्व बिचिन्तब्रेत्‌ !।' - इष्टोपदेश, २६ 


१३२ 


वास्तविकता को नहीं जान पाती । ऐसा व्यामूढ जन विपरीत का्ये करता देखा 
जाता है। वह अपूज्यों को पूजता है और पूज्यों का तिरस्कार करता है। कोयले 
के भण्डार को ताला देकर सुरक्षित करता है तथा भ्रशफियों को लुटाता है। श्राँखों 
को जैसे श्यू गारपरायण कज्जल से और अधिक श्यामायमान करता रहता है वैसे 
मोहाभिभूत व्यक्ति पाप-कलुष की कालिमा को हृदय में धारण करता है। 
क्षत्रचूडआामरिकार कहते हैं - “मोह भ्रशेष कर्मों का निर्माता है, यह धर्मवरी है। 
प्राणी इसी के द्वारा पाश में पडे है" । वस्तुतः जागतिक प्रपंच के प्रवृत्तिपथ पर 
मोह के पदन्यास अग्रगामी है। मोह का विध्वस ही प्रवृत्तिमार्गं की परिसमाप्ति 
है । यदि मन में मोह पलता रहा और बाहरी क्ियाप्रों से उपवास आदि ब्रताचरण 
किया गया तो वह मलिन पात्र को ऊपर से क्षालित करने के समान है। जब भी 
उसमें कोई वस्तु रखी जाएगी, मलिन हो जाएगी । क्योकि पात्र का विशुद्धिभाव 
केवल बाह्य शुद्धि पर ही निर्भर नही है उसकी आशभ्यन्तरशुद्धि परमावश्यक है । 
'स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा' का मत है कि लोकद्ृष्टि में उपवास करता हुआ भी जो 
मोहपाश से आबद्ध है, वह उपवास तो उसके लिए कायकप्ट का प्रदाता तो हुमा 
किन्तु अपेक्षित कर्मनिज रा उससे नही हुई* । वस्तुत. उपवास तो “नोत धावन्त्यनूर- 
पथम्‌ - इन्द्रिया उन्मार्ग में दौड न लगावे, इस निमित्त से किया जाता है। इन्द्रिय- 
सयम से परिणामविशुद्धि और परिणामविशुद्धि से परमपद प्राप्ति का पथ प्रशस्त 
होता है। इस प्रकार उपवास इन्द्रियदमन का कारण होता हुआ मोक्षमार्ग की ओर 
साधना के चरण बढाने वाला है। यदि उपवास तथा अन्य कायक्लेशप्रद ब्रतानुष्ठान 
आत्मा को बलवान्‌ तथा अनात्मा को (परपदार्थो को) क्षीणबल करने के निमित्त 
न हो तो 'किन्तेन किम्पाकफलास्वादितेन ?” - उस कड्डुए फल को खाने से क्‍या 
लाभ, जो व्याधि भी दूर नही कर सका और मु ह का स्वाद बिगड़ा सो अलग । 


मद, मदन, मूर्ज्छा, मलिनता- मोह के प्रथमाक्षर से उत्पन्न होते है। यह 
महाप्रतारक है। इसके जैसा ठग न हुआ, न होगा । प्रतिक्षण कोटि-कीटि जीवों के 
ज्ञान-विज्ञान, तप सयमाचार और विवेक का अपहरण करने में इसे श्रम नहीं 
होता, यह अलक्ष्य सिद्धि से मानो, प्राणियों के श्रन्त करण मे प्रवेश कर उसे 


१ मुहान्ति देहिनों मोहान्‌ मोहनीयेन कमंणा । 
नि्मितान्निमिताशेषकर्मशा धर्मबरिणा ॥॥/ - क्षत्रचुडामरणि, ७६ 
२ उपवास कुव्याणों आरभ जो करेदि मोहादो | 
तस्स किल सो अपर कम्माण णैव रिज्जरणं ।' - स्वा० का० झनु ०, ४४२ 


१३३ 


कालांजन से लिप्त कर देता है, ऐसा ऐन्द्रजालिक है कि भ्रस्थिचमंसय देह में गुलाब 
के पुष्पों का भ्रम उत्पन्न कर देता है, श्वास मे दक्षिण समीर की सुरभि को उच्छव- 
सित कर देता है, तथा नेत्रो के सचार में कामदेव की बारगावलि के भ्रचूक लक्ष्य 
उद्भावित कर देता है। ससार के सभी इन्द्रजालविद्याविशारद इसके सम्मुख 
अकिचनत हैं। इसने राजमहालयो को लूटा, निर्धन की झोंपड़ियो को भाग लगाई, 
विवेक को अ्रधोगत किया, ज्ञान को वेश्या को हाट खुले हाथों बेचा, शान्ति की 
निर्मलधारा में मलिनता का पक-मिश्रण किया । एक हल्की-सो ठोकर दी और 
वज्ञकठोर तपस्वियों को मेनका - विश्वामित्र के नेपथ्य में परिवर्तित कर दिया । 
भतृ हरि का अ्रनुभव तो और अ्रधिक स्फीत है । 'शुनीमन्वेति श्वा' - लिखते हुए 
उन्होंने जिस कृश, काण, खज, कुत्ते का वर्णन किया है वह दुर्वार मोह का प्रतीक 
चित्र है। उन्होने ही शय गार शतक में लिखा है कि “जो लोग पवन पीकर, पत्ते 
चबाकर, पानी की घू ट लेकर अत्यन्त कठोर ब्रताचरण करते थे, वे विश्वामित्र 
मेनका के रूपमोह मे, पराशर मत्स्यगन्धा की देहयष्टि पर भ्रासक्त होकर तपश्च्युत 
हो गये। जो लोग प्रतिदिन घृतदुग्धशर्करादि पदार्थों से तर मेवा-मिष्टान्न, 
दूध-भात खाते है उनसे यदि इन्द्रियनिग्रह रह सके तो विन्ध्याचल समुद्र तर 
जाए" ।' मोह और उसकी उत्पत्ति का निरूपण इससे बढ़कर क्या हो सकता है ”? 
ग्रत. शरीर को कृण रखना, जिह्वासक्ति को निर्मल करना तथा स्त्रीजातिमाजत्र से 
विरक्तिभाव रखना मानो मोह पर मुद्गर प्रह्र करना है । 


'हाड जले ज्यों लाकड़ी चाम जले ज्यो चीर' - इस प्रकार की अ्नित्यस्वरूपा 
अनुप्रेक्षाओं से विरक्ति का उदय होता है । श्मशान में जलते हुए शव को देखकर 
यदि मोह को चिताभस्म नही दी जा सकी तो बुद्धि का क्‍या लाभ हुआ ? कपिल- 
वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को दीन-हीन, विकलाग तथा शव को देखकर वेराग्य 
उत्पन्न हो गया था। भगवान्‌ त्रिशलानन्दन भी ससार की नि:सारता को आ्रारम्भ 
से ही पहचान गये थे। ससार मे प्रतिक्ष ण॒ जन्म-मृत्यु का चक्र चल रहा है। लोग 
अपने कन्धों पर बेठाकर मृतकों को श्मशान ले जाते है श्रौर फिर भी पापाचार 
नही छोड़ते, अनित्य भावना भाकर आत्मकल्याण की भ्रोर प्रवृत्त नही होते । यह्‌ 


१ विश्वामित्रपराशरप्रभृतयों वाताम्बुपर्णाशना- 
स्तेषपि स्त्रीमुखपकज सुललित दृष्ट्बेव मोह गताः: । 
ये ह्यश्तस्ति घृतान्वित प्रतिदिन शाल्योद्न पायस 
तेषामिन्द्रियनिग्नहों यदि भवेत्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ ॥ - श्र गारशतक ८० 


१३४ 


कितने आश्चर्य की बात है" । सभी जीवित प्राणी संसार में अनन्त कालतक ठहरने 
का विश्वास रखते है और विभुता का भ्रभिमान करते है। महाभारत में दुर्योधन 
श्रीकृष्ण से कहता है कि 'सूच्यग्रं नैव दास्यामि विता युद्धेन केशव | ' हे श्रीकृष्ण ' 

विना युद्धकिये पाण्डवो को सुई की नोक बराबर भूमि भी नही दू गा। वह दुर्योधन, 
वे पाण्डब-प्रागे-पी छे समाप्त हो मये और यह भूमि 'प्रचला' होकर वही पड़ी है । 
राजा भोज को, उसके बचपन में, मुज ने मरवाना चाहा था। मुज सोचने लगा 
कि बडा होने पर भोज राज्य मागेगा । क्योकि वयस्क होने पर अपने स्वर्गीय पिता 
की राजगद्दी का वही अधिकारी था । उस मुज ने मत्रियों को आज्ञा दी कि भोज 
को मार कर उसको आँखे हमारे सामने प्रस्तुत की जाए। मत्रियो ने युक्ति से भोज 
को बचा लिया और किसी मृग की आ्राखे मुज को दिखा दी। परन्तु भोज श्रपने 
पितृव्य के क्र व्यवहार से इतना दु खो हुआ कि उसने एक श्लोक लिखकर राजा 
को भेजा । मत्रियो ने आँखे और श्लोक दोनों उपस्थित किये । श्लोक का अन्तिम 
चरणा था - नेकेनापि सम गता वसुमती मु ज  त्वया यास्यति' - है मु ज! मान्धाता 
से लेकर आजतक बड़े-बड़े चक्रवर्ती महाराज हो गये परन्तु श्रपना काल समाप्त 
कर सब चले गये। यह पृथिवी तो कभी विधवा नही हुई । नये-नये नृपाल झआ ञाते 
रहे, जाते रहे । यह आजतक किसी के साथ नही गई । अब प्रतीत होता है आपके 
साथ जाएगी । इस अनित्य ससार के साथ इतना अधिक दारुग मोह करते 
लोग ग्पना विवेक, धम, ज्ञान सभी कुछ हार जाते है। केवल मोह, माह और मोह 
की मृगतृप्णा के अतिरिक्त जीवन में जीने योग्य उनके पास कुछ नही है। अहो ' 

मनुष्यों के मोह को उच्छिन्न करने में काल का वड़ा हाथ है। यदि काल न होता 
तो मोहान्ध मनुष्य अपने परिग्रह को कितना विस्तार देता, कहना कठिन है। 
सौ वर्ष जीने का भरोसा न होने पर तो यह हाल है शोर ग्रनन्‍त समय तक जीते 
रहने का विश्वास होता तो सम्पूर्णो विश्व की सम्पत्ति को एक ही मनुष्य अपने नाम 
लिखाने के लिए सारी मानव जाति से विद्वेष, युद्ध करता और इस प्रकार प्रत्येक 
मनुष्य संघर्ष की शरशय्या पर सोता, उसी पर उठता, चलता और अपनी महन्ताई 





१ “पहन्यहनि गच्छन्ति भूतानि यममन्दिरम्‌ । 

शेषारिय स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चयेमत.परम्‌ ।।/ 

मान्धाता से महीतति कृतयुगालकारभूतों गत 

सेतुर्येन महोदधौ विरचित क्वासौ दशास्यान्तक । 

अन्ये चापि युधिष्विस्प्रभूतयों याता दिव भूपते ! 

नेकरेतापि सम गता वसुमती मु ज |! त्वया यास्यति ॥ - भोजप्रबन्ध 


हि 3 


श्श्थ 


को बुलन्द करने की रात्रिन्दिव कोशिश करता । परन्तु काल की बाधा से वैसा नहीं 
हो पाता, इस दृष्टि से मृत्यु के देवता यमराज स्तुति करने योग्य हैं। इस काल का 
नियंत्रण न होता तो विश्व कल्पनातीत दु.खों, भोगो झौौर प्रासक्तियो से श्राकीरां 
हो उठता । किसी ने कहा है - 


'कालबली सब को डसे क्‍या राजा कया रक। 
ज्ञानी चले खुशी-खुशी मूर्ख होय बदरग।॥।' 


परन्तु किसी के बदरग होने की काल परवाह नहीं करता वह अपनी गति 
से चलता है । न थकता है न बैठता है । एक क्रमबद्ध योजना के श्रनुसार किसान 
जसे ससस्‍यो पर दराती चलाता है, काल लोकजोबन के सहार में लगा हुग्ना है | 
जो ज्ञानवान्‌ है वे श्रपनी निश्चित मृत्यु जानकर अमर होने के आध्यात्मिक प्रयास 
में लग जाते है। इसलिए मोह के साम्राज्य की मृगतुष्णा जैसी कल्पना को सममते 
हुए मनष्य को चाहिए कि वह मोह का उच्छेद करने में सदा-स्वेदा लगा रहे । 
क्योकि क्षोणराग व्यक्ति ही मक्त होता है* । 


मनृप्य का वन्धन और मोक्ष अपने उपायो से ही होता है। नर अपने श्राप 
को स्वय बन्धनों मे डालता है और स्वय मुक्त होता है । ससार में भी अपने द्वारा 
ही मनुष्य कर्मबन्धन में सयमित तथा मुक्त होता है। यही मुक्ति का रहस्य है । 
जो अपने शुद्ध आत्मा मे राग-ठ्ेंप और मोह से रहित शुद्ध उपयोग धारण करता 
है, वहो शुद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रयत्न में मोह ही बाधास्वरूप है। सर्वप्रथम 
मोहवृक्ष को सुखाना पडेगा। उसकी मूलसिचनप्रवृत्ति को बन्द करना होगा। 
मूल सुखा देने पर वक्ष के हरे होने की श्राशका नही रहती वेसे ही जीव को कर्म 
उत्पन्न नही होते। मोहनीय कर्म का क्षय ही कमंवृक्ष को सुखानेवाला है' । इसके 
क्षय से जन्म-मरण-गतिक सहस्रार चक्र की धुर टूट जाती है। मोह को पराजित 
करने के लिए विषयों की क्षणविनश्वरता का विस्मरण नहीं होना चाहिए। 
निविषय, भ्र्थात्‌ विषयों से रहित मन ही उत्तम सुखप्राप्ति में सहायक है? । 


१, तदम्‌ मोहमेवाहमुच्छेत्त नित्यमुत्सहे । 
मुच्येतततू-क्षये क्षीणरागद्वेष: स्वय हि ता ॥। - सागारघर्मा ० 
२. 'सुक्कमूले जहा रुके सिचमाणं रा रोहति । 
एवं कम्मा शा रोहति मोहरिज्जे खय॑ं गते ॥।' 
३. चइकऊण महामह विसए मुरिऊण मगुरे सब्वे । 
शिब्विसय कुणहमरां जेण सुह उत्तम लह॒ृहि ॥' - कार्तिकेयानुप्रेक्षा, २२ 


श्३६ 


प्रभ्यास तथा बेराग्य से जब मन निविषय हो जाए तथा झपनते वश में हो चुके तब 
भी इस पर कठोर नियंत्रण रखना झावश्यक है । क्योंकि इन्द्रिय तो अश्व हैं, जरा 
वल्गा शिथिल की श्र नियंत्रण से बाहर हुए। झतः प्रतिसमय वशोकृत मन पर 
भी पूर्ण विश्वास नही रखना चाहिए। 'ज्ञानाणंव' का इस विषय में स्पष्ट वचन 
है कि 'यदि मुनि का मन कदाचित्‌ रागचेतना से श्रभिभूत हो गया है तो आत्मतत्व 
मे नियोजित कर देना अभीष्ट है। इससे रागादि परास्त हो जाते हैं" । रागादि 
रिपुओ को परास्त करना योगियो की विशेषता है। सामान्य लौकिक प्राणी जिन 
राग-बन्धनों से पराभूत रहते है, वे रागादि मुनियों से सदैव स्वयं पराजित रहते 
हैं। जेसे महाविषधर नाग गारुडिक के मत्रो से कीलित होकर शिर नहीं उठा 
सकता, वेसे वीतराग मुनियो के अ्रन्तर में विषयविकाररूप सर्प प्रवेश नहीं पा 
सकता | यह सारा ससार विश्रम के झ्ावतं में फसा है। मोहनिद्रा से इसकी चेतना 
अस्त हो रही है किन्तु इस विषम दुर्घट परिस्थिति में योगी विजेता के समान 
अप्रमत्त, धीरभाव से जाग्रत रहता है । 


मोक्ष के इस प्रकरण में यह निरूपणा करना आवश्यक है कि जैनपरम्परा 
के अनुसार मोक्ष ज्ञानमात्र से उपलब्ध नहीं होता। सम्यगज्ञानदर्शन के साथ 
सम्यक्चारित्र होना मोक्ष के लिए अनिवार्य है। मनुष्य मे देखना, जानना ओर 
प्रवृत्त होना - ये तीन क्रियाए स्वाभाविक है। दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र इन्ही तोनों 
प्रवृत्तियों के नामान्तर है। अनादिकाल से मनृप्य देखता, जानता और हृष्ट-ज्ञात 
पदार्थों में प्रवृत्ति करता आया है। ससार के आत्मभिन्‍न द्रव्यो मे उसकी परि- 
णति का इतिहास अनुस्यूत है। वह देखकर, जानकर तथा प्रवृत्त होकर भी 
तबनतक मुक्त नहीं हो सकता जबतक उसकी त्रिविध प्रवृत्तियों में सम्यक्त्त का पुट 
नहीं होता । सम्यकत्व से ही पदार्थों का यथार्थ रूप प्रतिभासित होता है और जीव 
अनन्तानुवन्धी कर्म से छुटकारा पाता है। इस दृष्टि से सामान्य दर्शन तथा विशेष 
दर्शन में भेद हो जाता है। सामान्यरूप से देखनेवाला सुवर्ण और मिट्टी मे भेद 
तो देखेगा परन्तु वह भेद लौकिक उपयोगिता की तुला पर रखा हुआ होगा । कह 
सकेते है कि उसकी भेदमूलक दृष्टि राग, जिसे यहा स्वार्थपद से अभिहित कह 


१ 'मुनेयंदि मनो मोहाद रागाथैरमिभूयते । 

तम्निग्रोज्यात्मनस्तत्वे ताम्येब क्षिपति क्षणात्‌ ॥।' ज्ञानार्णव, ५२ 
२ “भवश्रमणुविश्रान्ते मोड़निद्रास्तचेतने । 

एक एवं जगत्सस्मिन्‌ योगी ज्ागत्यंहनिशम्‌ ॥।' छः... दें 


श्रे७ 


सकते हैं, से बाधित है। मिट्टी के प्रति उसे विराग और स्ुवर्ण के प्रति राग है। यदि 
ग्रह राग-बिराग न होता तब उसके लिए सुवर्ण तथा सिदट्टी समानरूपेण उपेक्षणीय 
ठहरते । किन्तु दो या दो से अ्रधिक द्वव्यों में से किसी एक के प्रति आसक्ति तथा 
किसी दूसरे के प्रति उपेक्षा उसके बोतरागभाव को निषिद्ध करती है और किसी ' 
एक को राग का, तो किसी अन्य को विराग का स्थान मानती है। ऐसा मानते 
हुए जो जीवों की प्रवृत्ति-निवृत्ति देखने में प्राती है वह राग-देष को जन्म देती है । 
श्रौर जिसे जिस वस्तु पर राग है, वह उसे भ्रसुन्दर, हैय ग्रथवा त्याज्य मानता ही 
नही । एक राख से हीन व्यक्ति भी अपनी झाकृति का शव गार करता है। इसका 
तात्पर्य यही है कि वह अपने को रूपहोन नही, श्रपितु रूपवान्‌ मानता है । रागानु- 
बन्धी व्यक्ति अपने रागस्थात को सुन्दर मानकर ही प्रवत्त होता है। विषयो का 
जो स्वरूप एक रागी के सामने है, विरागी उससे सर्वथा भिन्न, विपरीत सोचता है। 
वेश्यागामी जबतक वेश्यागमन को बुरा नहीं मानता तबतक वहाँ जाता है। 
जिस दिन उसको यह पता चल जाता है कि यह वास्तव में जघन्य कृत्य है उसी दिन 
उसे उससे घृणा अ्रथच वैराग्य भी हो जाता है। भ्तृ हरि को प्रमरफल के माध्यम 
से अपनी पत्नी के दुश्चारित्र का पता चला और वह उसी समय विरक्त हो गये। 
विरक्त व्यक्ति क्‍स्‍्तु के दोनो पक्षो को सोचता है। जहाँ एक कामातुर अपनी 
वासनातृप्ति को ही लक्ष्य मान कर उसमे बलात प्रवृत्त होता है वहाँ वासनारहित 
व्यक्ति वासना मे प्रवृत्ति से होनेवाले दु.खपरिणाम, बन्ध, श्रासक्ति, कायक्लेश को 
भी जानता है और शान्ति, निराकुलता, प्रसन्नता को भी पहचानता है। वही किसी 
को रागसम्पर्क से होनेवाले दु खो की परिचिति करा सकता है । इस तटस्थ दृष्टि 
को सम्यक्दृष्टि कहते है। वादी-प्रतिवादी से पृथक्‌ तीसरा व्यक्ति ही निर्णायक 
होता है। राग-द्वेषादि इन्द्रों से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति ही रागद्वेष पर सही विवेचन 
दे सकता है। श्रत यह निष्कर्ष निकला कि दर्शन-ज्ञान तथा चारित्र का सामान्य 
रूप जो लोकप्रचलित है, वास्तविक स्वरूप से भिन्न है, विपरीत है। बाजार में रंग 
डालकर सजायो हुई मिठाई पर बालक का मन ललचाता है, वयस्क्र जानता है 
कि यह नेत्ररजक तो है परन्तु उदर में रोग उत्पादक है। सम्यग्हृष्टि भी यह 
समभता है कि आपातरम्या विषयोपभोगा.' - विषयो के उपभोग आरम्भ में 
रमणीय लगते हैं, परन्तु परिणाम भे विष के समान है। इसी परिप्रेक्ष्य में बह 
ससार के अशेष नाशमान्‌ पदार्थों को जाचता है। आत्मा से भिन्न ये परपदार्थ 
खरी कसोटी पर परखने से मिथ्या सिद्ध होते है इसे जानकर वह 'प्रात्मरति' 


श्दे८ 


श्रात्मा से हो स्नेहशील होकर ग्रन्य सबसे मोहासक्ति को समेट लेता है । उसके 
दर्शन ज्ञान और चारित्र सामान्यवोध से ऊपर उठकर सम्यक्त्व से परिदर्शित, 
परिज्ञापित, तथा परिपालित होते है। वह समताभाव को प्राप्तकर मरि में 
लोष्ठ में, प्रासाद में श्मशान में समान हृप्टि रखता है। शास्त्रकारों ने पदार्थे में 
उत्पाद, व्यय और ध्रौक्य - तीन स्थितिया निर्धारित की है। वस्तु है श्रौर वह 
मिट्टी से कुम्भ के समान ख्ूपान्तर ग्रहटा करती है तथा पुनः कुम्भ टूट जाने 
पर मृत्तिका ही रह जाती है। इस प्रकार मिट्टी से कुम्भ उत्पन्न होता है, टूट 
जाता है तथा मिट्टी ही होता है। उसकी इन तीनों स्थितियों में उसका मारतिक 
स्वरूप श्रविनश्वर है। घडा होने पर भी उसमें मिट्टी का सदभाव है और 
भग्न कुम्भ के उन बिखरे टुकड़ो मे भी मिट्टी का सदभाव है तथा मृत्तिकाकार में 
भी मिट्टी की सत्ता अशक्षुण्ण है। यह ज्ञान-दशेन ही सम्यक है। इसके विपरीत 
बेलते हुए वालक के हाथ से गिरकर मिट्टी का बना हाथी टूठ जाता है और वह 
बालक रोने लगता है कि मेरा हाथी टूट गया । किन्तु उसके पिता अथवा घर मे 
बडे लोग उसे चुप कराते हुए कहते है कि यह तो हाथी नही, मिट्टी है। इस प्रकार 
सामान्यत' वे बालक की अरवोध दृष्टि से कुछ अधिक सोचते है किन्तु वास्तविक 
हाथी की मृत्यु पर उन्हे भी दु ख होता है तब सम्यगज्ञानी उन्हे प्रबोध देते है कि 
यह तो मिट्टी था, मिट्टी हो गया । उनका ज्ञान वास्तविक है। यही सम्यगज्ञान 
में तथा मिथ्याज्ञान मे अन्तर है । ससारी जन प्राय नाम-रूप जगत्‌ मे विश्वास 
करते है और अपनी आसक्तिग्रों को उनमें झ्रारोपित कर देते है, उनकी आसक्तियों 
के स्थान ज॑से-जैसे ट्टते है वैसे-वेसे उन्हे शोक, दु ख, चिन्ता, क्लेश होते है। इसी 
दृष्टिकोरा से तो किसीने कहा है कि 'मृढ मनुष्यो को एक-एक दिन में सेकडों 
शोकस्थ।न, सेकडो भयस्थान बाधित करते रहते है, किन्तु स्थितप्रज्ञ पण्डित को 
तो जीवन मे एक वार भी शोक तथा भय उपस्थित नहीं होते । वास्तव में देखा 
जाए तो जो स्वय शोचनीय है, वह दूसरों का क्या शोच करे | जो स्वय मृत्यु के 
जबडो में पडा हुआ है वह किसी दूसरे के मरने पर क्या शोक करे, विस्मय करे। 
यह विवेक पदार्थों के उत्पाद, व्यय और भ्रौव्य को जानने वाले सम्यगृहृष्टि 
जीव को प्राप्त होता है जिससे वह ससार के विषयादि से उत्पन्न रागादि क्लेशो 
से छुटकारा पाकर परम आनन्द को प्राप्त करता है। मिथ्यात्व से उत्पन्न दृष्टि- 
विकार जीव को ससार के नीच कीच में सान देता है और सम्यकत्व से जन्य 
दर्शन-ज्ञान और चारित्रभेद उसे मोक्षमार्ग पर ले जाता है। 'सम्यग्‌दर्शनज्ञान- 


१३६ 


चारित्राणि मोक्षमार्ग:' सूत्रव्ती पदविन्यास इसी अ्रनुक्रमरिका की ओर 
सकेत करता है । 


परिणामत: मोहयुक्त भ्रज्ञान से बन्ध होता है । मोहरहित अज्ञान बन्ध्र 
का विषय नहीं है। यदि ज्ञान अल्प हो किन्तु मोह नहीं हो तो मुक्ति प्राप्त हो 
सकती है किन्तु मोहविद्ध ज्ञान से मुक्ति नही हो सकती । लोकप्रसिद्ध है कि “क्रिया 
हि वस्तूपहिता प्रसीदति - वस्तु वेशिष्टथ से क्रिया की फलसिद्धि में विशेषता 
ग्राती है। धृत को रजतपात्र मे रखने पर उसकी विशुद्धता बनी रहेगी और 
पीतल के पात्र में रखने से दोष आ जाएगा। ज्ञान को निर्मोहपात्र मे रखने से 
वह मुक्तिपरिणामी होगा और विपरीत श्रवस्था मे बन्धकारण बनेगा। ज्ञानवान 
ग्रासक्तियो से परे होकर शरीर को आत्मा से भिन्न देखता है। वह सोचता है - 
जब मेरी (ग्रात्मा की) मृत्यु नही तो भय कैसा ? जब मेरा आत्मा रोगमुक्त 
है, उसे रोग आ ही नहीं सकते तो पीडा किस को ? वस्तुत न तो मै बालक हू 
और न वृद्ध हु । यह सब तो पुदूगल का खेल है" ।' ऐसे परिपक्व ज्ञानी ज्ञान- 
सम्पदा से ग्रतिशय भारायमाण न होकर यदि अत्पन्नानवान्‌ है तो भी अपने भेद- 
ज्ञान से भवसागर पार उतर जाते है। उन्ही को लक्ष्य कर यह कहा गया है कि 
याद करत तुष-माष को उतर गये भवपार'। क्योकि मोक्षप्राप्ति मे वीतरागता 
सर्वोपरि है। इस देहपजर में कर्मपरिणाम से ही आत्मशुक बन्धनग्रस्त है । 
आत्मध्यानी मुनि कर्मनिर्जरा से अपने को अ्रनन्तानुबन्ध से मुक्त कर लेते है। 
जो जितना मोहग्रस्त है वह उतना ही मृत्यु से डरता है। मुनि तो स्वय मृत्यु 
वरण करने के लिए सल्लेखनाब्रत लेते है। जिसने जन्मभर सिहवृत्ति से चर्या 
की, वह मृत्यु के द्वार पर भी सिहवृत्ति से ही जाएगा। कामासक्तो को मृत्यु डरा 
सकती है, विरक्त को नहीं। आ्रात्मा को अमृतस्नान करानेवाले भ्रजर-श्रमर 
आत्मघर्मा मुनि की मृत्यु होती ही नहीं। कहा है - 'ममेति हृचक्षरों मृत्युरमृत 
न ममेति च' - मम (मेरा) यह ममत्व ही मृत्युजनक है और ममत्व से रहित 
होना ही अमर होना है । अ्मरता वीतरागता का परिणाम है। सच्चा वीतराग 
तो किसी पदार्थ पर राग नहीं करता। मोक्ष पर भी आसक्ति नहीं रखता। 
सर्वत्यागी को भौतिक-अभौतिक सभी आसक्तियों का त्याग होता है। आाचाये 
ग्कलकदेव ने इसी सच्ची वीतरागता को लक्ष्य करतेहुए कहा है - 'यस्य 


१ न मे भुत्यु कुतो 'भीतिन मे व्याधिः कुतो व्यथा २ 
नाह बालो न वुद्धोष्ह न युतैतानि पुदुगले ॥ 


१४० 


मोक्षेष्प्यनाकांक्षा स मोक्षमधिगच्छति - जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं, वही 
मोक्ष को प्राप्त करता है। वोतरागता को कितनी भव्य फाांकी आंकी है श्राचार्ये 
ने ! श्रतः वीतराग भाव को लक्ष्य में रखना ही मुक्तिसोपान है। बहुत पढ़ना, उग्र 
तपस्या करना ये तो स्वय में कत्‌ त्वाभिमान उत्पन्न करनेवाले है। भला, उस 
रातदिन पढ़ते रहने से क्या, जिससे केवल तालू सूखता रहे । वह एक ही अक्षर 
पढना सार्थक है जिससे शिवपुर (मोक्ष) जाया जा सके" ।' कोरे शब्दपण्डितो 
को लक्ष्य मे रखकर नीतिकार कहते है - 'शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा , यस्तु 
क्रियावान्‌ पुरुष: स विद्वान्‌ - शास्त्रो का प्रचुर भ्रध्ययन करके भी लोग मूर्ख रह 
जाते है, जो शास्त्रो के स्वाध्यायपरिणाम को क्रिया में परिवर्तित करता है, 
निरा शास्त्रवादी न होकर चर्यावादी होता है, वहो विवेकी है। भेदज्ञानी मुनि 
चारित्र पालन करतेहुए शास्त्रस्वाध्याय के परिणाम को शुद्धोपयोग में परिणत 
करते है श्र कोरे शुकपाठी आजन्म पक्तियों के परिध्कार मे ही भ्रटके रहकर 
शास्त्राध्ययन से प्रादुर्भाव्य परिणाम से वचित रहते है। एक कोयले को जलाकर 
राख कर देता है और दूसरा उसे कूट-कूट कर राख मे सन जाता है । कोयले की 
राख तो दोनो ने की किन्तु एक ने उस कोयले में अ्रर्नि प्रज्वलित कर उसके ताप 
का उपयोग किया किन्तु दूसरे ने न तो अ्रग्नि के दशेन किये और न ताप का 
प्रनुभव किया । ऐसा व्यक्ति विदग्ध' कंसे हो सकता है ? ज्ञान मोहक्षय के लिए 
है न कि वितण्डावाद के लिए। अत ज्ञानोपासक भी मोहपराभव नही कर सका 
तो यह 'कोयला कूटने' जेसी बात हुई। श्रम, भ्रज्ञान तो दूर हुए नहीं श्रीर 
शास्त्रभार वहन करना पड़ा सो अलग । ऐसे दिगश्रान्त बालिशो को आराचार्यो ने 
मोक्ष का अधिकारी नही बताया है। “जो व्यक्ति अज्ञानतिमिर से आच्छन्न अपने 
आपको कतृ ताभिमानयुक्त रखते है और सोचते है - अभ्मुक को कष्ट पहुँचाने 
की शक्ति मुझ में है। मै चाह तो समुद्र को मरुस्थल और मरुस्थल को समुद्र में 
परिवर्तित कर सकता हु तो यह उसका श्नज्ञान है। उनको मोक्षप्राप्ति नहीं 
होती । वह परपरिणति में अपने को फेंसाये रखकर आत्मचिन्तन से दूर चला 
जाता है। कत्‌ त्वाभिमान का उदय भी मोह से होता है। और मार्ग से विचलित 
करना मोह का निसर्ग स्वभाव है। ऐसे मोहमग्न किन्तु मृक्ति चाहनेवाले व्यक्ति 


१, 'बहुयइई पढियइ मूंढ पर ताबु सुककइ जेण । 
एक्कुजि भ्रकक्‍्वर त पढहु शिवपुर गम्मइ जेण ॥।/ 

२. 'येतु कर्तारमात्मान पश्यन्ति तमसा ततः । 
सामान्यजनवत्तेषा न मोक्षो5पि सुमुक्षताम्‌ ॥।! 


१४१ 


ऐसे लोगों के समान हैं जो भगवान्‌ के सम्मुख बैठकर जाप्य करते हुए मन में 
नतेंकी के नृत्य को न देख पाने की विवशता पर अन्दर ही भ्रन्दर खिन्न हो रहे हैं । 
शास्त्रकारों का अभिमत है कि यदि कोई गृहस्थ श्रावक, जो मोहरहित है, मोह- 
प्राभूत किसी त्यागी से श्रेष्ठ है। मोहमग्न मुनि शिथित्राचारी है तो यह उसको 
श्रेष्ठता में न्‍्यूनता है । मोक्ष के लिए कषायकर्षण आवश्यक है । विना कषायकर्षण 
के कायकर्शन निष्फल है। शुद्धोपयोग के विना शास्त्रश्नम व्यर्थ है। मोह रखते 
हुए ज्ञानवान्‌ कहलाता ज्ञान का दम्भ करना है। विद्या की उपासना मुक्ति के 
लिए की जाती है। जो मोक्षतक पहुँचाने में भ्रसमर्थ है, वह विद्या नही, अविद्या 
है। जहाँ दर्शनमोह की सीमा समाप्त होतो है वहाँ से भुक्तिपुरी का आरम्भ 
होता है । 


सक्षेप में, मोह और मोक्ष पर विचार करते हुए इस वास्तविकता को हृदय 
में रतना चाहिए कि यह संसार भ्रनादि है । ये हृश्य जीव श्राज ही उत्पन्न नही हुए 
है भ्रौर जिनकी मृत्यु हुई है, वे आज प्रथम वार कालकवलित नही हुए है। 'पुनरपि 
जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌ - पुनर्जेन्म और पुनर्म त्यु, गर्भानल 
गौर चितानल, तथा अनन्त भवों में चक्रमण की श्रभग्न शल खला। एक ऐसी 
निरुद एय यात्रा, जिसका ग्रन्त नहीं । पीडाश्रों का अवसान नही और जन्मपरम्परा 
को विश्वान्ति नही । मनुष्य के लिए यह स्थिति शोचनीय है । क्योकि वह मति, 
मेधा भ्रौर बुद्धि का धनी है। मनन करना, घारग्ग करना तथा उस पर विवेचक 
चिन्तन करना मनुष्यपर्याय में ही सम्भव है। उसे ग्रज्ञान के हाथ से होनेवाली 
श्रपनी ग्रकाल मृत्यु से बचने को प्रयत्नशील होना चाहिए । इस विषय में धर्म, 
ग्र्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की उत्तरोत्तर श्रन्वयिता, उपयोगिता तथा 
उत्थानमार्ग में प्राप्य प्रेरणा का परिशीलन करना उसके लिए हितकर है। पुरुषार्थों 
का मूल धर्ममय है, धर्म है और पुरुषार्थों का श्रन्तिम फल मोक्ष - भ्र्थात्‌ मुक्ति 
है। श्र्थ और काम लौकिक विषय हैं परन्तु इनकी नीव धर्माश्चित है और परिणाम 
मोक्षणामी होना अपेक्षित है। जो धर्म को मूल मानकर अर्थप्रवृत्त होता है, वह 
पुण्यवन्ध करता है किन्तु जो श्र्थ उपार्जन करते समय धर्म का तिरस्कार करते 
हुए बेन केन प्रकारेण' घन कमाता है, वह उसके साथ पाप भी अ्रजित करता है । 
मात्र धनाजेन ही जिनका लक्ष्य है, उह श्य है, वे श्र्थ के लिए किसी की हत्या भी 
कर देते हैं। अ्रतः शुद्ध अथेव्यवसाय धर्माश्चित होना प्रात्मकल्याण तथा वृत्ति की 
पवित्रता के लिए नितान्त अनिवाये है। 'काम' पुरुषार्थ क्यों कहा गया ? यदि यह 


श्र 


निन्‍्दतीय “वासना मात्र है तो इसे पुरुषार्थों को भ्रक्‍ली में प्रतिष्ठित क्यों किया ? 
श्रत: इसके धर्ममूलक रूप को जानना आवश्यक है। ससार को त्याग से जीता जाता 
है घौर राग से बन्धनपरिणाम भुगतना होता है - यह नित्य सत्य है । किन्तु त्याग 
का मार्ग सम्पूर्ण ससार ग्रहण नहीं कर पाता प्रौर बहुसंख्यक लोग संसारी है । 
यह ससार वासनामूलक है तथापि मनुष्य ने श्रपनी विवेक-शक्ति से वासना को 
पाशविक धरातल से उठाकर मानवोय रूप दिया है। वह इस अपरूप पशुधर्म को 
सामाजिक तथा सास्क्रतिक रूप देने में सफल हुप्ना है। समाज के रूप में उसने 
पत्नी, माता, पुत्री, स्वसा आदि विविध सम्बन्धों की प्रतिष्ठा कस्तेहुए वासना को 
सीमित किया है तथा पृत्रपरम्परा को सृष्टि का स्वाभाविक परिणाम मानकर उसे 
पिता-पुत्र के पवित्र सम्बन्ध में ग्रनुसूत्रित किया है । अनिवाय्य यौन सम्बन्ध को देव, 
गुरु, तथा अग्निहवन एवं मंत्रों की सन्निधि तथा साक्षी में सम्पन्न कर उसे 
सामाजिक सस्कृति का पावन विधान बना दिया है। विवाह होने पर पुरुष तथा 
स्‍त्री के लिए ससार के सभी पुरुष तथा स्त्रीवर्ग योनसम्बन्धवात्य हुए, यह प्रतिप्ठा 
करना पति-पत्नी की दैहिक, मानसिक, झ्रात्मिक चर्या का अनिवार्य श्रग हो जाता 
है । इस प्रकार वासना पर सम्पूर्ण नियत्रणा नहीं, तो उसकी ग्रकृण्ठ गति पर 
समाज तथा सस्क्ृति के सीमा-कवाट तो लग ही जाते है । एक पुरुष एकपत्नीब्नतों 
हो झौर एक स्त्री एकपतिब्रत धारणकर जन्मभर के लिए शपथ ले, यह पवित्र 
जीवन को आरम्भ करने का प्रथम चरण है। जिस व्यक्ति ने सम्पूर्ण ससार के स्त्री- 
पुरुष-परिवार मे से अपना वासनासम्बन्ध विच्छिन्न कर लिया और एकमात्र 
दम्पती' युग्मतक उसे सीमित कर लिया, उस से यह आशा की जा सकती है कि 
कालान्तर मे विषयरुचि को जीत कर वह त्यागमार्ग पर भो विचरण करने मे 
समर्थ हो सकेगा । क्योकि मन का चचल स्वभाव एक स्त्री से, तथा एक पुरुष से 
तृप्ति अनुभव नही करता और स्वेर, स्वच्छन्दगामी होना पसन्द करता है । मनुष्य 
समाज के कठोर नियम उसे विवश करते है तथा सत्‌ शास्त्र स्वाध्याय से वासना 
का मलिन रूप भी उसे शने शने. प्रतीत हो जाता है । इस प्रकार 'काम' भी पुरुषार्थ 
है। वह पवित्र सन्‍्तान की परम्परा चलानेवाला है, पत्नीव्यतिरिक्त सभी स्त्रियों 
के प्रति भगिनीत्व-मातृत्व की भावना चरितार्थ करनेवाला है। इस उद्दाम 
मानसिक विक्रति को नियत्रित करने में 'काम' की यह परिभाषा बहुत महत्त्वपूर्ण 
है । मोहनीय कम का क्षय कर मनुष्य को अन्तिम पुरुषार्थ 'मोक्ष' की सिद्धि 
करना ही उपादेय है। 'काम' कामताझओो की पूर्ति से शान्त नहीं होता। अग्नि 


श्ढरे 


घृताहुति से निर्वापित नही की जाती । श्रत. काम को त्यागकर मोक्षमार्ग को 
अंगीकार करना ही मनुृष्यभव की सर्वश्रष्ठ परिणति है । जो अपने जीवन में प्र्थ 
झौर काम से ऊपर नहीं उठ सका, उसने 'नर से नारायण होने की सम्भावना 
रखनेवाले, क्षमताशील मनुष्यपर्याय को, मणि से काक उडाने के समान तुच्छ 
किया, दीन बनाया और होनताप्ों में समाप्त कर दिया । प्र्थ और काम से रति 
करता तो परपदार्थ से श्रासक्ति रखना है। पअनेक जन्मों तक परपदार्थ रति रखते 
हुए मृत्यु प्राप्त करना और इसकी समाप्ति का प्रयास न करना, अज्ञता नही तो 
क्या है ? वास्तविक धर्म भ्र्थ श्लौर काम मे नहीं है। वह तो सम्यक चारित्र में 
है। चारित्र का पालन वीतराग तपस्या के बिना अ्रशक्य है। जहाँ एक लंगोटी 
धारण करनेवाले ऐलक भी प्रतिलेखन शुद्धि में समय देने से अपना अभीक्षणा 
उपयोग नही कर पाते, वहाँ सागार गाहुँस्थ्यपालन करनेवाले कहाँ तक सक्षम हो 
सकते है ? यह मोक्ष 'मोक्षमार्ग प्रकाश” अथवा अन्य मोक्षविषयक प्रतिपादन करने 
वाले आगम-स्वाध्याय से उपलब्ध नही होता, इसके लिए तो कर्मों के पर्बत तोड़ने 
पडते है, ससार के समस्त आत्मभिन्न वेकारिक पदार्थों से विराग लेना पडता हैं 
और सर्वारम्भ परित्यागपूर्वक महाक्रतों का अनुपेक्ष्य पालन करना होता है। 
विशुद्ध आत्मतत्त्व मे ध्यानावस्थित होकर जो मुनि ध्यान, ध्याता और ध्येय की 
एकात्मता का साक्षात्कार करते है, मोक्ष उन्ही को प्राप्त होता है । यह सामर्थ्य 
आन्तर-बाह्य परिग्रहहागापूर्वक निम्नेन्थचर्या के पालन से उद्भूत होता है। जब 
आत्मा ससार की झ्ाकुलताओं से मुक्ति प्राप्त कर चुके, तभी तो पारलौकिक दुर्गम 
पथ पर निराकुल संचरिष्णु हो सकता है। स्वकल्याण के लिए आ्रात्मनिष्ठता 
प्राप्त करो, परपदार्थरति का त्याग करो तथा अत्यन्त विशेषण[युक्त आनन्द, ज्ञान, 
ऐश्वर्य, वीय॑ और परमसूक्ष्मता को श्रधिगत कर मोक्षगामी बनो । ससार के 
श्रानन्‍्द, ज्ञान, ऐश्वर्य और वोर्य आदि क्षुद्र है, नाशमान्‌ है, अल्प है, क्षयिष्ण है 
और आत्मा का अध.पतन करानेवाले है। ग्नत निर्वर्यता के धरातल से उठकर 
ब्रह्म पद प्राप्ति के पुरुषार्थ करो । 


लेखन-कला 


वाक्‌ के दो व्यावहारिक रूप है ध्वनि श्रौर लिपि। दोनो शब्दमय हैं। 
एक भाषितरूप है और दूसरा लिखितरूप । वक्‍तृत्वकला में वाक्‌ के भाषितरूप 
की अवगति दी जा चुकी है। प्रस्तुत लेख मे वागृविधान के लेखात्मक विन्यास 
पर विमर्श किया जाएगा। लेखनकला छुवि-श्रकन-विद्या के समान है। एक 
व्यक्ति के अनेक चित्र 'फोटो' से प्राप्त किये जा सकते है और आवश्यकता होने 
पर व्यक्ति-परिचय के लिए विविध स्थानों पर प्रेषित किये जा सकते है। प्रत्येक 
स्थान पर झाकृतिदर्शन के लिए उसी व्यक्ति का जाना, उस प्रतिच्छवि के पश्चात्‌ 
आ्रावश्यक नहीं। लेखनकला भी लिपिविद्या है और लिपिबद्ध अक्षरों मे व्यक्त 
विचारों को पुन पुनः मुखयत्र द्वारा उच्चारित करना ग्रपेक्षित नही । जैसे व्याख्यान 
सुना जाता है वैसे लेख पढा जाता है । वाक्‌ का श्रव्यरूप वक्ता की श्रपेक्षा करता 
है किन्तु उसका लेख्यरूप वक्ता की अनुपस्थिति मे भी उसके द्वारा प्रतिपादित 
भावों को उसीके शब्दों मे यथावत्‌ प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार दीघेजीविता 
की स्पर्धा मे वाक्‌ का लेख्यरूप अधिक उपादेय है। बसे यह उसका अवरज है । 
वाक्‌ अग्रजन्मा है और लेख अनुजन्मा है। जब वक्ता को अपनी अभिव्यक्ति के 
सरक्षण का विचार हुआ, उसने लिपिविद्या का आविष्कार किया । इस लिपिविद्या 
ने उसकी वाणो को पुनर्जीवन दिया। उसके विचारो को अक्षय योवन प्रदान 
किया । उसकी मृत्यु को पराजित किया | अक्षरों मे लिखित उसकी कीति कल्प- 
काल के लिए सुरक्षित होकर लेखक के लिए श्रमरता हो गई । स्वर्ग मे रहनेवाले 
देवों का नाम अमर' है। उन्होंने श्रमृत पीकर श्रमरता प्राप्त की और लेखन- 
कला से यशस्वी हुए कलाकार को लिपिबद्ध अक्षरों ने अमर' कर दिया । पृथ्वी 
पर अमर' होकर जीनेवाले वे है, जिन्होंने अ्रपती लेखनी को कनकमषी में निम्न 
कर शाश्वत साहित्य की रचना की । अपने तपः-स्वाध्याय-चिन्तन से समुद्भूत 
विचारों को लिखा तथा उन्हें वाक्‌ के साथ शून्य में उडने, खो जाने से रोका । 
यह लेखनप्रगाली मानव जाति के लिए वरदान है। वह कामधेनु के समान इससे 
इच्छित क्षीरदोहन कर सकता है। श्राज के युग में लेखनकला को मुद्रग से 
पर्याप्त विकास मिला है। यरत्रिक मुद्रण के युग से पूर्व लिखित पुस्तकों का बहुत 






श्ब्श्‌ 


है पमादर था। एक-एक ग्रन्थ वर्षों में लिलकर समाप्त किया जाता था। उसको 
लिपि तथा प्रतिलिपि सम्भाल कर रक्‍्खी जाती थी। प्राचीन हस्तलिखित 
संग्रहालयों में सुरक्षित प्रन्‍्थों को देखकर उस समय के लिपिधुरीणों के अम का 
ज्ञान होता है। हाशियों को हिंगुल से, कु कुमद्रव से, हल्दी से रंगने की प्रथा थी। 
पत्रों में कथानक के पात्रों का चित्राकन चलता था । चित्र साधारण झौर विशिष्ट 
होते ये । चित्रों में सुव्णनिर्भित मषी का प्रयोग किया जाता था । बहुत-सी पुस्तक 
कांचन के पानी से ही लिखी होती थीं । पुरातत्वसग्रहालयो में ऐसी कुछ पुस्तकें आज 
भी विद्यमान हैं, जिन्हें देखकर लिपिकर्ताशो के श्रसीम धैर्य का पता चलता है । 
ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर तथा हाथबने देशी कागज पर मु हबोलते वे चित्रांकन, 
अ्रक्षलेखन ग्राज भी घूमिल नहीं हो पाये हैं। उनकी स्याही इतनी पक्की है कि 
देखकर उनके श्ज्ञात मिश्रण पर विस्मय होता है। श्राज मुद्रण की सुविधा 
मिलने से ग्रन्थों की सुरक्षा का उतना श्रवधान नही रह गया है । एक-एक ग्रन्थ की 
सहस्रो प्रतियाँ छपती है भ्ौर खरीदार प्राचीन युग की तुलना में बहुत अल्पमूल्य 
देकर उसे प्राप्त कर लेता है। भ्रप्राप्ति की सम्भावना न होने से उन ग्रन्थों को 
सावधानी से रखने तथा चयन करने का रुकान श्राजकजल कम हो चला है। 
परन्तु यत्रयुग से पूर्व में इन्हे देवप्रतिमा के समान आदवर-मान से रखा जाता 
था। जरी की किनार लगे पीले वेष्टनों में पुट्ठे लगाकर ऊचे स्थानों पर रखने 
की प्रथा थी । ग्रन्थों को श्रुतपाहुड पर रखा जाता था और नीचे अगण में विना 
आसन के रखता वर्जित था। 'देव-गुरु और शास्त्र' एक कोटि में स्मरण किये 
जाते थे। शास्त्र को भूलकर भी पैर लग जाने पर उसे मस्तकस्पर्श दिया जाता 
था। यह प्रक्रिया लिखित पुस्तकों में होनेवाले श्रम को लक्ष्य करके प्रचलित थी, 
उन ग्रन्थों से प्राप्त होनेवाले ज्ञान के निमित्त श्रद्धाभाव की द्योतक थी । श्राज 
मुद्रित पुस्तकों का युग है। प्राचीनकाल जैसी कलात्मकता यद्यपि सर्वत्र देखने में 
नही श्राती तथापि मुद्रण बहुत उन्नतावस्था में पहुँच गया है। तभी लाखों की 
संख्या में एक ज॑से अक्षरों में देनिक समाचार-पत्र छपकर प्रतिदिन देश-विदेशो 
में पहुँच जाते है। भाज इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति ग्रन्थों, पुस्तकों को प्राप्त कर 
सकता है और उस यूग में पुस्तकों का लिखना-लिखवाना बहुत व्ययसाध्य कार्य 
था और सभी के लिए सुलभ नहीं था। किसी मूल प्रति का पा लेना कठिन था 
और उससे दूसरी प्रति तैयार करवाना और भी कठित था। एक-एक ग्रन्थ के 
लिखने में, उसके श्लोकसंख्या परिमारा के भ्रनुपात से दीघकाल लग जाता था। 
आज का यह मोनोटाइप, कम्पोज उस समय कल्पनाबाह्य था। अस्तु । 


श्ढद 


ऊपर केवल लिखने की एक कला पर हृष्टिपात किया गया है। बस्तुतः 
यह बाह्य वर्णनमात्र है। इसके मूल भ्रक्षर तो लेखकों, ग्रन्थरचयिताओं, शास्त्र- 
कारों से सम्बन्धित हैं। इस हृष्टि से विचारने पर प्राक्कालिक लेखकों और 
अधुनातन लेखको में एक स्पष्ट भ्रन्तर देखने में भ्राता है। मुद्रशकला की सुविधा 
मिलने से प्राज आत्मख्याति एवं प्रकाशन के अवसर भ्रधिक सुलभ हो गए हैं । 
इस हेतु से प्रत्येक वह व्यक्ति, जो मुद्रण के लिए व्यय कर सकता है, लेखक होने, 
प्रसिद्धि पाने में समर्थ है। इसके विपरीत एक सुलेखक प्रर्थाभाव होने से न भ्रपने 
ग्रन्थ को प्रकाशन दे सकता है श्लौर न लेखकों की पक्ति में भ्रा सकता है। यह 
अर्थ का प्रभुत्व ही है कि झ्राज के बाजारों में पुस्तकों के रग-विरगे अ्रम्बार लगे 
है । जासूसी, तिलस्मी, ह॒त्याभरी, तथा दैनिक पत्रों के समान यात्रापठनीय सस्ती 
(स्वर से तथा मूल्य से ) पुस्तक सर्वत्र पृष्कल मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे श्रसीम 
समृच्चय में किसी सुलेखक की स्थायी साहित्य में गणनीथ विचारप्रद पुस्तक 
ढूढ निकालना परिश्रमसाध्य है । इसमें साहित्य के स्तर को गिरानेवाले 
व्यवसायी लेखक है जो प्रतिदिन एक पुस्तक लिखनेवालो तक हैं । उन्हे भ्रर्थ 
चाहिए और प्रकाशकों को नित्य नया 'माल' चाहिए। इस प्रकार वनस्पतितैल 
से निरभमित मिठाइयो के समान 'घासलेटी' साहित्य का बाजार गर्म है। जैसे 
सिनेमा के गोतो ने राग-रागिनीबद्ध पक्के राग के गीतों की ध्वनि को मन्‍्द कर 
दिया है वैसे सस्ते कहे जानेवाले इस पण्य साहित्य ने पुण्यपाठ को अ्रधःपतित 
करने में अपना कौशल प्रदर्शित किया है । आज के नैतिक पतन का अ्र्धाण सिनेमा- 
जगत्‌ को और प्र्धाश ऐसे सस्ते बुकस्टालों को दिया जाना युक्तिसगत है। वे 
जनता के हाथो मे विषभरे ग्रनैतिक कथानको को पहुँचाने के गम्भीर श्रपराधी 
है। जिस राष्ट्र का विद्याविभाग इतना श्रनियंत्रित हो, वहाँ 'रीटा और 'सीता' 
का समस्मानप्रश्न उपस्थित होने पर “रीटा' के पक्ष मे समर्थक मत अधिक मिले 
तो आश्चये क्‍या ? 


वस्तुत लेखन इतना सरल नही है । वर्षों के तप स्वाध्याय के परिणाम- 
स्वरूप लिखने का साहस किसी-किसी में होता है । प्राचीन वाह मय को देखने से 
ज्ञात होता है कि एक-एक ग्रन्थ लिखने में जीवन लग जाते थे । कभी-कभी तो जीवन 
लगने पर भी ग्रन्थो की परिसमाप्ति नहीं हो पाती थी । संस्कृत साहित्य में 
प्रसिद्ध गद्यभट्टारक बाण भट्ट की कृति 'कादम्बरी' के भ्रपूर्ण भाग को बाण के 
पुत्र ने पूर्ण किया। आचाये जिनसेन सम्पूर्ण “महापुराण' नहीं लिख पाये और 


१४७ 


फलत: उनके शिष्य गुण॒भद्व ने उत्तरपुराए' लिखकर उसे समाप्त किया। 
श्राचाये प्रकलक तीन ग्रन्थ ही लिख सके, जबकि आज अतेक लेखक कुछ दिनों 
में ही एक ग्रन्थ लिखने के अभ्यासी हैं। यह विरोधाभास किस ओर निर्देश करता 
है ? क्या इसका यह तात्पर्य समझा जाए कि लेखन का प्राचुये आ्राधुनिको में 
अधिक है श्रथवा पूवेकालिक न्‍्यून लिखते थे। विचार करने पर निष्कर्ष यह 
निकलता है कि आधुनिक साहित्यलेखकों का लेखन जिन विभक्तियों में विभाजित 
है वे निम्न प्रकार हैं - 


अ्रधिकाश लेखक पूर्ववर्ती लेखकों के सन्दर्भजीवी हैं। यदि वे श्रालोचक 
हैं तो सहज ही उन्हें स्‍्लेट श्रौर खडिया की सुविधा प्राप्त है। वे उस आधार से 
जीवित रहकर अपनी लेखनप्रवृत्ति को प्रेरणा देते रहते हैं। यद्यपि वे स्वतत्र 
कुछ नही लिखते तथापि स्वतत्रता से लिखे हुए पर अपना मत अभिव्यक्त करते 
हुए श्रनेक ग्रन्थो के लेबक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते है। प्राचीन लेखन- 
विभाग के अनुसार ये मल्लिनाथपरिवार के कहे जाने चाहिए। मल्लिनाथ ने 
अपनी टीकाओो के आरम्भ में प्रायः लिखा है कि 'नामूल लिख्यते किचिन्नानपेक्षित- 
मुच्यते! - 'जो मूल मे विद्यमान नहीं है, वह मै नहीं लिखंगा तथा जिसकी 
अपेक्षा नही है वह भी मैने नहीं लिखा है आधुनिकों मे मूल से व्यतिरिक्त 
प्रतिपाद्य विषय से सम्बन्धित विषय के उपबृ हण की प्रवृत्ति बढ गई है श्र इतने 
मात्र से वे मब्लिनाथपरिवार से आगे है। जो मौलिक लेखक है वे पण्डितराज 
जगन्नाथ के अ्नुगामी है। पडितराज ने 'रसगगाधर में यह प्रतिज्ञा की है कि 
कस्त्रिका जिसकी नाभि मे है, वह हरिणश किसी अ्रन्य सुगन्धि को सू घने की 
लालसा क्यो करें ? मैने साहित्य मे श्रपनी मौलिक स्थापना तो की ही है, साथ 
ही उनके उदाहरण भी स्वनिर्मित दिये है। उनकी यह घोषणा साहित्यजगत्‌ 
में नवीन है । ऐसे मौलिक चिन्तक जीवन में एक-दो क्ृतियाँ ही दे पाते है । किन्तु 
उन कृतियों में जो गम्भीरता, विशिष्टता अथ च मौलिकता दिखायी देती है, 
वह अन्यत्र दुलंभ होती है। इस विचार से प्राचीनो ने सूत्रात्मकत्ता से जितना 
लिखा, आधुनिक प्राय उसकी व्याख्या करने मे लगे हैं और उस मौलिक चिन्तन 
पर अ्नुचिन्तन करनेवालों की लेखनपद्धति आज अधिक हृश्यमान है । 


यह लेखनकला स्वाध्याय, शक्ति और बहुज्ञता से प्राप्त को जाती है। 
जिसने कठिन श्रम करतेहुए स्वाध्याय नही किया, उससे प्राप्त ज्ञान को आात्मसात्‌ 
कर पाया नहीं, वह कभी कुशल लेखक नही हो सकता । जिसने ध्यानस्थ होकर 


श्थ्द 


लेख्य विषय का सर्वांग दर्शन नहीं किया, क्या वह उसका पूर्ण वर्णन कर सकता 
है ? इस पूर्णोत्व की प्राप्ति के लिए पुराकालीन लेखक तपस्या करते थे, चिन्तन में 
यूग बिता देते थे और सत्य के साक्षात्कार के भ्रनन्तर ही प्रतिपाद्य विषय का 
शुभारम्भ करते थे। तब भी वे 'मंगलाचरण' करना न भूलते थे । मानो, ऐसा 
करतेहुए उन्हें 'दिव्यध्वनि' सुनायी पड़ती हो। लिखने में भाषा, भाव, शैली, 
मितात्मकता के सौष्ठव को सुरक्षित रखने की ओर उनका पूरों ध्यान रहता था । 
इसी निष्ठा से उन पर सरस्वती प्रसन्न होती थी श्रौर परिण्णामस्वरूप 'भवभूति” 
जैसे महाकवि लिखते थे - “ऋषीणा पुनराद्यानां वाचमर्थोह्नुधावति” पुराने 
ऋषिमुनियों की वाणी के पीछे भ्र्थ दौड़ लगाते थे । झ्राजकल भ्रर्थ के पीछे वाक्‌ 
का भ्रवतरण कथचित्‌ होता है। पूर्वसमय के सिद्धवक्ता ने 'हिंस' के स्थान पर 
'सिंह' कह दिया तो अर्थ सिंह के अ्रनुपद चला आया । ऐसे सर्वेतंत्रस्वतत्र वाणी 
के धनी लेखनकला में नवीन प्राण डाल देते थे। जैसे गंगा के प्रवाह अपना मार्ग 
बनाते चलते है वेसे उनकी लेखनी अस्खलित प्रवाह से प्रक्षरविन्यास करती 
चलती थी । धवला और जयघवला तथा महाधवला जैसे विशाल शास्त्रीय 
लेखन विना तप सिद्धि के कौन लिख सकते थे ? महाकवि गुणाढच ने बृहत्कथा' 
की रचना की और उसे सुनाने के लिए तत्कालीन किसी राजा की सभा में गया । 
राजा ने 'पैशाची' भाषा में लिखित होने से रचना को सुनने से इनकार कर दिया, 
इसका ग्रुणाढ्यय को इतना दु.ख हुआ कि वह एकान्त वन में आ्राकर बेठ गया । 
उसने पत्ते एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित की और एक-एक पत्र को पढ़कर उसमें डालने 
लगा। इस प्रकार उस महत्त्वपूर्ण रचना का तृतोयाश अग्निसमर्पित हो गया । 
शेष एक भाग किसी प्रकार बचा रहा । 'महापुराण” के कर्ता ने आदर सहित 
गुणाढ्य का स्मरण किया है। आज विश्व में प्रचलित पचतंत्र तथा अ्रन्य ऐसी 
कथाओं का झाधार बृहत्कथा' ही है । लेखनी के ऐसे धनी स्वाभिमानी झ्राज कहा 
है ” जिनकी भ्रशावशेषरचना को लेकर यूगों तक साहित्य लिखा जाता रहे, वे 
सुकीरतिकलहस आ्राज के स्वल्पनीर मानस सरोवरो से प्र।यः श्रहृश्य हो गये हैं । 
उनकी लेखनी सभी रसों में श्रबाधगतिक होती थी । यदि शव गार का वर्णन करने 
लगते तो साक्षात्‌ कामदेव और रति को अपनी लेखनी के शंकु पर उतार कर रख 
देते थे और वेराग्यधारा में बहते तो लोग वीतराग होकर निर्ग्रन्थमुद्रा धारण 
करने को तत्पर हो उठते थे । अपि आवा रोदित्यपि दलति वज्ञस्य हृदयम्‌' - 
उनकी वास्धारा पर पत्थर रो देते थे और वज्ञ का हृदय पिघल उठता था। उन्हें 


हट 


झपनी बाड़ मयतपस्था पर पूर्ण विश्वास था। उनके प्रतिश्रापात्र इतने भरे हुए 
थे कि साधारण बोलचाल में उनकी भंगिमा का रस छलक-छलक पड़ता था । 
सृक्तियो श्जौर सुभाषितों के रूप में लिखित वह साहित्य आज भी सहृदयो का 
क्रण्ठहार है और वाणी का श्यगार है । 


लेखनकला की प्रथम विशेषता यह हैं कि वर्ण्य विषय पाठक के बोधगम्य 
हो । यदि वर्ण्य विषय को प्रॉजल भाषा तथा शैली द्वारा प्रतिपादित नहीं किया 
गया तो 'यत्‌ स्वयं लिखति तत्‌ परो न वाचयति - जो स्वय लिखते है उसे दूसरा 
बाचन नहीं कर सकता, यह दोष लग जाएगा । अ्रतः लेखक को विषय-प्रतिपादन 
सुबोध शैली में करना चाहिए । लेखक को उस विषय का गम्भीर अध्ययन होना 
ग्रावश्यक है जिस पर वह लेखनी उठाता है। जैसे कुलवध्‌ को फटे चीथड़ो में 
लपेटने से कुल की लज्जा क्षीण होती है वैसे श्रपक्व ज्ञान से किसी विषय का 
भ्रपूर्ण प्रतिपादन करने से वक्ता की विद्वत्ता का उपहास किया जाता है । ज्ञान के 
क्षेत्र में 'हाँ' या 'ना' - स्वीकार अथवा निषेध में उत्तर देना भ्रभीष्ट है । अल्पनज्ञता 
के लिए यहाँ कोई भ्रवकाश नही । कुछ जानना तथा कुछ न जानना हानिकर है । 
प्रल्पज्ञान से अज्ञान अच्छा । किन्तु जिस विषय का ज्ञान रखना आ्रावश्यक हो वह 
आशिक नही होना चाहिए । या तो लेखनी उठावे नही, यदि उठावे तो अधिकार 
रखे कि उस विषय का कोई पक्ष परोक्ष नही रह जाए। सर्वागपूर्णो रचना का ही 
विद्वतूसमाज में समादर होता है । अधूरी जानकारी को भयावह कहा गया है । 
'अल्पयोग्यता भयप्रद है! ऐसी एक विदेशी सूक्ति है। लेखन की कलात्मकता की 
सुरक्षा इस बात पर अधिक निर्भर है कि उसे शुद्ध व्यवसाय नहीं बनाया जाए । 
क्योकि व्यवसाय उपार्जन के निमित्त किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति अपने 
उपाजन की सीमाओं का विस्तार करना चाहता है । वह विस्तार जब व्यवसाय 
तुला पर बेठ जाता है तो मात्रात्मक तो हो सकता है परन्तु विधात्मक नही हो 
पाता। 'सख्या' (क्वाटिटी) तो बढ़ जाती है परन्तु स्तर (क्वालिटी) गिर 
जाता है । इसके विपरीत 'स्वान्त: सुखाय जिस साहित्य को रचना होतो है वह 
अपने स्तर को अपने आप रक्षा करता है। जितने शास्त्रीय सिद्धान्त-लक्षण ग्रन्थ 
है उनकी पक्ति-पक्ति सोह श्य है और उनके पद-पद पर टीकाकारों, व्याख्याताओो 
तथा आलोचको ने विमर्श किया है। 'सम्यगृदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:' - 
इस पद में सम्यक्‌ क्‍यों लिखा, 'चारित्रारिए/ को बहुवचन क्‍यों किया ? इत्यादि 
बाल की खाल निकालनेवाले भ्रालोचकों ने उनके सूत्रों पर भी पद-पद पर 


१४० 


विचार किया है । आ्राज तो एक वाक्य में समाप्य विषय को एक पृष्ठ में उपब हरा 
दिया जाता है और इसे रचनाकार का कौशल माना जाता है। यद्वि विवेचन 
किया जाए तो बसी रचनाओं के पृष्ठ पक्तियों में और पक्तिया शब्दो में बदलकर 
सक्षिप्त की जा सकती है। 'स्टीफेन ज़्विग' नामक एक पश्चिमी लेखक ने लिखा 
है कि 'मै जब अपनी पुस्तक का सशोधन करता हू तो आधे पन्‍ने रह जाते है ।' 
उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति (ज़्विग) को अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में देखा और 
पूछा तो उन्होंने बताया कि आज मैने श्रपने ग्रन्थ का एक अ्रध्याय ही कम कर 
दिया है प्लौर उस पर भी मूल कथानक में कोई त्रुटि नही श्राई है । पूर्व समय में 
भारतीय भी ऐसे ही लिखकर प्रसन्न होते थे। सूत्रशली में कहना विद्वानों की 
विशेषता समझी जाती थी । इसका एक कारण तो यह था कि सूत्र लिखने में समय 
कम खर्च होता था, तथा दूसरी बात यह थी कि शिष्यपरम्परा में उसे स्मरण 
कराने की सुविधा रहती थी। सूत्रो को छात्र शीघ्र स्मरण (कण्ठस्थ) कर लेते 
थे। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों का समय बचता था। आज समय का उस 
हृष्टि से मूल्याकन कम हो गया है श्र लोग बड़ी-बड़ी पुस्तको को रेल में यात्रापथ 
पार करते, रात्रि में जय्या के पास दीप लगाकर पढने के अ्भ्यासी हो चले है । 


नेखन चिन्तन की छाया है। चिन्तन लेखन का शरीर है। जैसे विना 
शरीर के छाया नहीं बनती वैसे चिन्तन विना लेखती नहीं उठती । चिन्तन में 
विचारा का गुम्फन किया जाता है और लेखन में उसे अभिव्यक्ति मिलती है। 
जो विचार मस्तिष्क मे धुमडते रहते है वे ही लेखनी से उतर कर पत्र पर आकार 
ग्रहण करते है। अत लेखन से पूर्व विचारों का सग्रह होता परम ग्रपेक्षित है । 
विचार सकलन के लिए मस्तिष्क को नवचिन्तन में निमग्न करना चाहिए और 
नवचिन्तन तप मे, स्वाध्याय से सम्भव है। जो व्यक्ति अ्रच्छा स्वाध्यायी नहीं 
होता वह अच्छा लेखक नहीं हो सकता । लेखन में तथा स्वाध्याय मे कार्य-कारण 
सम्बन्ध हैं । इस दृष्टि से लेखको की दिनचर्या सामान्यजनों से नितान्त 
भिन्न हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गीता में कहा गया है कि - यस्या 
जाग्रति शूतानि सा निशा पश्यतों मुने: - जिस समय (दिन मे) सारे प्राणी 
जागते है, मुनि (मननशील, चिन्तक) उस समय को रात्रि मानते है। इसका 
आ्राशय यह है कि जब संसार कोलाहल में डूबा हुआ हो, तब निद्रा लेकर शारीरिक 
विश्वाम को ग्रावश्यकता को पूर्ण कर लेना चाहिए तथा रात्रि में जब सारा 
संसार सो गया हों, उस निस्तब्ध, प्रशान्त समय मे तत्त्वचिन्तन करना चाहिए। 


१५१ 


इसका दूसरा तात्पयं यह भी है कि सामान्य संसार जिन ग्राहार-विहा र-आमोद- 
प्रमोद में जागता है, लीन रहता है, मुनि उसमें रात्रि के विराग के, ग्रज्ञान के 
सद्भाव को देखता है भौर दुनिया जिस तत्त्वचिन्तन में उपेक्षा रखती है, उसमें 
वह सृक्ष्म हृष्टि से भ्रन्वेषण करता है। अ्नादिकाल से विचारकों, चिन्तको, 
लेखको तथा मनीषियों की दिन-शत्रिचर्या में यह लौकिक सामान्यजनों से भेद 
रहता झ्ाया है और तुलिका थामकर यश सम्पादन करने की इच्छा रखनेवालों 
के लिए सदेव रहेगा । यह तो उस देनिकपत्र का सम्पादक भी बताएगा कि 
प्रतिदिन जितना मुद्रण एक दैनिकपत्र में होता है, श्रेष्ठ लेखन लिखने में अनेक 
दिनो की अपेक्षा होगी। क्‍योंकि 'अनुज्मितार्थसम्बन्ध: प्रबन्धो दुरुदाहर: - 
शाश्वत पठनीय साहित्य की क्रमबद्धता को कहते - लिखते जाना कठिन है। 


जैसे नये पत्ते मधुमास झ्ाने पर ही निकलते हैं वंसे श्रेष्ठ साहित्य का मौलिक 
लेखन दीर्धकाल की साधना की अपेक्षा रखता है। लेखनकला वेदृष्य की कसौटी 


है । अ्रपने ही विचारों को जब पत्र पर अकित करना चाहते है तो उनकी क्रम- 
बद्धता, वाक्यविधान तथा श्रनुरूप शब्दवयन कठिन हो जाता है -और प्राय: 
ऐसा लगता है कि जैसा सोच रहे थे, वैसा लिखने में नही श्राया । क्योंकि लेखन 
एक कला है। यह चित्राकन के समान है। इसका व्याकरण, शैली, विन्यास 
अपनो अलग विशिष्टता रखते है। बहुत लोग जो अपने विचारों को क्षिप्रता से 
बोलकर कह-सुनाते है लिखते समय उन्हे भूल जाते है। जैसे ग्रवक्ता को 'स्टेज- 
फीवर' (मचज्वर) हो जाता है वेसे अलेखक को "पेपर फीवर' (पत्रज्वर ) हो 
जाता है। कुशल लेखक बनने के लिए अनेक वर्षों तक निबन्ध लिखकर ग्रभ्यास 
किया जाता है तथा सन्दर्भ-पुस्तकालयो की सहस्नातिसहस्र पुस्तकों का प्रध्ययन, 
उनके आवश्यक नोट्स तयार करने होते है । ऐसी परिष्कृत लेखनी से प्रसृत साहित्य 
युगो तक पठनीय होता है तथा उसमें से अ्रध्येताओं को विपुल सामग्री उपलब्ध 
होती रहती है। इस उपलब्धि के अ्रभाव मे जो लेखनचापल्य करते है वे 'हषे- 
चरित' के प्रस्तावना श्लोकों को देखे जिनमें उन्हें बालक कहतेहुए जननी --राग 
हेतु (जन +नीराग हेतु ) - बताया गया है। श्रेष्ठ लेखन तो सबवंदा समादरणीय 
रहा है और सरस्वती का दुलंभ प्रसाद माना गया है । 


साहित्य, स्वाध्याय और जीवन 


शब्दबद्ध हितकारी चिन्तनपरिणाम को साहित्य कहते हैं। साहित्य की 
इस सहित (हितसहित) शाब्दिक भावात्मकता ने मनुष्य के चिन्तन, अनुशीलन 
के परिणामों को व्याकरण, काव्य, कोष, छुन्द, दर्शन एवं अन्यान्य ज्ञान-विशान 
भ्रादि विषयो में प्रभिव्यक्त किया है। इस अभिव्यक्ति में मानव की उद्ात्त 
बुद्धिमत्ता नियोजित हुई है। कठोर तपश्चर्या से उपलब्ध सत्य का साक्षात्कार 
सुलभ हुआ है भौर काल की अनन्त राशि व्यय हुई है। ये जो पुस्तकालय और 
संग्रहालय आपूर्यमाण दिखायी दे रहे है, उनमें असख्य साहित्य-शिल्पियों की 
साधना फलीभूत होकर विराजमान है। मनुष्यजाति ने ज्ञानसमुद्र का मन्थनकर 
जिन रत्नराशियों को प्राप्त किया, साहित्यरूप मे सहृदयों की कण्ठाभरण होकर 
वे सहख-सहख्न आलोककिरणो में दमक रही है । यह विवेक का अन्तर ही मनुष्य 
को चतुष्पाद्‌ पशुवर्गे से श्रेष्ठ बताता है। प्रत्येक पशु का जीवन जातिसहश है 
और प्रत्येक मनुष्य का जीवन व्यक्तिसहश है। अर्थात्‌ पशु अपनी सम्पूर्ण जाति 
से श्राह्र, विहार में समान है ओर मनुध्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य से अपने बौद्धिक, 
नेतिक, चारित्रिक विकासक्रम मे भिन्न है। मनुष्य प्रगति अथवा अगति (पश्चाद्‌- 
गति) करने में समर्थ है किन्तु पशु यथा जातस्तथा गत '-जंसा उत्पन्न हुआ 
वसा ही निधन को प्राप्त हुआ । उसने समूहरूप में या व्यक्तिगत रूप में कोई 
विशेषता अ्रथवा प्रगति नही की । किन्तु मनुष्य ने विस्मय से, जिज्ञासा से, चिन्तन- 
परिणाम से जन्म-मृत्यु के विचित्र भवावते से अपने को सोचने पर विवश किया 
ओर रहस्यों को भेदकर निष्कर्षो को प्राप्त किया | मै कौन हूँ ? जन्म-मरण क्‍या 
है ” यह ससार क्या है ” मेरा इससे क्या सम्बन्ध है ” कहा से आया हूँ और 
कहाँ जाऊगा ? इत्यादि प्रश्त उसके मानस में उठते है और वह झपने तात्विक 
निष्कर्ष से इनका समाधान प्राप्त करता है। चिन्तन की यह सहज घारा सभी 
मनुध्यों को प्राय. मिली हुई होती है तथापि कोई एक इस अनाहत ध्वनि को सुन 
पाते है । सुननेवालो में भी कुछ व्यक्ति इस पर विचार करते है श्रौर उन विचार- 
परायणों मे भी बहुत थोडे ऐसे लोग निकलते है जो अपने चिन्तन की परिणतति 
को चारित्र से, ग्राचरण से कृतार्थ करते है। ऐसे पवित्र चारित्रशोल महापुरुष 


शहर 


प्रपनी चिन्तरनप्ररिणति का सतलास लोक को देने के लिए स्वानुभवों को अक्षर- 
बद्ध करते हैं। वही साहित्य के रूप में हमें मिलता है । विन्दु-विम्दु से जैसे कुम्भ भर 
जाता है, बसे भ्नेक दाश्शनिकों, चिन्ततशील मनीषियों, एवं आचार्यों के अनुभुत 
तथ्यों के शब्द-शब्द से वाह मय-क़लश भरा हुआ है । एक व्यक्ति किसी एक विषय 
पर जितना लिख नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता तथा अपना सम्पूर्ण जीवन 
देकर जितना है, उसका एक पारायण तक नहीं कर सकता, उतना अपरिभित 
ज्ञान (साहित्य) पूर्ववर्तियों ने अपनी परम्परा के हित में छोडा है । मानव पीढ़ी 
यदि उस संगृहीत साहित्यधन का उपयोग करे तो वह उससे जन्मान्तर तक समाप्त 
नहीं होगा । उनके एक-एक शब्द, भाव, श्रथवैशिष्ट ने ग्रन्थरूप मे जन्म लेकर 
ज्ञान की विभूतियों को स्फीत एव समृद्ध कर हमारे लिए आत्मदशेन का मार्ग 
प्रशस्त किया है। उन सारस्वत महषियों के अपार ऋणानुबन्ध से उऋण होना 
दृष्कर है, कठिन है । 


निर्माता और उपभोक्ता ससार मे दो वर्ग है। साहित्यकार निर्माता है 
और उसके पाठक उपभोक्ता है। साहित्यकार को एक क्ृति-निर्माण मे अनेक 
दिन, मास श्रौर वर्ष लगते है किन्तु उसके वर्षों के चिन्तनश्रम को पाठक घण्टो 
में प्राप्त कर लेता हे । सिद्ध पक्वान्न के भक्षरा में तथा निष्पन्न शब्दराशि को 
पढने मे अधिक समय नहीं लगता। सत्साहित्य अपनी मौलिकता से सहस्रो 
वर्ष जीवित रहता है किन्तु असत्‌ अग्रथवा कालिक साहित्य ऋतुविशेष के पुष्पों 
के समान शीघ्र ही शीर्णो हो जाता है। ससार के प्रबुद्ध मस्तिष्क पाठक साहित्य 
के परीक्षक होते है। क्योकि अपनी रचना पर पक्षपात वृद्धि होने से लेखक 
स्वयू उसका समालोचक नही हो पाता । प्रसिद्ध है कि एक' सूते कनकमुपल- 
स्तत्परीक्षाक्षमोउन्य:: एक खान से सुवर्ण निकलता है और एक खान से कसौटी 
का पत्थर निकलता है। दोनो ही पत्थर है। परन्तु सुवर्ण सुवर्ण की परीक्षा नही 
कर सकता, उसकी परख के लिए तो कसौटी का पत्थर ही आवश्यक है। 
इस प्रकार मूल रचनाकार के श्रम का मूल्याकन उसके पाठक करते है । पवन ही 
कस्तूरी के सुगन्‍न्ध को उड़ाकर सुदूर दिगन्तो तक ले जाता है। तथापि झा 
परितोषाद्‌ विदुषा न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ - कालिदास की यह उक्ति 
सार्थक ही है कि जबतक सहृदय पाठक (विद्वद्वर्ग) किसी रचना पर अपनी 
प्रशसा की मुहर न लगावे तबतक उसका प्रयोग सफल नहीं माना जा सकता । 
यदि पाठक ने रचनाकार की कृति को तन्‍्मय होकर पढ़ा, उसके द्वारा प्रतिपादित 


१५४ 


विषय के औचित्य को स्वीकार किया तो स्वरगेस्थ होकर भी वह लेखक जीवित 
है। वस्तुल: लेखक का श्रम उसके वाचक सफल करते है। जिस लेखक को 
वाचक नहीं मिलते, उसका श्रम चरितार्थ नहीं कहा जा सकता | जबतंक शब्द 
प्रयुक्त होकर साहित्य नही बनते झौर जबत्तक साहित्य भ्रध्येत्ताओ्ों को आकथित 
नहीं करता तबतक कर्ता का कृतित्व कुमार ही है। श्रेष्ठ कृतियों के अध्ययन से 
विचारो में नवीन शक्ति का, चेतना श्रौर दिशाबोध का उन्मेष होता हुआ प्रतीत 
होता है। प्राय, नयी दिशा, नये विचार और असंकीर्ण चिन्तन के राजपथ 
सत्साहित्य से ही मानव समाज को प्राप्त होते हैं। साहित्य व्यक्ति की चेतना में 
एक विशिष्ट श्रन्त'करण का निर्माण करता है। एतावता जीवन मे साहित्य का 
महत्त्व असन्दिग्ध है। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत मे घटित किसी विशिष्टता 
के विषय मे जिज्ञासा करता है तब उसकी पूर्ति साहित्य से ही होती है। हम 
तीर्थकरों को, उनके लोकहितकारी कृतित्वो और आत्ममग्नता को साहित्य से ही 
जान सकते है। किसी के समक्ष अपने इतिहास, सस्क्ृति और सम्यता तथा 
जातीयगौरव को प्रस्तुत करते समय हम प्रतीकरूप मे अपना साहित्य ही भेट 
कर सकते है। इस प्रकार साहित्य हमारी अमूल्य निधि है। वह हमारा कल्पतरु 
है जिससे मन'कल्पित दुह्य जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। भूत, 
भविष्यत्‌, वर्तमान की कृत, करिष्यमाण तथा प्रक्रान्त क्रियाएं साहित्य द्वारा 
परिचालित होती है । हमे अपनी गति और स्थिति के लिए अपना साहित्य देखना 
होगा । ससार की अनेकरूपता के परिष्कृत तथा विकृत चित्र हमें साहित्य मे ही 
मिलेगे। साहित्य तथ्यों का सकलन है, तथा सत्यो का निरूपण है। श्रनन्त 
कालावधि मे जिनको जो निरभ्रस्फुरण हुआ है, वह साहित्य-सरोवर में कमल 
के समान मुसकरा रहा है। साहित्य पढकर हम अपने ज्ञानतन्तुओ का विस्तार 
करते है। अपनी कपमण्डूकता को सागर तक ले जाते है। अपने आपको जानने 
लगते है । मानव के उत्कृष्ट जीवन की उच्चतम उपलब्धिया साहित्य के अमर 
पत्रों पर अकित है। साहित्य के निरन्तर अनुशीलन से बुद्धि की धार तीक्ष्ण 
होती है, कुण्ठा निरस्त होकर चिन्तन को सन्मार्ग की किरण दिखायी देती है। 
जैसे कदली के पत्र के नीचे दूसरा पत्र विद्यमान रहता है वैसे साहित्य में विचारों 
की परम्परा तहाकर रक्खी हुई है । साहित्य से मस्तिष्क को आ्रावश्यक ग्राहार 
मिलता है। जँसे भटके हुए को मजिल मिले, ड्बते को नौका, वेसे अविचार के 
शन्‍्य मे खोब्रेह्ए को उत्तम वेचारिक मार्ग सतसाहित्य से प्राप्त होता है। 
सत्‌साहित्य से जीवन का निर्माण करना प्रत्येक विवेकशील का क्तंब्य है। 


१५५ 


किन्तु साहित्य की अलमारियां सजाकर झपने चारों ओर रखने से साहित्य- 
निधि का अवतरण जीवन में नहीं होता । तुम्बी जल में ड्बी रहकर भी ऊपर 
तैरती रहती है। वैसे जो अपना मुख (अपनी मानसिक वृत्ति) तुम्बी के समान 
पानी में नहीं डबाता, उसे साहित्य का लाभ नही मिल सकता । साहित्य से लाभ 
उठाने के लिए सस्वाध्याय' की भ्रपेक्षा है। जो पुरुषार्थ १रता है, सिद्धि उसी को 
प्राप्त होती है। 'क्रियासिद्धि: सत्वे बसति महतां नोपकरण' - क्रियासिद्धि पुरुषार्थ 
की अपेक्षा करती है, उसे उपकरणों से नही प्राप्त किया जा सकता | जैसे एक 
कुलाल है। उसके पास मिट्टी, दण्ड, चक्र, चीवर - सभी उपादान विद्यमान हैं । 
तथापि यदि बहु इतने मात्र से कुम्भनिर्माण के स्वप्न देखने लगे तो यह उसके 
लिए 'प्राकाशपृष्प' होगा। कुम्भनिर्माण के लिए तो उसे उन उपकरणो का 
विधिवत्‌ उपयोग करतेहुए श्रम करना होगा, कुलालचक्र को दण्ड से घुमाना 
होगा । ऐसे ही श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों को अपनी 'मेज' पर रखने से काम नहीं 
चलेगा, अपितु स्वाध्याय द्वारा उनको झात्मसात्‌ करना श्रावश्यक होगा । स्वाध्याय 
का ब्रत प्रस्येक मनुप्य को लेना चाहिए। क्योंकि इससे ज्ञान में अभिवृद्धि होती 
है । स्वाध्याय से पापों के निराकरण का मार्ग ज्ञात होता है। जिस प्रकार प्रहण 
से मुक्तहुए सूये की किरण सभी दिशाओं मे निर्बाध सचार करती है उसी प्रकार 
स्वाध्यायी की प्रतिभा (बुद्धि) सहज ही शब्द की अभिप्रेत श्रर्थशक्तियों का 
ग्रहरा कर लेती है। स्वाध्याय के विना वेदुष्य का दम्भ करना बच्ध्यापुत्र को 
लालित करना है | अत: कहना चाहिए कि जो स्वाध्यायनिष्ठ है वही साहित्यवेत्ता 
है। पठन-पाठन में अनियुक्त तललीचता स्वाध्यायत्रती का विशेष ग्रुण है। 
स्वाध्याय से बौद्धिक बल की वृद्धि होतो है। बुद्धिबल आत्मबल के लिए सहायक 
होता है। आत्मा बलवान होने से साध्यो की प्राप्ति होती है। न केवव लौकिक 
सपदाओ के सूत्र स्वाध्याय-क्षरों मे बँटे हुए है भ्रपितु धर्माचरण की सहिताए भी 
इसमें अन्तनिविष्ट है। स्वाध्याय से सस्कारो में परिशामविशुद्धि आती है और 
परिणशामविशुद्धि महाफला है। मेधा की प्राप्ति स्वाध्याय से होती है। ज्ञान- 
प्राप्ति का माध्यम स्वाध्याय है। स्वाध्यायमग्न के समक्ष अक्षररूप में उन 
विशिष्ट ग्रन्थकारो का उदात्त जीवन साकार हो उठता है, जिनके वाह मय - 
यश शरीर को वह पढता है। लेखकों की कृतियों का अ्रध्ययन करने से उनके 
प्रकाण्ड ज्ञान की जानकारी मिलती है और अध्येता उनके भावलोक - सामीप्य 
का अनुभव करता है। मन को स्थिर करने को दिव्यौषधि स्वाध्याय है। 


8 


'अ्रुतस्कन्धे धीमान्‌ रमयतु मनोमकंटममुम्‌ - बानर के समान चंचल मन को 
शास्त्ररूप स्कन्ध पर विचरने के लिए छोड़ देना चाहिए। जो अपने मन को 
स्वाध्याय शिलापर प्रकम्प प्रतिष्ठित कर देता है, वह धन्य है। क्योंकि हेय- 
उपादेय का ज्ञान शास्त्रस्वाध्याय से ही होता है। मृत्यु जैसे महादुर्ग को लांघनेरे 
का पराक्रम स्वाध्यायी को प्राप्त होता है । यदि स्वाध्याय करतेहुए भी मन चंचल 
है, ज्ञानावरण भ्रक्षीणा है तो कहना होगा कि वास्तव में स्वाध्याय नही किया 
गया। “व्यर्थ: श्रम: श्रुत्तों - शास्त्राध्ययन का श्रम व्यर्थ हुआ। 'पाणौ कृतेन 
दीपेन कि कूपे पतता फलम्‌ - दीपक हाथ मे रखकर चलनेवाले यदि कृए में गिरे, 
ठोकर खाएं तो दीपक उठाने का श्रम किस लिए ? शास्त्रों के स्वाध्याय को इहलोक 
मात्र के लिए नहीं परलोक के लिए भी प्रथदर्शक मानकर चलना चाहिए। 
अआ्रागमचक्खू साहू -साधु तो शास्त्र को नेत्र समभते है। उनके विधि - निषेघ- 
मार्ग शास्त्रलोचनो से देखे जाते है। सूर्य तो श्रस्त होता रहता है परन्तु ज्ञान 
प्रसण्डदीप है । इसकी ज्योतिर्मयता रात्रि में तिमिरबाधित नहीं होती । 
अधीतविद्य के आत्मा में स्वाध्यायदीप की अनिर्वाप्य लौ जलती रहती है । नित्य 
स्वाध्याय करनेवाला मानों, नियमितरूप से श्रपने ज्ञानपात्र को ज्योति के 
परमाणुओ्रो से माजता है। एक अच्छे श्रध्ययतशील का कहना है कि 'यदि मै 
एक दिन नही पढता हूँ तो मुझे अपने आपमें एक विशेष प्रकार की रिक्तता का 
अनुभव होता है और यदि दो दिन स्वाध्याय नहीं करता हू तो पास-पडौस के 
लोग जान नेते हैं और एक सप्ताह न पढ़ने से जो रिक्तता ग्रा जाती है 
उसे सारा ससार जान लेता है। बस्तुत' अ्ध्ययनशीलों की यह स्वाभाविक 
मानसस्थिति है। उन्हे ज्ञानपिपासा से तृप्ति नही होती । वे स्वाध्याय-पीयूप 
को पी-पीकर थकते नहीं। उन्हें उदराग्निशमन के लिए चाहे अ्रश्न न मिले, 
किन्तु क्षुध्रित मस्तिष्क के आहार के लिए ग्रन्थ मिलने ही चाहिए। उनकी 
चेतना बिना स्वाध्याय के रिक्त कुम्भ के समान हो जाती है। यह कितने खेद 
की बात है कि पेट के लिए तो मानव नित्याशी है, अ्रनेक उपायों से उसे भरना 
चाहता है, एक भी उपवास करना पड़े तो दु खी-दीन एवं शक्तिहीन हो 
जाता है किन्तु अध्ययनक्षेत्र मे उपवास पर उपवास करके मस्तिष्क की शक्ति 
को 'सल्लेखता' ही देने का उपक्रम करता रहता है। श्राह्मर को स्वादुता, 
पौष्टिकता तथा नियमितता में ही उसका सारा श्रम नियोजित है श्रौर मस्तिष्क- 
शक्ति को जिस खुराक की श्रपेक्षा है वहाँ उसने उपेक्षा के ताले लगा दिये है। 
यह लिखना यक्तिसगत है कि एक स्वाध्यायशील को किसी एकान्त कक्ष में बन्दकर 


१४७ 


दो और पुस्तकों से, उसके प्रिय विषय से वंचित कर दो, वह कुछ दिलों में पागल 
हो जाएगा । स्वाध्यायप्रेम के' पीछे भ्रन्य माया-ममताओं की विसरानेवालों का 
इतिहास दुर्लभ नहीं हैं। बंदिक न्यायदर्शन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'प्रक्षपाद' के विषय 
में यह किचदन्ती प्रसिद्ध है कि वे प्रतिक्षण स्वाध्याय में मग्त रहते थे। मार्ग 
चलतेहुए भी पुस्तक के पन्नों पर उनकी दृष्टि जमी रहती थी। एक दिन पढ़तै- 
पढ़ते चलतेहुए मार्ग में स्थित कुए में गिर पड़े। पडने के बाद भी जंसे ही कुछ 
स्वस्थता मिली, पुस्तक उठाकर पढ़ने लग गये। वह जलविदहीन भ्रन्धकृप था । 
उनकी स्वाध्यायतस्मनस्कता से देवी सरस्वती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया 
श्र कहा - इच्छावर माँगो | ब्रक्षपाद, जिनका उस समय करणाद नाम था, ने 
कहा कि 'पढतेहुए चलने में कठिनाई होती है अतः कृपया पैरों में दो श्राँखे लगा 
दो भ्रौर कुछ नही चाहिए ।' स्वाध्याय के दीवानों का एक आधुनिक उदाहरण 
जयपुर से सम्बन्धित है। विद्याभूषण पं० हरिनारायणजी पुरोहित को नयी-नयी 
पुस्तके प्राप्त करने, उन्हे पढने का बहुत चाव था। एक दिन वह बाजार से जा 
रहे थे श्र फुटपाथ पर किसी पुस्तक-विक्रेता के पास कोई उत्तम पुस्तक उन्होंने 
देखी । उस समय उनके पास जेब में पुस्तक का मूल्य चुकाने को पैसे नही थे 
श्औौर घर जाकर पुन आने तक पुस्तक के बिक जाने की आशका थी, अत. उन्होने 
अपना कुर्ता उतार कर विक्रेता को गिरवी रख दिया और उस पुस्तक को ले 
आये । इसलिए उनकी उपाधि 'विद्याभुषण' वास्तविक थी । भारत में स्वाध्याय 
को अत्यन्त महत्त्व दिया गया है किन्तु श्राश्चर्य है कि यही लोग “दैनिक समाचार' 
भी मागकर पढते है। यद्यपि अखबार पढने जितने समय में वे एक दो कीमती 
सिगरेटें पी जाते है परन्तु 'पत्र' के निमित्त पैसा व्यय करना अपव्यय समभते हैं । 
विदेशों में भ्रधिकांश व्यक्तियों के पास निजी पुस्तकालय हैं और प्रतिमास वे 
अपनी आय में से कुछ अश पुस्तक खरीदने में व्यय करते है । हमारे देश के लोग 
या तो पढते नही, पढ़ते हैं तो किसी अ्रल्पशुल्क पुस्तकालय के सदस्य बन जाते हैं 
झ्ौर उपन्यास जैसी कुछ “समय बिताने में सहायक' महत्त्वहीन पुस्तको को पढते 
रहते है। इसे स्वाध्यायकोटि में नहीं लिया जा सकता। 'अ्रज्मयणमेव भाणं' 
कहतेहए ग्राचार्य कुन्दकुन्द के सम्रक्ष स्वाध्याय की उच्चसत्ता का झ्ादर्श विद्यमान 
था। अध्ययन ही ध्यान है, यह असाधारण स्थापना है। ध्यान तन्‍्मयता (आत्म- 
स्वरूप में स्थिति) का वाचक है। उपन्यास पढ़ने से ध्यान या तन्मयता की प्राप्ति 
नही होती । उसमें जो तन्‍्मयता का भ्रारोप लोग करते है वह असिद्ध है। क्योकि 


श्श्द 


वहां केवल उपन्यासादि - पात्रतिष्ठ राग-तन्मयता तो है परन्तु प्रात्म-सस्मयता 
नहीं । रागतन्मयता से पतन और झझात्मतन्मयता से अभ्युत्थान होता है। सामान्य 
लौकिक साहित्य पढनेवालों का मन उन-उन उपन्यासादि को श्रपने अन्त:कररा में 
स्थित रागसम्बन्ध से चुनकर पढ़ता है और भध्यात्मनिष्ठ स्वाध्यायी अपने मन 
को अ्वश्यपठनीय ज्ञानसाधनभूत शास्त्रग्नन्थ पढ़ने को देता है। एक के अभ्रध्ययनीय 
साहित्य का निर्वाचन मन करता है और दूसरा अपने मन को विभाव परिणति 
से हटाने के लिए अध्यात्म-साहित्य की व्यवस्था करता है। यही मौलिक भेद 
स्वाध्याय और सामान्य पठन में है । श्राचार्य कुन्दकुन्द के मत मे उच्च ग्रात्मज्ञान- 
परक साहित्य के पठन को ही स्वाध्याय कहा है। ससार मे जितने उच्चकोष्टि के 
वक्ता, विचारक, लेखक अभ्रथवा उपदेष्टा हुए है उनके सिरहाने पुस्तकों से बने है । 
सर्वतोमुखी ज्ञान के गुरामय कपास को उन्होने भ्राँखों की तकलीपर ग्रटेरा है और 
उसके गुणामय गुच्छी से हृदयमन्दिर को कोषागार का रूप दिया है। लेखन की 
अस्खलित समर्थ्य को प्राप्त करनेवाले रात-दिन श्रेष्ठ साहित्य के स्वाध्याय में 
तन्मय रहते है । बड़े-बड़े भ्रन्वेषक और दार्शनिक भूख-प्यास को भूलकर स्वाध्याय 
में लगे रहते है। स्वाध्याय से ज्ञान सूर्य के समान भास्वर होता है । उसके उन्मेष 
की किरणों से दशों-दिशाए उद्भासित हो उठती है। स्वामी रामतीर्थ को जापान 
में एक सभा में शून्य पर (० विन्दु पर) व्याख्यान देना पडा । जब वे सभा में 
पहुँचे तो उन्हे हतप्रभ करने की भावना से सयोजक ने बोर्ड पर शुन्य लिख दिया । 
किन्तु उस भारतीय सन्‍्यासी ते भ्रकिचन लगनेवाले उस शून्य विषय पर देरतक 
वह सारगभित भाषण दिया कि श्रोता उनके ज्ञान पर धन्य-धन्य कह उठे । ऐसा 
चमत्कार एक दिन में नही मिलता । इसकी कु जी सतत स्वाध्याय है । बहुश होना 
बहुत वर्षों की अजित स्वाध्याय सम्पत्ति का सूचक है। गोस्वामी तुलसीदास ने 
कहा है कि जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है, लोभी को पैसा प्रिय लगता है, 
वेसे मुझे भगवान्‌ के चरणों की भक्ति प्रिय लगे। सच्चे स्वाध्याय के लिए यही 
उक्ति घटित की जा सकती है। जिसे स्वाध्याय विना क्षणभर चैन नही मिले 
वही उसकी मूल्यवान्‌ सम्पदा का अधिकारी हो सकता है । पुराने समय के लोग 
गरीबी में भी पढ़ लेते थे। इधर-उधर से सूखे घास को, तिनको को, गोभुक्तशेष 
डठलो को बीनकर, बटोरकर वे झ्राग जला लेते थे और उसीके प्रकाश में पुस्तको 
के सूत्र रट लेते थे । आज विद्युत्‌ प्रदीपो के नीचे बेठकर भी वैसी तन्मयता से 
पढ़नेवाले नही मिलते । 


११६ 


' स्वाध्यायान्‌ मा प्रमद' यह भारतीयों को सिखाया जानेवाला प्रथम पाठ 
था। धामिक स्वाध्याय किये विना प्रश्नजल न लेनेवाले प्राज भी विद्यमान है । 
स्वाध्याय कोई ऐच्छिक विषय नहीं था, वह दैनिक कर्मों में श्रावश्यक कार्य था । 
कुशाग्रबुद्धि लोग स्वाध्याय के ऋणी हैं । श्रश्ञानरूप गज पर स्वाध्याय अंकुश है । 
पविद्यता के पत्तन में प्रवेश पाने के लिए स्वाध्याय राजमार्ग है। स्वाध्याय' 
न करनेवाले भ्रपनी योग्यता की डीग हाँकते हैं किन्तु वास्तविक स्वाध्याय- 
प्रायण उसे पवित्र गोपनीय निधि मानकर बात्मोत्थान के निमित्त उसका उपयोग 
करते हैं । उनकी मौन ग्राकृति पर स्वाध्याय के भ्रक्षय वरदान मुसकाते रहते हैं । 
जब वे बोलते है तो साक्षात्‌ वाग्देवी उनके मुखमच पर नतंकी के समान श्रवतीर्णो 
होती है। स्वाध्याय के शुभाक्षरों का प्रतिबिम्ब उनकी श्राँखों पर लिखा रहता 
है। ज्ञान की निर्मेलधारा से स्‍्नात उनकी वाड माधुरी में पवित्र होने के लिए 
सारस्वत-प्रवाह नित्याभिलाषी होते है । महान्‌ तत्त्वद्रष्टा. सफल राजनेता, श्रथवा 
उत्तम सन्त किसी स्वाध्याय-विद्यालय के स्नातक ही हो सकते है। स्वाध्याय 
एकान्त का सखा है, सभास्थानों में सहायक है तथा विद्वतूसम॒दाय में उच्चस्थान 
प्रदान करनेवाला है । विदु-विदु विचार दोहन करते रहनेवाला कालान्तर में 
पण्डित हो जाता है । शब्दों के भ्रर्थ कोषो में नहीं, साहित्य की प्रयोगशालाशो में 
लिखे हैं। अनवरत स्वाध्याय करते रहनेवाला शब्दों के सर्वतोमुख श्रर्थों का 
ज्ञान प्राप्त करता है। राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान के लिए भी सत्साहित्य के 
निर्मागा तथा स्वाध्यायशीलता की आवश्यकता है। विना उत्तम साहित्य का 
स्वाध्याय किये नेतृत्वशक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती । जैसे छिछले तालाब में 
हाथियों को अवगाहन देने की क्षमता नही होती वैसे अध्ययन-चिन्तन-पराड_ मुख 
व्यक्ति मे विशाल उत्तरदायित्वों के निवंहरण की योग्यता नही होती । 


यह मानव-जीवन साहित्य से अपने इतिहास को महिमान्वित करता है 
झर स्वाध्याय से अपने आपको विशिष्ट बनाता है। जो लोग ताड और खजूर 
के पेड़ों के तुल्य लम्बे-ऊंचे होने में ही श्रपने को धन्य समभते है वे ऊंचे झ्राकाश 
को ऊचाइयो तक उठकर अकेले तपते है। किन्तु जो छाया और फलयुक्त महावक्षो 
के समान अनेक जीवो के आश्चयस्थान होते हैं, उनकी श्रान्ति-क्लान्तिको दूर 
करने मे अपने शाखा-पललवों का उपयोग करते हैं वास्तव में उन्हीं का जीवन 
सफल है। नोतिकारो ने निरथंक जीनेवालों पर व्यग्य करतेहुए कहा है - 
'काको5पि जीवति चिराय बलि च भुक्त ' - कौग्रा भी दीघंकालतक जीवित रहता 


१६० 


है प्ौर बलिभक्षण करता है। केवल बलिभक्षरा के लिए ही चिरजीविता का 
वरदान पानेवालों का जीवन न स्वकल्याणकारी हो पाता है झौरन परहित 
साधक । ऐसे श्रनुपयोगी जीवन से तो मृत्यु श्रेयस्कर है । लोहार की धौंकनी के 
समान कोयले फूकने श्र राख उडाने के लिए श्वास लेते रहना क्‍या जीवन 

हा जा सकता है ? जीवन का विनाश श्रवश्यम्भावी है। जो दीपक जल रहा हैं 
वह कभी बुझेगा । किन्तु बुभने से पूर्व वह रात के राहियों को मार्यदर्शन कर सके 
तो उसके जलने की सार्थकता होगी । यो वह जला भी और किसी के उपयोग में 
नहीं भ्रा सका, यह स्वय उस विदग्ध के लिए शोचनीय स्थिति है। प्राकाश में 
एक-एक बादल जीवन लेकर आता है और सूखी-प्यासी पृथिवी उसको ओर 
याचनाभरी दृष्टि से देखती है। वह श्रपने श्रापको नि.शेषकर पृथिवी के सूखे 
झंगणा को हरा-भरा (उर्वर) कर जाता है। जीवन की यही सार्थकता है। मृत्यु- 
रोग-भय तीन चोर जीवन के पीछे लगे है । जो बेसुध होकर सोता है, वह लुट 
जाता है। किन्तु जो सावधान होकर अपने पल्‍ले के र॒त्नो की सम्भाल करता है, 
वह॒ठगाता नही । स्वाध्याय करते रहने से जीवन जीने की कला श्राती है । 
श्रन्यथा जीवन अजाने यात्री के समान देह-सराय मे रहकर अ्रवधि बीतने पर 
चला जाता है। इस यात्री का परिचय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है । अपने 
ग्राध्यात्मिक गुरुओं के दिव्य सन्देश को, नवनीत के समान जो स्वाध्याय की 
मथनी से मन्थनकर चखता है, वह जीवन के वास्तविक परिचय को प्राप्त करता 
है । वही जीवन की अमरता के स्वाद को जान पाता है । 


समाज, संस्कृति और सभ्यता 


मनुष्य की शालीनता के तीन उपस्तम्भ हैं - समाज, संस्कृति भ्रौर सम्यता । 
समाज में बह पलता है, सस्कृति-क्षीर को पीकर पुष्ट होता है भौर सभ्यता के 
प्रश्व पर झ्ारूढ़ होकर समय के राजमार्ग पर द्र्‌ तगति से दौड लगाता है। समाज 
उसे सहसौ्रों वर्षों का संचित गौरवपूर्ण ऐतिह्ा-उपायन भेट करता है, सस्कृति उसे 
झ्रात्मधर्म का श्रगराग लगाती है और सम्यता की सुरभि से उसके मन--श्राणों को 
ग्राप्यायन मिलता है। प्रत्येक उत्तम व्यक्ति अपने समाज के प्रति कृतज्ञ श्रथ च 
विनयी होता है, अपनी सस्कृति का जागरूक प्रहरी होता है भर सभ्यता का पालन 
करते हुए अपने सच्चारित्र-दुर्ग को रक्षा-प्राचार लगाता है। उसकी गति में 
समाजसत्ता की प्रभुत्वसम्पन्न शक्तियों की पदचाप उठती है, उसकी यत्ति 
(स्थिरता ) में संस्कृति के अनादिकाल से प्रक्रान्त स्वरूप की अविचल वज्प्रतिमा 
दिव्य सौन्दर्य धारण कर मुसकिराती है श्र सम्यता के समयसार सीमान्त 
इन्द्रधनुपी सतरग से उसे रजित करते है | सहम्रों शाखा-प्रशाखाओं से युक्त महान्‌ 
न्यग्रोध के समान समाज उस व्यक्तिसत्ता के लिए आलवाल है, सस्क्ृति उसका 
धमनी प्रवाही क्षीर है श्लौर सभ्यता उसके पल्‍लव है । समाज व्यक्ति का शरीर है, 
सस्क्रति शील और सभ्यता उसकी सामाजिकता के रथ पर फहराता केतुपटान्त 
है। प्रत्येक व्यक्ति पर ऋण है - समाज, सस्क्ृति और सम्यता का | इन तीनो 
धात्रियों की कोड में मानवजीवन पलता है और व्यक्ति इनके निर्दोष दूध का 
ऋणगणी है । तन, मन और जीवन देकर इसकी सम्पन्नता को जीर्णत्व से बचाना 
प्रत्येक मानव का श्रविस्मरणीय कतंव्य है। उत्सगे करे वह अपने आपको, इन 
तजिको के सरक्षण के लिए और ऐसा जीवन जिये कि जीना धन्य बन जाए। 
संस्कृति श्रौर सम्यता को उसके जीवन से नयी चेतना, नवजीवन मिले भर सभ्यता 
के चूल पर रत्नकिरीट हिमनग की चोटियों-से दमकने लगे। सार्थक जीवन 
जीनेवालों को यह हित्तोपदेश स्मरण रखना चाहिए कि यह संसार है भौर इसमें 
झसख्य जीव चतुर्गति में अपनी-भ्रपनी कर्मंधुरी १र घूम रहे है । भ्रमेक जन्मते हैं 
और अनेक निधन प्राप्त होते है। महासमुद्रो के समान एक ओर सूर्य उनके जल को 
सहस्रो किरणों से पी रहा है और दूसरी झोर सहस्रों नदिया उसे भर रही है। समुद्र 


१६२ 


न तो रिक्त होता दिखायी देता है और न अधिक उच्चलित होता प्रतीत होता है । 
वैसे ही जनो के जन्म-मरण से ससार का यह विशाल सम्मर्दे (भीड़) क्षीण-बुद्ध नही 
लगता । किसी के निधन से ससार के क्रम सें कोई क्रान्ति नहीं श्राती । श्रतः जीवन 
का अज्ञात, सुषुप्तरूप में जीकर समाप्त हो जाना पुरुषार्थसम्पन्न मानव के लिए 
शोभास्पद नहीं । लता को शाखा पर मुसकिरानेवाला नया फूल यदि तया रूप 
झौर नयी गन्ध नही फैलाता तो उसके उत्पन्न होने और खिलने से क्‍या लाभ हुआ ? 
व्यक्ति उत्पन्न होकर, पढ़कर, वढ़कर यदि समाज, सस्क्ृति और सभ्यता के क्षेत्र 
में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को उद्भासित नहीं कर सका तो उसको वश में सख्या- 
प्रगा मात्र नही कहेगे तो क्‍या कहेगे ” राजमार्गों पर अविच्छिन्न क्रम लगा है इन 
मातृगर्भ से विवश प्रसृत सद्योजातों का। जिनकों चलना नहीं श्रांता, बोलना, 
बैठना तो क्या चुप रहना भी नहीं आता । यदि जननी के यौवनहारी निरविबेक 
प्राणधनियों को मानवसज्ना से विभूषित करे, पशुत्व से ऊपर माने तो नीरक्षीर- 
विवेकी तुलाधार का सत्य मिथ्या की दुस्सगति से श्यामायमान हो उठेगा । आकाश 
में टिमिटिमानेवाले कितने तारे है? उन मन्दातप ज्योत्ति के ग्रपत्यों को कौन 
जानता है ? लोकाकाश के कोटर मे असख्य ऐसे तारे है जिनका प्रालोक पृथ्वी 
तक नही आझाता । ऐसे हो अन्पप्राण जीवन जीनेवाले खद्योतसार मानव अपने 
समाज का क्या उपकार कर सकते है। शैशत्र मे माता के लिए भार बने रहे, 
यौवन में उच्छु खल वृत्तियों मे जीवित रहकर पृथ्वी के, समाज के भार बने और 
काल के अतिथि हुए तो अपने हाथो मे लोकजीबी पुरुषार्थों मे से किसी एक के 
द्वारा लिखित प्रशमस्तिपत्र भी नही ले गये । सो वर्ष जीते रहे, परन्तु जीना नहीं 
ग्राया और मरने चले तो मृत्य को भी गोरव न दे सके भ्रकंपुष्प-से आधी के साथ 
उड़े और पानी बरसा कि मिट्टी मे दब गये | कुण-कास के समान उन्हे किसी 
कुशल किसान ने बोया नही, यो हो मेघसम्पात की प्रथम सिहरन मे निकल पडे, 
निह॒दू श्य शिलोन्ध्र । ऐसे पुरुपार्थ विमुख, अकमंण्य, वृधाजीवियों को धिक्‍कार 
भेजने के लिए भी इतिहास मे शब्द नहीं मिल पाते। इसीलिए बडी उपेक्षा के 
साथ नीतिकारों ने कहा - मृत को वा न जायते' कौन वडी बात है कि ऐसे 
प्राणी किशुक के समान व॒न्त पर फूल भी और टूट भी गये । उत्पन्न होना तो 
सार्थक उसका कहना चाहिए जिससे वश उन्नति को प्राप्त हो | चन्द्रमा के उत्पन्न 
होने से क्षारसमुद्र भी क्षीरसमुद्र कहलाने लगा। स्रीपी से समुत्पन्न मोती अ्रपने पानी 
से आरभा का उपमान वन गया। पृथिवी से कोयला निकला और सुवर्गादि धातुए 
भी । धातुओं ने उसे 'रत्वगर्भा' नाम दिया। अपने कुल, जाति श्रोर समाज को उत्कर्ष 


१६३ 


प्रथवां अपकर्ष देने में कुलप्रसूतों का बहुत महत्त्वपूर्णी भाग है। केवल जननीगभ- 
भारभूत बालिशों को देखकर मु ह से श्रनायास निकल पडता है - मा सम सीमस्तिनी 
का्चिदू जनयेत्‌ पुत्रमीहशम्‌' -कोई मा ऐसे पुत्र को उत्पन्न न करे। भतः परम 
उज्ज्वल वशहंस को कीर्ति के क्षीरसिन्धु में अ्वगाहन देने की सामर्थ्य रखनेवाला 
सासव ही समाज का प्रिय, यशस्वी श्रौर तिलकायित बनता है । 


समाज की रचना एक दिन में नहीं होती । “रोम एक दिन में नही बना - 
यह कहना सत्य है। एक बीज अंकुरित होता है, बढता है और वर्षों में वक्षरूप 
होकर फल तथा छायादान करने में समर्थ होता है। समाज और सस्क्ृति की 
रचना भो यूगों में हो पाती है। कितने विद्वान, मनीषी, आचाय और मुनि भ्रपने 
चिन्तन से सनन्‍्मार्ग खोजकर उसे श्रनुवरतिनी पीढियों के लिए सुरक्षित करते हैं 
जिनके सात्विक तप का लाभ लेकर समाज चारित्रशील बनता है और सास्कृतिक 
प्रगति कर पाता है । यही हेतु है कि समाज की सर्वागस्थिति का मूल्यांकन करते 
समय उसकी विराट भव्यता का स्मरण श्रावश्यक हो जाता है। लम्वी-चौडी 
सडक, इमारतें और जनसंख्या का बाहुलय मात्र समाज-जीवन की सुहृ झ्राधार- 
भूमि नही है अ्रपितु उसके लिए आवश्यक है विचारों के विशाल राजपथ, चिन्तन 
के ऊचे मगिप्रासाद, सस्कारों के समणील चतुष्पथ और आत्मश्रद्धा के देवालय । 
जिन्हे देखकर उसकी भौतिक समृद्धि से ऊपर आत्मसम्पदा का आभास मिल 
सके । जिस समाज के पास प्रशस्त राजपथ तो है परन्तु उन पर विचरण 
करनेवाले ग्रतिप्रशस्त नागरिक नही है, त्यागी, मुनि और ज्ञानचारित्रसम्पन्न 
उत्तम व्यक्ति नहीं है वह राजपथ पतभर से वीरान उपवनवीधि के समान है 
जिसमे सुरभि फैलाने वाले पुष्प नहीं हैं। वस्तुत. समाज की धन्यता इस बात में 
नही है कि वह धनिक है अ्रपितु इस बात में है कि वह धनका उपाज॑न तथा व्यय 
धन्य कहे जाने वाले मार्ग पर लगाता है। इसी प्रकार उसकी वास्तविक विशेषता 
इस वात में भी नहीं है कि उसमें प्रतिपक्षियो का उत्तरीय हरण करनेवाले 
विद्वान्‌ दाडिमफल में बीजो के समान भरे हैं, भ्रपितु, इस बात में है कि वे उस 
वेदृष्य का सनन्‍्मार्गदर्शन और सच्चारित्र के अनुपालन मे उपयोग करते है । कोई 
खड्ग कितना चमकनेवाला है, यह उसकी विशेषता नही है, अपितु, वह कितने 
सत्पुरुषो की रक्षा में सक्षम है, यह उसका उपयोगगुग मानना चाहिए । 'वादाय 
वेदाध्ययनम्‌” करनेवालों से वे उत्तम है जो प्राप्त ज्ञान को आात्मचिन्तन में 
नियोजित करते हैं । 


टपव 


एक समान रोति, नीति, परम्परा और व्यवहार तथा संस्कृतिधारियों को 
'समाज' कहा जाता था। 'सम्‌ + भ्रजति' समान रहकर, सूख-दुःख में श्रविभाजित 
प्रनुभव करनेवालों का संगठन समाज कहलाता था। उसकी ऊपरी पहचान रोटी- 
बेटीव्यवह्ा र से होती थी। किन्तु उसका भ्राम्यन्तर स्वरूप साधर्मी के प्रति सहज , 
बन्धुता के संरक्षण से जाना जाता था। प्राचीनकाल में लोग अपने समानशील 
परिवारों के समूह में रहते थे और उनके सुख-दुख परस्पर बँटे हुए होते थे। झाज 
सगरो की विशाल भीड़ में उस सामाजिकता के दर्शन नहीं होते । ग्राज घनिक 
समाज श्रलग है श्र श्रमिक समाज अलग । न केवल प्रान्तीय, राष्ट्रीय स्तरों पर 
यह संगठन चल रहा है अ्रपितु विश्वस्तर पर ये दो समाज बनते जा रहे है। इसमें 
बे लोग भी है जो जातीय धरातल पर एक कुटुम्ब होने से एक समाज हैं । किन्तु 
ग्राथिक आधार पर हुए इस नवीन सगठन में दो विरुद्ध स्थिति रखनेवाले सहोदर 
भाई भी दो अलग-अलग समाज हो रहे है। रोटी-बेटी और जाति का श्राधार 
प्राज की समाजरचना में मुख्य से हटकर गुणीभूत (गौगा) होता जा रहा है। 
यह नयी समाजरचना विश्वव्यापक है। पुरानी समाजरचना का जो झ्राधार 
था. वही इस नयी रचना का है। किन्तु क्योकि पुरानी सामाजिकता में व्यक्तिवाद, 
अहवाद और ग्रात्मपोषरावाद मुख्य बनता चला गया इससे वास्तविक रूप से 
उसका आन्तरिक अभेद खण्डित हो गया । पहले सम्बन्धो की मधुरता नवीन अर्थ- 
युग में कटुता बन गई। समाज का व्यक्ति समाज के हित में न सोचकर व्यक्तिगत 
हितो को सोचने लगा । वह सहृदय न रहकर मुलत व्यापारी बन गया। उसके 
जाचने-तौलने के सभी दृष्टिकोण श्राथिक बनते गये श्रोर भ्राज अ्यक्ति-व्यक्ति भिन्न 
परिस्थिति मे जीकर पृथक्‌-पृथक्‌ हो गया । झ्राथिक विषमता, विशाल उद्योग, बडे 
नगर और विदेशी सत्ताधारियों के वेयक्तिक उन्मुक्त जीवन की चकाचौध ने भारत 
के सरल, सयुक्तपरिवारजीवी जीवन को बदल दिया। इससे भाई-भाई में बन्धृता 
मिटती गई और व्यापारिकता बढ़ने के साथ वचकता ग्राती गई । विश्वास के 
दीर्षक्षेत्र छोटे होकर लुप्त हो गये। श्राज बड़े नगरों में एक मकान में रहनेवाले 
परस्पर दो पडौसी कमरो के प्रवासियों को नही जानते । दफ्तरो और कारखानों 
से उनका जीवन इतना बँध गया है कि वे व्यक्ति! से ऊपर 'समप्टि' को सोच भी 
नहीं सकते । उनके लाभ में और हानि में समाज को कोई लाभ-हानि नहीं । यो 
समहात्मकता तो बढ़ गई है, पर सामाजिकत्व उच्छित्न हो चला है। पूर्व समय में 
रोजी-रोटी के लिए मनुष्य इतनी दूर-दूर की नौकरियों में नहीं बधा था । उसके 


१६४, 


लघु उद्योग उसे निर्वाह के लिए स्थानीयरूप से यथोचित देते ये और सामान्य 
जनों को प्रवृत्ति धत का सर्वेश्रास करने को ओर नहीं थी । रोटी, कपडा और 
मकान की सुविधाएं मिल गईं तो पर्याप्त था। लोग कठोर परिश्रम करते थे । 
परन्तु नयी शिक्षा ने, बढ़ती हुई महर्घता ने लोगो को गाँवों से उखाड़ दिय़ा। 
उद्योग-धन्ते बड़े नगरीं में स्थापित हो गये । सुदूर देहातों तक रेल-लाइनें बिछ 
गई भौर यातायात निरापद होगया । नगरों से आये हुए मजदूरों ने शेष ग्रामीणों 
के मन में श्राकर्षण, प्रलोभन उत्पन्न किया और परिणामस्वरूप गावों के छोटे 
उद्योग उपेक्षित हो गये तथा लोग शहरो में पहुँचने लगे । इस प्रकार मजदूर झौर 
उनके हिसाब-किताब के लिए बाबूवर्ग सीताफल में बीजो के समान नगरों में बस 
गये । पुरानी सामाजिकता का अन्त करने मे यह श्रीगरोश था। सयुक्त-परिवार- 
प्रणाली का अन्त इससे भ्रपने आप होगया। नयी शिक्षा और नयी भौतिक सम्यता 
ने सरल, ग्राम्यजीवियो पर जादू का असर किया शौर वे ऊपरी तड़क-भड़क में 
श्रावेष्टित होकर भ्रपने धर्म, रुचि, सस्कार, नीति सभी को भूल गये। एक-दो पीढ़ी 
के पश्चात्‌ बह परायी सस्क्ृति, परायी वेषभूषा निजी लगने लगी भ्रौर झ्राज तो 
उसके लिए प्राणोत्सगें करनेवाले भारत में बहुत बडी संख्या में विद्यमान हैं। 
हिन्दी के राजभाषा प्रश्न पर दक्षिण भारत ने इसे सिद्ध कर दिया है। कहने का 
ग्राशय यह है कि एक समय जिस समाजरचना द्वारा हम अपने ग्रादर्शों का मार्ग 
पहचानते थे, धर्ममय जीवन व्यतीत करते थे, समानसुख-दु.खसहयोगी होते थे, 
वह मूलभूत समाज-रचना आज अदृश्य हो गई है । श्राज 'बीमा पॉलिसी' लेकर 
मनुष्य ग्राश्वस्त हो सकता है। श्रपने कुटुम्ब पर भी भरोसा नहीं रहा । रोटी- 
बेटी का व्यवहार, जिसे समाजरचना की आधा रशिला मानते थे, श्राज अन्तर्जातीय 
हो चला है। इस से प्राचीन सामाजिकता की सम्पूर्ण तेजस्विता नष्ट हो गई है । 
इस नयी क्रान्ति से लाभ कितने अश में हुआ, इसे तो समय बताएगा, परन्तु 
हानियों का विवरण कम नही है। जातिविशेष में जो आचार था, चारित्र था, 
शुद्धि के नियम थे, रक्तशुद्धि को महत्त्व देने की प्रथा थी, उन सबको प्रगति की 
चक्की मे पीसकर मिश्रचूरण (पाउडर ) का रूप दे दिया गया है। जीवन अध्यात्म- 
धरातल से उतर कर इन्द्रियविलास तक सीमित हो चला है। आधी में उड़ते 
पत्तों के समान लोग हवा में तेर रहे हैं। उड़कर कहाँ पहुँचेगे, स्वयं को भी पता 
नहीं है। इस विशाबोधहीन, निरुद्द श्य उड़ान में जो भाग ले रहे है उन्हें यह 
जात नहीं कि वे किसी गिरिशिखर पर उतरेगे या खाड़ी में । 


१६६ 


झाधुनिक समाज का यह चित्र व्यक्तिवाद का सिरूपण कहा जाना चाहिए । 
क्योकि व्यक्ति पर आज समाजसत्ता का प्रंकुश प्रायः नहीं रहा है। आज का सातव 
समाज में रहकर भी समाज से, उसकी रीति-नीतियों से भ्रप्रभावित है और भ्रपनी 
इच्छा के अनुसार इसमें परिवर्तन भी करने लगा है। बड़े नगरों में भ्राघुनिक 
वातावरण में रहनेवाले हिन्दू, जैन और अन्य सम्श्नान्त कुलो में जन्मजयन्तियां 
मनाने की प्रथा चल पड़ी है। उसमें वे एक 'केक' काटकर जयन्ती का शुभारम्भ 
करते है। यह प्रथा अग्न॑ जो में है और झपने को श्वेतजाति के समकक्ष समभने में 
अभिमानयुक्त माननेवालो ने सगवे इसे श्रपना लिया है । अपने-अपने सम्प्रदाय में 
ऐसे वर्षप्रवेश दिन पर जो भगवत्‌पूजा, देवदर्शन, गरुरुओं का झाशीर्वाद तथा 
प्रवित्रता से रसोईघर में मिप्टान्नादि बनाकर भोजन करने की जो रीति थी, उसे 
निर्दोष तथा श्रेष्ठ होते हुए भी भुला दिया गया । इतना ही नही, उसे तिरस्कार 
की दृष्टि से देखने लगे । इसी प्रकार समाज के नियमाधीन “विवाह' प्रक्रिया को 
'कोटेशिप' में वदल दिया गया। जीवन में जो-जो भारतीय सस्क्ृति श्रथवा 
श्रमणपरम्परा के अनुसार आचारसहिता' परम्परा से चली झा रही थी, उसे- 
उसके महत्त्व को - विना जाने-माने अर्धचन्द्र देकर उसके स्थान पर नितान्‍्त तुच्छ 
वृत्तियों को स्वीकारने मे, समाजसत्ता पर पाव रखनेवालों ने सम्मान समझा है । 
इस परिवर्तन मे बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । इसकी 
पृष्ठभूमि पर यहाँ थोडा अ्वसरोचित विचार कर लेना भ्रावश्यक होगा । 


किसी समाज की रचना उसके झान्तरिक अआचारसगठन पर निर्भर करती 
है। सस्कृति को उस समाज की 'झ्राचार-सहिता' कह सकते है। क्योकि विना 
सस्कृति के समाजरचना की कल्पना नहीं की जा सकती । वह समाज को 
मार्गदर्शन करती है और अयुक्त स्वेच्छागामिता से रोकती है। साथ ही वह अ्रपनी 
विशिष्ट-सम्पत्तियों से उसे विभूषित करती है। कहना चाहिए कि सस्क्ृृति समाज 
तथा व्यक्ति को सुधारती है, सेवारती है और उज्ज्बलता प्रदान करती है। 
आात्मधर्म का जागरण सस्क्ृति के पावन-प्रभात में होता है। युग-युग में जिन 
श्रादर्श, आचारवान महापुरुषों ने गहन-गम्भीर ज्ञानसागर के मन्थन से जिन शाण्वत 
मूल्यवान्‌ मग्णरित्तों का झाविर्भाव किया, उन्हीं से सस्क्ृृति-कोप को समृद्धि 
मिली । वे सास्कृतिक मरिपरत्न समाज के भ्राचार में, व्यवहार में इतने तद्र प हो 
गये है कि उन्हे अलग से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रह गई। कोकिल 
पक्षी वसन्‍्तऋतु में बोले या ग्रीष्म में, उसके स्व॒रमाघु्य में कोई अ्रन्तर नहीं 


१६७ 


भ्राता। ऐसे ही श्रमसासंस्कृति से सम्पन्न यह समाज विशेष प्रभत्न के विना भी 
जो कार्य करता है, उसमें सस्क्ृति के मान सुरक्षित रहते है। जैसे किसी प्रामारिणक 
वक्ता का बचन विना शका के स्वीकार करने योग्य होता है, वैसे संस्कृति द्वारा 
परित्रालित व्यक्ति भ्रथवा समाज की नैतिकता अशकनीय होती है। सस्कृतिनिप्ठ 
समाज श्रपती श्रभ्यर्थनीय मर्यादाय्रों से हटकर सोचना भी पसन्द नहीं करता । 
संस्कृति उनका नैेसगिक जीवन है, श्वासप्रश्वास है श्र सर्वस्व है। किसी एक 
वैदेशिक विद्वान ने भारतीयों की नित्यव्यवहरणीय श्राचार-सहिता की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि-'मे उदार भारतीयों के जीवनदर्शन की उन छोटी-छोटी 
बातों से भो बहुत प्रभावित हूँ जिन्हे वे विना किसी विशेष परिज्ञान के प्रयोग में 
लाते है। उनका शील, सौजन्य, शिष्टाचार, श्रतिथि के प्रति आदर-सम्मान के 
उच्चकोटि के व्यवहार कुछ इस प्रकार से उनके रक्तविन्दुओ में घुलमिलकर एकी- 
भूत हो गये है कि उन्हे उनके व्यक्तित्व से अलग करके नहीं देखा जा सकता । 
यद्यपि किसी विशेष जागरूकता से वे ऐसा नही करते किन्तु फिर भी उनके सामान्य 
स्वभाव मे, अगुलि मे नाखूनों के तुल्य भ्रभिन्न होकर वे रच-पच गये है ।' सम्पर्क 
में आनेवाला उन स्वाभाविक विशेष ग्रुणों से प्रभावित हुए बिता नही रहता। 
हमारी प्राचीन सस्कृति के उदात्त-स्तोत्रों को विदेशी पर्यटकों ने मुक्तकण्ठ से गाया 
है । स्तुति अथवा प्रशसा सदगुगों की की जाती है। जो अपने से विशिष्ट होता है, 
उसके लिए श्लोक अपने आप बनते है । भारतीयों का आचा रसहिता से परिचालित 
सस्कृतिमय जीवन किसी काल में ऐसा ही रहा कि इतिहास के पत्नो पर उसे 
स्वर्णमषी से लिखकर अमर कर दिया गया है। ससस्‍्कृति की विशेषता क्या है ? 
इस पर विचार करने से भारतीय तथा वैदेशिक विचारधारा का पार्थक्य स्वयम्‌ 
स्पष्ट हो जाएगा। पश्चिम की सस्क्ृति भौतिकप्रधान है और भारतीय आत्म- 
(अध्यात्म) प्रधान । तन, मत और जीवन को उनके लोकिक विलास को चरम 
सुविधाए देना पश्चिमीय हृष्टिकोगा है । तन से बलिष्ठे, मन से प्रफुल्ल एव जीवन 
में स्वस्थ रहने के लिए पाश्चात्य जगत्‌ जी-तोड़ श्रम कर रहा है। 'खात्मो, पीगो 
और मौज करो' उनके जीवन के तीन सूत्र है। उनके दिन का आरम्भ बेड टी' से 
होता है और अवसान अधंरात्रि तक क्लबो में मद्य, चूत, विलास, नृत्य करते हुए 
होता है। पुन प्रभात पुनरेव शवंरी -फिर रात और फिर दिन का ग्रागमन, ऐसे 
ही फिर 'बेड टी' और फिर 'मद्य-वलब' और उसकी थकान से टूटकर विस्तरो पर 
गिरता हुम्ना तन । उनका जीवन अतिस्वीकारात्मक है। अपनी परिभाषा में इस 


१८ 


स्वीकारात्मकता को वह प्रत्येक श्वास में भरपूर जियेगा । तथा स्वस्थ-सबल 
रहने के लिए प्राभिष और निरामिय पदार्थों को आ्राग्रह से स्वीकार करेगा । संक्षेप 
में उनकी दिनचर्या श्रथवा जीवनप्रशाली भोगप्रधान है। श्रमणसंस्कृति लौकिक 
जीवन में अति को मर्यादित करती है। तन, मन और जीवन को स्वस्थ-सुन्दर 
रखने में इस भारतीय संस्कृति का विरोध नही है तथापि दृष्टिकोशा में अन्तर है । 
तन को नीरोग, पुष्ट रखो, किन्तु भ्रभक्ष्यभक्षण से नही, क्योंकि तन ही सर्वोपरि 
पोषणीय नही है । तन-मन और जीवन से ऊपर एक नित्य, अ्रविनश्वर आत्मा है, 
उस आत्मोपयोग में तन, मन और जीवन को लगाना श्रेयस्कर है। “न वित्तेन 
तर्पणीयो मनुष्य:' - मनुष्य वित्त से कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता । उसे यदि 
पृथ्वीभर का साम्राज्य दे दिया जाए तब भी वह तृप्त नही हो सकता । तन, मन, 
भर जीवन भी वित्त है, सम्पदा है। इस सम्पदा से-परपदार्थ से किसी की तृप्ति 
नहीं हुई भ्रतः इनका अधिक विस्तार हानिकर है । ससार मे युद्ध, बेर, कलह, तन- 
मन और जीवन को भ्रतिभोग सुलभ करने के लिए ही है। जिनके पास जितना है, 
उतने में वे सन्तुष्ट नही है। परिणामस्वरूप छीन-भपट ओर मायाचार चलता 
है । इसमें ही जीवन को पर्यवसित कर देना काक उडाते मरिण फेक देना है। यह 
भारतीय सस्क्ृति का सार है। ग्रत. भारतीय व्यक्ति भोग भोगतेहुए भी 'कदा 
शम्भो ! भविष्यामि कर्मनिर्म लनक्षम.' का अन्तश्चिन्तन करता रहता है। यहाँ 
भोगों की आन्‍न्तरिक निरूपणा में रोगो का दर्शन त्यागियों ने किया है। 'भोगे 
रोगभय-यह उनका निष्कर्ष है । जिन क्रियाओं से परिग्रह बढ , कर्म-मल शआञात्मा 
को विकृत करे, उनका निमू लन इस सस्क्ृति का उद्ं श्य है । इससे परलोक प्राप्ति 
तथा मोक्ष तो मिलता ही है, यहा लोक मे भी विषमता नही श्राती । आज लोग 
'साम्यवाद' का उद्घोष करने लगे है। पू जीपतियो की श्वास फूल रही है। 
छिपा धन धनिकों श्रौर सरकार के लिए 'सिरदर्द' बन गया है। परन्तु श्रमणो की 
परम्परा में तो यह पहले से ही विद्यमान है। भअ्रपरिग्रह' उनका व्रत है। दिगम्बर 
मुनि तो साम्यवाद से भी ऊपर उठे हुए है। वे समाज के धर्मगुरु है, भ्रादर्श है 
भर ग्रादर्श यह कि सारी सम्पदाओं को छोड़कर मुनिवेष धारण करो । यह 
वैभवविलास स्वप्न है, गन्धर्वनगर है, बिजली की मुसकान है। इसे शाश्वत ने 
समभो । परपदार्थ से रति न कर आत्मध्यान में लीन रहो इत्यादि। जिस समाज 
के आदर्शों की यह स्थापना हो, उस संस्कृति में हिंसा, बेर, कलह और अनाक्रमण- 
सन्धियों की चर्चा भी नही हो सकती । वहां सारी मनृप्य जाति एझक है प्रोर सब 


१६६ 


जो जी तथा जीने दें ।. परस्पर क्षमाभाव से ससार में रहें। कषायों को मन्द 
'करते जाएं झौर वात्सल्थभाव से विश्वमत्री के लिए झागे बढ़ें। टेंक, तोप, 
वायूयानों की विनाशक उड़ान ऐसी भ्रहिसक संस्कृति में जन्म नहीं सकती । यह 
भावना भारतीय संस्कृति की देन है । इसमें कर्मों को रिपु कहा गया है झौर इनके 
विनाश के लिए प्रबल पुरुषार्थ को श्रावश्यक माना है । स्पष्ट है कि खाझ्मो, पीशों 
झौर मौज करो' से यह विचारधारा सर्वथा भिन्न है। इसमें तो उपवास, ब्रत, 
संयम तथा त्याग को महत्त्वपूर्ण बताया गया है। अविनाशी आत्मा के समीप होने 
को श्रेष्ठ कहा है। यहाँ का ध्येय श्रौर भौतिकसंस्क्ृति का ध्येय स्वेथा पृथक्‌- 
पुथक्‌ हैं। यहाँ जीवन्मुक्तो का निर्माण होता है और भौतिकवादी विचारधारा में 
बन्धन' का । उनका जीवन तृष्णाओ्रो से परिचालित होता है और गात्मजगत्‌ में 
जीनेवाले भूतजगत्‌ को अपनी स्थितप्रज्ञता के ती५ण अकुश के नीचे रखते हैं । 
यदि भौतिकवादी स्वस्थ रहने के लिए भक्ष्याभक्ष्य, खाद्य-प्रखाद्य को ग्रहरा करते 
समय देहिक पुष्टि को दृष्टिपथ में रखता है तो आत्मसस्कृतिजीबी उसमें हिसा, 
दोष, पातक, अतिचार श्रादि को बचाकर ग्रहणबुद्धि रखता है। यदि मद्य, मधु, 
मास खाने से उसे शत वर्ष जीने का विश्वास हो तो भी वह इन्हे ग्रहण नही 
करेगा। शरीर के लिए आत्मपरिणाम को कदर्थित करना श्रमणसस्कृति के 
पालक के लिए कदापि स्वीकरणीय नही । उसकी अविचल मान्यता है कि मनुष्य 
यदि मद्य-मास से पुप्ट होकर इस जीवन में अपने को नी रोग, सबल मानने का अभि- 
मान करेगा तो उसे भवान्तर में नानावलेशदारुण अधम योनियो में पचना पड़ेगा । 
पापानुबन्ध से होनेवाली उन परिणतियों का स्मरण भी भयावह है। इसलिए 
'राग' को जीतना श्रमणपरम्परा का प्रथम लक्ष्य है। विश्व में घटित होनेवाले 
समस्त दुष्कर्म, राजनीतिक प्रपच्नघटनाए, एक दूसरे को नष्ट करने की शतरजी 
चाल एव युद्धोन्माद श्रादि के मूल में राग की अतिशयता ही हेतु है। भ्राज इन 
दुर्घट दुर्योगों की उपस्थिति भ्रधिक है और ऐसा प्रतीत होता है कि सरल सात्विक 
ग्रायेसस्कृति पर प्रसुरसस्क्ृति का आक्रमण हो रहा है। आश्चर्य तो इस बात 
का है कि सीमा पर होनेवाले झ्राक्रमणों का समाचार तुरन्त मिल जाता है और 
छोटो से छोटी झ्राक्रमणशात्मक कार्यवाही का विज्ञापन करने में समाचारपत्र उन्निद्र 
रहते हैं किन्तु सोमाप्नो में रहनेवाले भारतीयों के मन-प्राण पर अपदार्थ भौतिक 
संस्कृति ने कितना दुष्प्रभाव डाला है इस ओर किसी का भ्रवधान नहीं है । बाजारों 
में बिकनेवाले प्लास्टिक अथवा रबर के बबुआ' के समान भ्राज के सस्कृति से हटते 


१७० 


हुए मानव की दशा है। कोई उन्हे उठाकर दबाता है तो वे धन्य होकर भावाज 
करने लगते हैं। वास्तव में जो श्रन्त.सार से शल्य होते है उनकी यही द्ुर्वस्था 
होती है। मानवजीवन का श्रेष्ठ वरदान तो उसकी उदात्त सस्कृति ही है। 
संस्कृति के बिना वह अपना परिचय, नाम-गोत्र भी नहीं बता सकता । किसी का 
ताम महावीर प्रसाद जैन' है तो यह नाम ही उसकी सस्कृति की कीतिमाला को 
अम्लान पारिजातफूलों की माला बता रहा है। 'महावीर' उसकी सामाजिक, 
धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकृति का द्योतक है तो 'प्रसाद' उस कुल की भगवान्‌ के 
प्रति भक्ति का निर्देशक । आज को बाहरी चकाचौध मे फेंसकर यदि 'महावीर 
प्रसाद' ने भक्ष्याभक्ष्य का विचार भुलादिया है तो उसका निदान यही है कि उस 
पर परायी सस्क्ृति की छाप तो पडी है परन्तु अपनी सस्क्रति का ज्ञान नही मिला । 
उसकी दशा उस व्यक्ति के समान है जिसके पूर्वजों के पास बहुमूल्य हीरों के खजाने 
थे किन्तु उसको केवल पडौसियो के द्वार पर जडेहुए काच के टुकड़ो को देखकर उन्हे 
अपनाने का लोभ हुआ । अपनी उच्च श्रमणसस्क्रेति के अनुयाथियों को तो इस 
बात का सात्विक गवे होना चाहिए कि उस निधि में जो रत्न है वेसे विश्व मे 

अ्रन्यत्र दू ढने पर भी नही मिलेंगे । केवल पच महाक्नतों (अथवा अ्रणृक्षतों) एव 
दश धर्मलक्षणों की पूरी व्याख्या की जाए तो विश्वभर मे मानव को सर्वोच्च 
मानवता की उपलब्धिया उनमे मिल जाएगी। ऐसी इस सस्क्ृति की पूरी 
श्रवगाहना के लिए शब्द मिलने कठिन है। देवपूजन, युरुउपासना, अ्रतिथिसत्कार, 
व्गसनों का त्याग, सत्यपालन, ऋजुवृत्ति, अ्रहिसक ग्राचरण, वैर-कलह का त्याग, 
क्षमापरं तथा नितान्त भौतिक वातावरण को अपने ऊपर आ्राच्छादित न होने 
देना-इत्यादि कितने ऐसे सदग्रुणसम्‌ह है जो केवल श्रावकों के धारणीय मात्र 
नही है श्रपितु मानवजाति के परममित्र है। ऐसी सर्वगुगसम्पन्न सस्कृति का 
उपासक किसी हीनगुण इतर सस्कृति का अनुगामी नहीं हो सकता । 


संस्कृति ने न केवल मानव के लौकिक तथा आत्मजीबन को प्रभावित 
किया है अपितु शिल्प, कला, स्थापत्य एवं जातियो के शील उसकी असीमित 
रेखाश्रो मे समाये हुए है। श्रवशवेलगोला की भगवान्‌ बाहुबली की मूर्ति को देखकर, 
प्रजन्ता-एलोरा ग्रुफाश्रों मे उत्कीर्ण सगतराशों की शैली एवं अद्भुत शिल्पकौशल, 
अ्रसीम धैये को हृदयस्थ कर, मोहनजोदरों और हड़प्पा मे उत्लनन से उपलब्ध 
वस्तुओं का पुरातात्विक अध्ययन कर उनकी सस्क्ृति को पहचानने मे हम भूल 
नहीं कर सकते । मन्दिरों के कलश तथा मस्जिदों की मीनारे सस्कृतिभिन्नता 


१७१ 


को दूर से ही सूचित कर देती हैं। कही-कही संस्कृतियों के संग के भी मधुर 
चित्र देखने को मिलते हैं । पुरातत्त्व के विद्वान ध्रनुसन्धाताझों ने उत्खनन में प्राप्त 
प्रवक्षेधों से उनकी निर्माशतिथियों को ज्ञात किया है। पर्वतों, गुफाओं और स्तम्भों 
पर प्राप्त शिलालेखों, उत्कीर्ण लेखाजलियों से सस्क्ृति के इतिहास को जाना जा 
सकता है । यह भूगर्भस्थ अवशेष-सामग्री पुकार-पुका र कर हमारा ध्यान उस ओर 
श्राकषित करती है जिसके करा-करा में सुप्तगौरव छिपा हुआा है । सस्क्ृति 
संस्कारों के पुज का नामान्तर है । यह स्वस्तिक का चतुमुं ख थापा है जो चतुमु ख 
गति का संकेत करता है। सस्क्रति आरण्यक मुन्ियों की शान्त जीवनचर्या है। 
यह जेनेन्द्र-मुद्राकित साधुमहाराजो की पुनीत गाथा है। अधिक लिखने से क्‍या ? 
'सस्क्ृति' इस एक शब्द मे धर्म, इतिहास, तथा ज्ञान-विज्ञान के लक्षाधिक पृष्ठो 
का लेखन परिसमापष्त हो जाता है। यह शब्द समाज के नैतिक आदर्शों की 
परिभाषा मे लिखे गये सभी शब्दार्थों का आलम्बन कल्पतरु है। जो व्यक्ति 
सुसस्कृत है, सस्क्ृतिसम्पन्न है, वह अपनी विश्वसनीयता के लिए स्वयं प्रमाण-पत्र 
है। सस्क्रृति का मायाचाररहित रोवक ही उदार, शिप्ट, धामिक ओर जारित्र- 
सम्पन्न हो सकता है। सस्कृति से पतित व्यक्ति उत्तम क्षमा, दम, शौच, इन्द्रिय- 
निग्नह इत्यादि उदार वृत्तियों का पालन नहीं कर सकता । जिस प्रकार करीर- 
वृक्ष को पत्ते नही निकलते वेसे सस्कृतिविरहित मिथ्याहृष्टि को सम्यकत्वबोध 
नही होता । भुनेहुएु बीज जैसे खेत्ती के योग्य नही होते वैसे भ्रप्टाचारी व्यक्ति 
समाज के लिए अ्नुकरणीय नही हो सकते । सस्क्ृतिपरिचालित चारित्र ही समाज 
का मानबिन्दु है, दिगू-दर्शन है। सस्क्ृति समाज की निर्माणशाला है । चारित्र 
महाविद्यालय है । सस्क्ृति अपने स्तन्‍्य से समाजशिशु को उज्ज्वल स्तन्य पिलाती 
है । सस्कृतिविहीन को करेहुए पतग के तुल्य समझता होगा जो कहा गिरेगा, 
स्वय को भी पत। नही । 


सस्क्ृति आवारशास्त्र है, सस्कृति व्यवहारमार्ग है, सस्क्ृति पापविमोचन 
सृक्त है, ससक्ृति भगवान्‌ महावीर की प्रतिमा है, सस्कृति पवित्नता का नामान्तर 
है। आत्मजीबन साधने की प्रक्रिया सस्क्रति से प्राप्त होती है। यह ससार का 
सर्वोत्तम द्रव्यकोष है, अ्भयता का प्रशसापन्न है। सच्चा सस्कृतिभक्त अ्रपने 
विरोधियों को भी परास्त करने मे किस सीमा तक समर्थ हो सकता है इसके लिए 
सिकन्दर और एक भारतीय दिगम्बर मुनि की ऐतिहासिक घटना का उल्लेख 
युक्तिसगत होगा । विश्वविजय का सकल्‍्प रखनेवाले सिकच्दर ने जब भारत के 


१७२ 


पंजाब प्रान्त पर विजय आप्त की तो उस समय उसने एक वीतराग विगम्बर 
मुनि की प्रशंसा सुनी। उसने अपने शाही स्वभाव के भ्रनुसार एक उच्च 
पदाधिकारी को मुनि महाराज को बुलाने के लिए भेजा । वीतराग तपस्बी ने 
सिकन्दर के सेवक को यों ही लौटा दिया । अन्ततोगत्वा स्वयं सिकन्दर मुनिराज 
के चरणों में उपस्थित हुआ और उसने उन साधुशिरोमणि के चररासात्निघ्य में 
क्षणकाल बैठकर उस भव्यता के दर्शन किये जो उसकी हत्या, लूट-पाट भर 
देशविजय से कही ऊंची तथा पवित्र थी। सत्य है, सस्कृति के वरदपुत्रों की 
पदविभूति से ऊचा कोई पीठ नहीं । 

सस्क्ृति आत्मिक सौन्दर्य की जननी है। इसीके भ्रनुशासन मे सुसस्कार- 
सम्पन्न मानवजाति का निर्माण होता है। सभ्यता और संस्कृति में बहिरंग श्रौर 
ग्रन्तरंग धर्म का अन्तर है। समाज की परस्पर शिष्टतानुबन्धिनी चर्या सभ्यता है 
और धमंशासन से श्रणुमात्र विचलित न होकर युग-युग मे एकरूप ग्राचार सहिता 
संस्कृति है । मनुष्य धोतीकुर्ता पहनकर, कोटपैण्ट धारणकर संस्कृतिमान्‌ रह 
सकता है किन्तु ग्रभक्ष्यभक्षण कर मन्दिर मे भगवान्‌ की प्रतिमा के सामने 
स्तुतिस्तोत्र पडकर भी सस्कृतिपरायण नही गिना जा सकता । क्योंकि अभक्ष्य- 
भक्षण भ्राचार-मार्ग का उललघन है और आचारपालन ही सस्कृति है। इसीलिए 
आ्राचाय सोमदेव सूरि ने कहा कि-जेनों को लौकिकविधियों के स्वीकार 
करने मे वहातक कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए जहातक उनके सम्यक्‍्त्व 
की हानि न हो और ब्रतों में दूषण उत्पन्न न हो। मूल उद्द श्य ब्रतो की 
रक्षा है। प्राणत्याग का अवसर आने पर भी ब्रतों का भजन नहीं करना 
चाहिए। सुदूर रेगिस्तानों की यात्रा करतेहुए श्ररब लोग पानी के लिए श्रपने 
ऊटो का पेट चीरकर पानी पीते सुने है। क्योकि उनके जीवन मे प्राखरक्षा 
मुख्य है किन्तु एक ब्रती ऐसी परिस्थिति मे प्राणत्याग कर सकता है अपेय 
नही पीता । एक को प्राण और दूसरे को ब्रत प्रिय है । 


ग्राज आहार, पान, विहार सभी मे दोष आ गये है। होटलों में विना किसी 
सोचविचार के सभी वर्ग के लोग खाने-पीने लगे हैं। स्पृश्यास्पृश्य गौर खाद्याखाद्य 
का विवेक भुला दिया गया है। एक ब्रती का तो नियम होना चाहिए वह ऐसी 
परिस्थिति मे, जबकि उसे पवित्र चौके के भोजन की व्यवस्था न हो, फल, भेवा 
और दूध (यदि शुद्धता से मिल सके) खाकर रहे । परन्तु आ्राज ऐसी पक्तियां 
लिखनेवाले को दो शताब्दी पिछंड़ाहुआ बताएगे । तथापि सत्यवक्ता को निर्भीक 


' १७३. 


होकर उन विकृतियों का डाबूटर के समात झ्रॉपरेशन कर देवा चाहिए जिनसे भय 
है। यह उनका उत्तरदायित्व है। कठोर पवव॑तों से ही नदी की धाराएं निकलती हैं 
जिससे जगत्‌ को जीवन मिलता है। गुर झौर प्रौषधि कड़वे होने से भ्रधिक 
लाभप्रव होते हैं । ' ह | 


सभ्य शब्द की व्याकरणसंगत परिभाषा के झनुसार सम्य वे हैं जो सभा में 
मान्य समझे जाते हैं। यह अरथंगौरव सम्य को शिष्ट भी मानता है। हमारे यहाँ 
सभ्य, शिष्ट, साधु, भद्रजन सामान्यतः समानार्थी है। भ्रत. संस्कृतिसिबक ही यहाँ 
सभ्य कहा जाएगा। वेषभूषा से ही काम नही चलेगा । सच्चा सभ्य व्यक्ति सभी 
का गअ्रविरोधी होने में श्रपता वेशिष्टथ समभेगा । सभ्य होने के लिए सुसस्क्ृत 
होना अत्यन्त आवश्यक है । मार्ग चलते थूकना, केले इत्यादि फलों के छिलकों को 
लापरवाही से मार्ग में फेंक देना, कुशलता के नाम पर मिथ्याभाषण करना, अपने 
से दूसरों को तुच्छ समभना, सामूहिक स्थान पर धूम्रपान करना, मादक पदार्थ 
का सेवनकर दुर्भाषण करना-ये ऐसी बाते हैं जो झ्राधुनिक पढे-लिखों में भी 
मिलेंगी । धर्मशाला आदि धार्मिक अथवा सार्वजनिक स्थानों की सफाई का ध्यान 
न रखकर उनके फर्श को, दीवार को, सीढियो को प्रायः लोग गन्दा कर देते हैं । 
ऐसा करते समय आत्मीयता का अ्रभाव ही उन्हे प्रेरित करता होगा । क्‍योंकि 
प्रधिकतर उन्हे श्रपने घरो मे इस तरह मलिनता फैलाने की छूट नही होती । 
इसलिए सम्यवेष धारण करने और सभ्यता निभाने में अ्रन्तर है। वास्तविक 
सम्य तो चन्दनद्र म है जिसका सौरभ समीप के वृक्षों को भी स्वस॒हश बना लेता 
है । किसी ने ठीक कहा है कि पवित्र व्यक्ति एक फुलवारी के समान होता है 
जिसकी सुगन्धि पासवालों के पास उडकर पहुँचतो है। चन्द्रमा और सज्जन को 
देखकर ग्राह्नाद होता है । प्राणों में आनन्द के प्रवाह उतरते चले जाते हैं । ऐसी 
सस्कृति से सम्यता का निर्माण होता है। यदि सस्क्ृति दोषयुक्त है तो उसमें 
उत्तम व्यक्तित्व उत्पन्न नही हो सकते । जिस कोटि के तन्तु होगे, उसी कोटि का 
वस्त्र बुना जाएगा । वञ्जलेप से चिकक्‍्कण किये हुए पत्थर पर सुन्दर चित्राकन हो 
सकता है । किसी खुरदरी दीवार पर उत्तम चित्र लिखे जाने की कन्पना हास्यास्पद 
है । कपास की शाखाओं पर गुलाब के फूल कब खिले हैं ? 


उत्तम सस्कृति से सम्पन्न यह भारतवर्ष विश्व का मार्गद्शयिता था। 
सम्यक्‌ चारित्र के पाठ यहाँ से सीखे जाते थे । विदेशों मे यहाँ की अश्राध्यात्मिक 
विभूति की चर्चा थी । यह देश महात्माओ, गुरुओ, मुमुक्षुओं, विशिष्ट महात्माग्रों 


१छ्ड 


का श्रास्थान गिना जाता था । किन्तु आज इस देश के लोग मकल उतारने में 
प्रवीण हो गये हैं। भारतीय अ्रध्यात्मदर्शन की बाते बे यूरोपीय तर्ज में कर सकते 
है और किसी भारतीय सन्त को तबतक महत्त्व नही देगे, जबतक उसकी प्रशंसा 
विदेशों से प्रमाणित न हो जाए। राजेन्द्र प्रसाद अमेरिका के राष्ट्रपति अन्नाहम 
लिकन के समान थे, गाधी ईसा जैसे थे - इत्यादि कहकर वे अपने देश की 
विभूतियो की झादर्श ऊंचाई को विदेशियो से जबतक सन्तुलित नही कर लेगे, 
मानेंगे नहीं । विश्व के जन जिन का अनुकरण करते थे, वे आज विश्वजनों का 
ञ्र॒ करण करने मे अपना अहोभाग्य समभते है। श्रग्रगामी को भ्रनुगामी होना 
प्रिय लगने लगा है। जिनके आचरणरणाो से आादश्शव्याख्याओं का निर्माण होता था, 
वे दुसरो के आचरणो से निजी आदर्शो के ध्वजों का उत्तोलन करने लगे हैं। 
आत्मविस्मृत जनो की प्राय' यही दुरवस्था होती है। भीतर से थोथे नगारे को कोई 
चोट मारे तो वह पुलकित होकर बजने लगता है। शख को कोई भी उठाकर 
फूक मारदेता है। श्राज भारतीय भी अनुकरगावाद के आखेट हो गये है । यह 
परच्छन्दानुवर्तिता प्रशसा के योग्य नही श्रपितु शोचनीय है । अपने सास्क्ृतिक 
स्वभिमान की हत्या है । जो रत्न की श्रेप्ठता एवं मल्यवत्ता को न जानकर काच 
के लिए प्राग्रह करें, कस्त्रिका को छोडकर पक के लिए पारित पसारे - उसकी 
शकनीय बुद्धि पर किसे खेद नही होगा । 


भारतीय श्रमगासस्कृति के उदात्त तत्त्वों के प्रति असीम आस्था ही वर्तमान 
विश्व को सकट से परित्राश दिला सकती है। मानवजगत्‌ में 'मत्स्यन्याय' की 
प्रवृत्ति इसी से तिवारित हो सकती है। यह देन उन विश्ववन्य वीतराग तीर्थकरों 
की है, जिन्होंने मनुष्यमात्र के कल्यागा का मार्गदर्शन किया । जो क्षेत्रीय, जातीय, 
प्रात्तीय अय च राष्ट्रीय रागो से ऊपर होकर मनुप्य के लिए सोचते थे । जिनकी 
चरगाच्छाया मे बेठनेवाले श्राचार्यो ने क्षेम स्वेप्रजाना' लिखा, न कि किसी एक 
जातिविभेष को लक्ष्य करके हितोपदेश दिया। जैन शब्द जातिपरक नहीं है 
अपितु धर्मपरक है। जो भगवान्‌ वीतराग 'जिन' का भक्त है वही 'जैन' है। 
मानवजाति अ्रहिसा से सदा से प्रेम करती झाई है । युद्ध और हिसा - उसे कभी 
ग्रच्छे नही लगे। मैं तो कहता हूँ कि सीमा पर जो सैनिक सभस्त्र पंक्तिबाँधे खडे 
हैं वे भी हिसा के लिए नही, हिसा के निरोध के लिए उपस्थित है। जो लोग 
ग्राक्रमशाकर राष्ट्र के धर्म, सस्कृति, सतीत्व, मन्दिर, कृषि, वाल-स्त्री-बुद्धजनो 
को विपन्न करना चाहते है, उनको रोकने के लिए जो खडें है, बे तो बलिदान देने 


श्ज५्‌ 


के लिए और उक्त समूहों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। इस प्रकार सैनिक पर 
भी अहिसक हृष्टिकोश से विचार किया जा सकता है, वहां यह कहना युक्तिसंगत 
होगा कि मानवमात्र का उत्तम धर्म अंहिसा है। अहिंसा से ही वह परस्पर में 
विचारों तथा व्यवहारों का आदान-अरदान करता हुआ जीवित है। इस प्रकार 
अहिसा विश्वधर्म है, विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है। जहाँ कीठ-पतंग पर भी 
क्षमाभाव है, उस संस्कृति से उत्तम क्या हो सकता है 


झत' विश्व में उच्चगुणयुक्त प्रामागिकता को वनाये रखने के लिए उत्तम 
सस्कृति को उज्जीवित रखना, मानवमात्र के लिए हितकर है। एक शीतल 
जलाशय सहस्रों जनों को ठण्डा पानी देगा, एक घनच्छायावान्‌ वृक्ष शीतल छाया 
देकर धूप से रक्षा करेगा और एक सद्धरमम प्राणिमात्र को निराकुल, धर्ममय, 
ग्रात्ममार्ग बताकर उसके दोनो लोकों की यात्रा को पृण्यफलो से झापूर्ण कर देगा । 


एक सस्कृतिमान्‌ व्यक्ति अपने नित्य स्वाध्याय से ससार की वास्तविकता 
को जानकर उसके प्रति विशेष हृष्टि रखता है और सुखो मे फूलता नहीं, दु खो 
में बिचलित नहीं होता - समभाव से आ्रॉधी-वर्षा को सहन करता है । वह अपने 
कर्मपरिशाम से हुए सुखों-दु खो को जानकर कपायो को मन्द करता जाता है 
तथा स्थितप्रञ होता है । अज्ञानी बालक जेसे मिट्टी के खिलौना के टूट जाने पर 
रोने लगता है तथा पानी में चन्द्रबिम्व देखकर प्रसन्न हो किलकारी मारने लगता 
है बेसे ज्ञानवान्‌ 'न मुह्यति न हृष्यति'- न दु खाकुल होता है और न अत्यन्त 
सुखी होवर नाचने लगता है। ज्ञान और वैराग्य के दो कलो मे घेरकर जीवन- 
नदी को माक्षसमद्र तक पहुँचाने मे प्रयत्तनशील रहता है। उसके निर्मल जल में 
सस्कृति के कमल खिलते है । उससे स्पर्शकर जो पवन गुजरता है, वह शीतलता 
पे भर जाता है। उसके तटो पर जो बीज गिरते है उनके छायादार वृक्ष बनते है 
भ्रौर उसके पास प्यास लिये जो अंजलि बढाता है, उसे भ्रमृत पीने को मिलता है । 


वर्षायोग 


योग' शब्द भारतीय दर्शनशास्त्र में बहुचचित तथा श्रतिप्रशंसित है। 
गणितशास्त्र में योग का अर्थ है जोड । एक और एक का योगफल दो होता है - 
यह उसका व्यवहारार्थ है। योगशास्त्र में ग्रात्मा का आत्मा से मिलन योग कहा 
जाता है। 'युजिर्‌ योगे! इस धातु से यह शब्द निष्पन्न है। कर्मपरिण्याम से 
कषायो में मग्न आत्मा परद्रव्यों में आसक्ति करता है और आत्मस्वरूप का भान 
भुला बैठता है। द्रव्यमन इस परपदार्थरति का माध्यम बनता है। इस पर- 
रति का परिराम चातुर्गंतिक बन्ध है। जिन्हे कर्मक्षपण की इच्छा होती है वे 
श्रात्मस्वरूप मे मग्न होने के लिए योगसाधन करते है। सासारिक द्रव्यमात्र से 
जो योग है, वह सयोग तथा उसकी भ्रप्राप्ति वियोग कही जाती है। सयीग श्रौर 
वियोग दोनो में क्षरिगक हर्ष तथा शोक की स्थिति बनी रहती है । किसी नीतिकार 
का कहना है कि 'सयोगा विप्रयोगान्ता पतनान्ता' समुच्छुया.' ससार के सभी सयोगों 
का अन्त वियोग है और सभी वैभवों का पर्यवसान पतन है। जो मनुष्य जितने 
स्नेह-प्रेम-बन्धन मे फेंसता है उतना उसे सन्तप्त होना पडता है'। भरत सयोग- 
वियोग से परे शाश्वत सुख की प्राप्तिहेतु ज्ञानी मुनि-महात्मा योगसाधत कर 
आत्मकल्यागा के पथ को गाहते है। योग का एक अर्थ चित्तवृत्तियो का निरोध है। 
चित्त सदा चचल रहता है। उसे क्षेत्र चाहिए वह चाहे भोतिक हो या भ्ात्मिक । 
भौतिकक्षेत्रों में तो मत लगाया हुम्ना है ही -सारा ससार इसी द्रव्यमन के 
भौतिकपरियग्रह से जकडा हुआ है । हाँ ! आवश्यकता है इसे आत्मोन्मुख करने 
की । यह शआ्रात्मोन्मख करने की प्रकिया ही योग है। जो योगसाधन करते हैं उन्हे 
आात्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। 'सामायिक' योग का नामान्तर है | योगस्थिति 
के बिना आ्रात्मसाक्षात्कार ग्रसम्भव है । योग के समय इन्द्रियवृत्तिया बहिव्यापार 
से रहित हो जाती है और जैसे कोई अपने अनेक कपाटोवाले भवन को अन्दर से 
बन्दकर श्रत्यन्त भीतरी कक्ष में प्रवेश करता है, वेसे भावात्मक मन गहन आत्म- 
प्रदेशों में लौट पडता है । वहाँ पहुँचकर वह स्थिर हो जाता है । जैसे वायुरहित 


१. 'थोवत. कुरुते जन्तु सम्बन्धान्‌ सनस' प्रियान्‌ । 
ताबन्तोउस्थ निखन्‍्यन्ते हुदये शोक-शंकव. |! 


* (७७ 


प्रदेश में दीपक की लौ अरकम्प हो जाती है वैसे वह भात्मस्थिति होती है जिसे 
योगयुक्त कहते हैं। इस योग से आात्मकप में स्थिति और परपदार्थ विरति की 
प्राप्ति होती हैं। अ्रनन्तानुबन्धी कायक्लेश नष्ट हो जाते हैं। शाश्वत आारोग्य- 
प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। योग से आत्मा की अनन्तर्शक्ति प्रकट होती है। 
गरित में भी योग का प्र्थ वृद्धि है तथा ऋण न्यूनता को कहा गया है। जो 
, संसार के संयोग-वियोग में लगा हुआ है, वह ऋशभोक्ता है और ऋणी के समान 
.. दुःखाकुल है किन्तु जिसने विशुद्ध योग-मार्ग को जान लिया है वह अनन्तानुबन्धी 
, कर्मों का क्षय करता है। प्रस्तुत विषय वर्षायोग' भी मुनिचर्या का एक योगपूर्ण 
१ झग है। वर्षाऋतु में इसे धारण करने से यह वर्षायोग कहा जाता है । व्यवहार 
मैं, इस समय मुनि चातुर्मास करते हैं और किसी श्रावकबस्ती में चार माह 
थतोत करते है। शास्त्र के भ्रनुसार यह समय झाषाढ शुक्ल चतुर्दशी की पूर्वे- 
धैत्रि से आरम्भ होकर कारतिक कृष्ण चतुर्दशी की पश्चिम रात्रि तक माना 
गंष है। 

,.. प्रीष्म, वर्षा और शीत - ये तीन वर्ष की मुख्य ऋतुएँ है। वसन्‍्त, शरद्‌ तथा 
हेमरं। ऋतुएँ इतनी उग्र (तीक्ष्ण) नही होती कि उनकी अ्रसोढव्यता की प्रतीति 
हो । मुनियों के तप की चर्चा करते हुए कवि भूधरदास ने कहा है कि त्यागी दश- 
लक्षण धरम को धारण करते है और बारह शनुप्रेक्षाओं को भाते हैं। वे बाईस 
परीषहों को सहन करते है तथा चारित्ररत्न के भण्डार होते हैं। इसी वर्णन के 
आगे उन्होंने लिखा है - 

जिठ तपे रवि आकरो, सूखे सरवर नीर । 
शैलशिखर मुनि तप तपे, दाहे नगन शरीर ।॥॥ 
पावस रेन डरावनी, बरसे जलधर-धार । 
तरुतल निसवे तब यती, बाजे भूमावार | 
'शीत पडे, कपि मद गले, दाक्के सब वनराय । 
ताल तरगिनी के तटे, ठाड़े ध्यान लगाय ॥।' 
“इह विधि दुर्घर तप तपें, तीनो काल मंभार । 
लागे सहज सरूप में, तनसो ममत निवार ॥।' 
इस प्रकार ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतुओं के कठिन परीषहों को सहन 
करते हुए मुनि तन से ममता का परित्याग कर देते है। वर्षाऋतु में मूसलधार 
बरसते वारिदों का परीषह मात्र सहन करना नहीं होता श्रपितु उसमें विहार को 


श्छ्द 


स्थगित करना भावश्यक हो जाता है। क्योंकि नदियों में बाढ झा जाती है, मार्ग 
रुद्ध हो जाते हैं, प्रसंख्य सूक्ष्म-स्थूल कृमिकीट उत्पन्न होने लगते हैं । पृथ्वी हरी 
घास से ढंक जाती है भौर चींटियाँ प्रडों को मुह में दबाये बिलों से बाहुर निकल 
भ्राती हैं। यह समय एक सम्यगृहष्टि एवं सम्यक्‌ चारित्रधारी मुनि के लिए 
विहार की सुविधा नहीं देता । प्रकृति की इन बाघाओरों के भ्रतिरिक्त चातुर्मास में 
अनेक दिन और पूरा भाद्रपद मास पवित्र ब्रतों, पर्वों और सांस्कृतिक श्रायोजनों के 
होते हैं जिनमें स्थानविशेष पर मुनियों, श्राचा्यों श्नौर अन्य त्यागीवर्ग की 
नियमित समुपस्थिति से धारमिक-उत्सवों का वातावरण अधिक महत्त्वपूर्ण बन 
जाता है। स्थान-स्थान पर शास्त्रग्रवचनों का आयोजन होता है भौर एकत्र हुए | 
शक्रावकवर्ग को धर्मप्रभावना का विज्येषलाभ मिलता है। यह स्मरणीय है कि 
भारतवर्ष के श्रतीत युग में वर्षा के चार महीनों में प्रायः (विशेष आवश्यक 
प्रयोजन के विना) देश|न्तर-गमन स्थगित रहता था। राजाझ्रो के युद्ध-प्रयाण, 
व्यापारिकों के व्यवसायनिमित्त से होनेवाले दिशावर-गमन वर्षा के अन्त में ही 
होते थे । तपस्वी भी ऐसे समय में किसी एक स्थान पर ठहर जाते थे। जैन 
परम्परा में 'चतु संघ' की जो व्यवस्था है, उसे इन दिनो मे परस्पर समीप भ्राने 
का अधिक प्रवसर मिलता था। श्रावकों को निराकुल धर्मध्यान का तथा मुनि- 
परमेष्ठियो से श्रधिकाधिक धर्मदेषणा लेने का सुयोग मिलता था। आज यद्यपि 
यातायात के साधन गत्तिसुविधापूर्णा हो गये है तथापि श्रावक लोग चातुर्मास में 
यथाणक्ति अवसर निकालकर अपने वैयावृत्य का पालन करते देखे जाते हैं। पदाति 
विहारी मुनियों के लिए तो श्राज भी नदियां है, कृमि-कीट हैं श्रौर गतिमागे में 
वे ही पुरानी बाधाएँ है। हाँ ! श्रावक उडकर या तरकर अथवा फिर वाध्पयान 
की सुविधा से चलकर पृवपिक्षया सरलता से झ्रा-जा सकता है। अ्रब शास्त्रोक्त 
विधिए्‌वेक वर्षायोग ग्रहण तथा उसके विसर्जन की प्रक्रिया का निरूपण किया 
जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं - 


वर्षायोग प्रतिष्ठापन' के दिन मध्याहक्नवेला में त्यागी निराकुल, पविश्र 
स्थानविशेष में शुद्धिपृर्वक स्थित होकर बृहद्भक्ति, सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, पच- 
गुरुभक्ति श्लौर शान्तिभक्ति का पठन करे तदनन्तर मध्याह्नवन्दना करे। इसे 
शास्त्रीय परिभाषा में 'मगलगोचरमध्याह्ववन्दना कहते है। नन्‍्दीश्वरभक्ति' 
श्लोक ६४वें में योगग्रहण तथा योगमोक्षण - दोनो समय इस “मंगलगोचर- 
वन्दना' को करने का निर्देश किया गया है- 'मंगलगोचरमध्याह्नवन्दना योग- 


१७४६ 


योजनोज्क्मयो:' । इसके पश्चात्‌ बृहत्‌ सिद्धयोमिभक्ति पढ़कर ग्रत्याख्यान ग्रहण 
करे। तदनन्तर बृहत्‌ झाचायेभक्ति व शान्तिभक्ति का पठन करे। यह क्रिया 
त्योदशी के दिन होती है । इस प्रक्रिया के दूसरे दिन (आपषाढ शुक्ल चतुर्दशी की 
पूर्वराति में) सिद्धभक्ति, योगिभक्ति पढ़कर चारों दिशाझ्रो की प्रदक्षिणा करे 
तथा प्रत्येक दिशा की भोर मुख करते हुए लघुचैत्यभक्ति का पठन करे -इस 
प्रकार चतुदिक चैत्यालयों की वन्दना करनी चाहिए । उस समय जो वृद्धजन वहाँ 
उपस्थित हों, उन्हें योगतन्दुलप्रक्षेपणः करना चाहिए, ऐसा परम्पराप्राप्त व्यवहार 
है। पुनः पंचगुरुभक्ति तथा शान्तिभक्ति पठन कर “वर्षायोग' ग्रहण करना 
शास्त्रविधि है ।* 


वर्षायोग' स्थापना करते समय उच्चारण करे -4र्षायोगप्रतिष्ठापन- 
क्रियायां सिद्धभक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम्‌' । 'णामो अरहंताणं, णमो सिद्धाण, णमो 
झग्रायरियाण, णमो उवज्कमायाण, णमो लोए सब्व साहूणं' इत्यादि दण्डक पाठ 
व कायोत्सर्ग के अनन्तर 'थोस्सामि' स्तवपाठ करे। पुनः 'सिद्धानुद्धृतकर्मप्रकृति- 
समुदयान्‌ साधितात्मस्वभावान्‌ - सिद्धभक्ति पढे । 


सिद्धभक्ति पढने के अनन्तर योगभक्ति पढे । उससे पूर्व 'वर्षायोगप्रतिष्ठापन- 
क्रियाया योगभक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ ।' तथा पूर्ववत्‌ 'णमों भ्रहंताण' इत्यादि 
दण्डकपाठ करे । योगभक्ति के लिए 'जातिजरोरुरोगमरणातु रशोकसहख्रदी- 
पिता _-इत्यादि का उच्चारण करे । 


एतत्‌ पश्चात्‌ यथाक्रम पूर्वांदि दिशाओं की ओर मुख करते हुए अथवा 
दिशाओ्रों की भावना करते हुए सभी दिशाओ्रो मे विद्यमान चैत्यालयों की वन्दना 
करे। प्रत्येक दिशास्थित चेत्यालय को नमस्कार करने के लिए प्रथम इलोकपाठ 
इस प्रकार करे - 


यावन्ति जिनचेत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये। 
तावन्ति सततं भक्त्या त्रि.परीत्य नमास्यहम्‌ ।।' 


१. लात्वा बृहतूसिद्धयोगिस्तुत्या मगलगोचरे । 
प्रत्याच्यान बृहत्सूरिशान्तिभक्ती: प्रयु जताम्‌ ॥ 
ततश्चतुर्देशीपूर्व रात्री सिद्धमुनिस्तुती । 
चतुदिक्ष परीत्याल्पाश्चेत्यमक्ति गुरुस्तुतिम्‌ ॥। 
शान्तिर्माक्त व्‌ कुर्वाणवर्षायोगस्तु प्रष्मताम्‌ । 
ऊ्ेकृष्पपचतुर्दश्या पश्चादू रात्रौ च मुच्यताम्‌ ॥ - 


श्द० 


पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख होकर पठन झारम्भ करे - 
स्वयम्भुवा भूतहितेव भूतले सम्जसज्ञानविभूतिचक्षुपा । 
विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेरीव गुरोत्करे: करे: ।। 
प्रजापतिये: प्रथमं जिजीविष्‌: शशास क्ृृष्यादियु कमेंसु प्रजा: । 
प्रबुद्धतत्त: पुनरद्भ्तोदयो ममत्वतो निविविदे विर्दावर:॥ 
विहाय यः सागरवारिवासस॑ वधूमिवेमां वसुधावध्‌ सतीम्‌ । 
मुमक्षुरिक्षवाकुकुलादिरात्मवान्‌ प्रभु: प्रवक्राज सहिष्णुरच्युतः ।। 
स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्देयभस्मसात्‌ क्रियाम्‌ । 
जगाद तत्त्व जगतेःथिनेड्ुझजसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वर: ॥॥ 
स विश्वचक्ष॒वं पभोषचित: सतां समग्रविद्यात्मवपुनिरञ्जनः: । 
पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनों जिनो जितक्षुल्लकवादिशासन: ॥ १-५ 


इति श्रीवृषभजिनस्तवनं पठित्वा श्रीअ्रजितजिनस्तवनं पूर्वाभिमुख एवं पठेत्‌ - 


यस्य प्रभावात्‌ त्रिदिवच्युतस्थ क्रीडास्वपि क्षीबमुखारविन्द । 
ग्रजेयशक्तिभुंवि बन्धुवर्गश्वकार नामाउजित इत्यबन्ध्यम्‌ । 
अद्यापि यस्याजितशासनस्थ सता प्रणेतु. प्रतिमड्भला्थंम । 
प्रगृह्मत नाम परं पवित्र स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके ॥ 

य॒ प्रादुरासीत्‌ प्रभुशक्तिभूम्ता भव्याशयालीनकलकशान्त्य । 
महामुनिमु क्तघनोपदेहों यथारविन्दाभ्युदयाय भास्वान्‌ 

येन प्रणीत पृथु धर्मतीर्थ ज्येष्ठ जना प्राप्य जयन्ति दु खम्‌ । 

गागं हद चन्दनपद्धशीत गजप्रवेका इव घर्मतप्ता ॥॥ 

स अद्यानिष्ठ सममित्रशत्र॒विद्याविनिर्वान्तकषायदोषः । 

लब्धात्मलक्ष्मी रजितो5जितात्मा जिनश्रिय मे भगवान्‌ विधत्ताम्‌ ।। १-५ 


अथ वर्षायोगप्रतिष्ठापनक्रियायां चेत्यभक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । पश्चात्‌ 
'णमो अरहताणमित्यादि' दण्डकपाठ करने के अ्रनन्तर निम्नाकित पाठ पढ़ना 
चाहिए-- 
वर्षषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरे यानि च मन्दिरेषु । 
यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाशि वन्दे जिन पु गवानाम्‌ ॥१॥ 
अवनितलगताना हत्त्रिमाकृत्त्रिमाणा 
वनभवनगतानां. दिव्यवैमानिकानाम्‌ । 


शक १ 


इह मसनुजकतानां देवराज़ाज़ितानां 
जितवरनिलयानां भावतो5हू॑ स्मरामि ॥२। 
जम्बधातकिपुष्कराधंवसुधाक्षेत्रनये ये भवा- 
. शचन्द्राम्भोजशिखण्डिकण्ठकनकप्रावुड्धनाभा जिना: । 
सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षयघरा दग्धाष्टकर्मेन्धना 
भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेम्यो नमः ॥३॥। 


शक्रीमन्मेरी कुलादों रजतगिरिवरें शाल्मलौ जम्बुवृक्षे 
वक्षारे चेत्यवृक्षे रतिकररुवके कुण्डले मानुषाडुं । 
इष्वाकारेडज्जनादौ द्धिमुखशिखरे व्यतरे स्वर्गलोके 
ज्योतिलकि5भिवन्दे भुवनमहितले यानि चैत्यालयानि ॥४॥ 


दो कुन्देन्द्रतुषा रहा रधवलौ द्वाविन्द्रनीलप्रभौ 
ह्वो बन्धुकसमप्रभो जिनवृषो द्वौच प्रियंग्रुप्रभौ । 
शेषा: षोडशजन्ममृत्युरहिता. सन्तप्तहेमप्रभा- 
सते सज्ज्ञानदिवाकरा: सुरनुता: सिद्धि प्रयच्छन्तु न. ॥५॥ 


प्रज्चलिका-इच्छामि भन्‍्ते ! चेइयभत्ति काश्रोसर्गो कश्रो तस्सा लोचेउ 
अहलोय-तिरिलोय-उड्ढलोयम्मि किट्टिमाकिट्टिमाणि जारि. जिणचेइयाणि 
तारिए सब्वारिंग तीसुवि लोएसु भवणवासिय वाण वितर-जोइसिय-कप्पवासियत्ति 
चउवबिहा देवा सपरिवारा दिव्वेश गधेण दिव्वेशा पुफ्फेण दिव्वेण धूवेण 
दिव्वेण चुण्णेग दिवग्वेण वासेण दिव्वेण ण्हारोण रिच्च काल अचति पुज्जति 
वदति णमस्सति ग्रहर्माव इह सतो तत्थ संताइ रिच्चकाल अचेमि पूजेमि वदामि 
णमस्सामि दुक्खक्ख्नो कम्मक्खशो वोहिलाहो सुगइ-गमणं समाहिमरणं जिण- 
गुणसंपत्ति होउ मज्झं । इतिपूर्वेदिगवन्दना । 


ततो दक्षिणमुखस्तद्दिश्यचेत्यालयवन्दनमधस्तनप्रार्थनाश्लोके: समाचरेत्‌- 
यावन्ति जिनचेत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये । 
तावन्ति सतत भक्त्या त्रि:परीत्य नमाम्यहम्‌ ॥।१॥। 
त्वं शम्भव: सम्भवतर्ष-रोगः सन्तप्यमानस्थ जनस्थ लोके । 
झ्रासी विहाकस्मिक एव वद्यो वेद्यो यथा नाथ ! रुजां प्रशास्त्ये ॥१॥। 
प्रनित्यमत्राणमहं क्रियाभि: प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम्‌ । 
इृदं॑ जगज्जन्मजरास्तकात॑ निरण्जनां शान्तिमजीगमस्त्वम्‌ ॥२॥| 


श्र 


शतहृ॒दोन्मेषच्ल हि. सौख्य तृष्णाउमयाप्यायवमात्रहेतु: । 
तृष्णाभिवृद्धिश्व॒तपत्यजश्न तापस्तदायासयतीत्यवादीः ।३॥ 
बन्धश्च मोक्षश्च॒ तयोश्च हेतुबंद्धश्च मक्तत्व फलं च मुक्त: । 
स्पाद्गादिनो नाथ ! तवैब युक्त नैकान्तहष्टेस्त्वमत्तोउसि शास्ता ॥४॥ 
शक्रोथ्प्यसक्तस्तव पुण्यकीर्ते: स्तुत्या प्रवृत्त: किमु माहशोछ्ज्ञ: । 
तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्मों ममाये ! देया: शिवतातिरुच्चे: ॥५॥ 


इति सम्भवजिनस्तोत्रं पठित्वाइभिनन्दनजिनस्तोत्र दक्षिणमुख एवं पठित- 
मपक्रमेत । यथा हि-- 


गुराशिनन्दादभिनन्दनो भवान्‌ दयावध्‌ क्षान्तिसखीमशिश्रियत्‌- 
समाधितन्‍्त्रस्तदुषोपत्तये हयेन नैग्रेन्थ्यगुरोन चायुजत्‌ ॥॥१॥ 
प्रचेतने तत्कृतबन्धनेषपि वे ममेदमित्याभिनिवेशिकग्रहात्‌ । 
प्रभगुरे स्थावरनिश्चयेन च क्षत जगत्तत्त्वमजिग्रहद्‌ भवान्‌ ॥२॥ 
क्षुदादिदु खप्नतिकारत: स्थिति चेन्द्रियार्थ प्रभवाल्पसौख्यत: । 
ततो गुणों नास्ति च देहदेहिनोरितीदमित्थ भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ॥३॥। 
जनो5तिलोलोः्प्यनुबन्धवोषतों भयादकार्येष्यिह न प्रव्तेते । 
इहाप्यमुत्राप्यनुबन्धवोपवित्‌ू कथ सुखे ससजतीति चाब्रवीत्‌ ॥४॥ 
स चानुवन्धो:स्य जनस्य ताफ्कृत्‌ तृषो5भिवृद्धि. सुखतो न च स्थिति । 
इति प्रभो | लोकहित यतो मत ततो भवानेव गति सता मतः ॥॥५॥। 
एतदनन्तर 'वर्षायोगप्रतिष्ठापनक्तियाया चेत्यभक्तिकायोत्सग॑ करो- 
म्यहमित्यादि पूर्ववत्‌ दण्डकादि सम्पाद्य कायोत्सर्ग कुर्यात्‌ 'थोस्सामि ह जिणवरे 
तित्थयरे केवलि भ्रणतजिणे' स्तवपाठ च विदधीत । तत पश्चाद्‌ 'वर्षेषु वर्षा- 
न्तरपवंतेषु' प्रभूति पूर्व॑वत्‌ आवर्तयेत्‌ । तदनु पश्चिमदिगर्भिमुखो मनसि वा 
पश्चिमाशा कल्पमानो&धस्तनवन्दनादिपाठ पठेतृ-- 
यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये । 
तावन्ति सतत भक्त्या त्रि'परीत्य नमाम्यहम्‌ ।॥१॥ 
अन्व्थसंज्ञ: सुमतिमु निस्त्व स्वयं मत येन सुयुक्तिनीतम्‌ । 
यतश्च क्षेषेपु सतेषु नास्ति सर्वेक्रियाकारकतत्वसिद्धि ॥१॥ 


अनेकमेक॑ च तदेव तत्त्वं भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्‌ । 
मषोपचारोउन्यतरस्य लोपे तच्छेषल्षोपो5पि ततोइनपाख्यम ।॥२।। 


शपरे 
_सत्तः कथव्नचित्तदसंत्वशक्ति: खे नास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्म्‌ । 
सर्वेस्वभावच्युतमप्रमा्ण॑ स्ववागविरुद तव हृष्टितौघ्न्यत्‌ ॥३॥ 
न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति न च क्रियाकारकमन्र युक्तम्‌। 
नैवासतों जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुदूगलभावतो5स्ति ॥४।॥ 
विधिनिषेधश्च कथथचिदिष्टा विवक्षया मुख्यगुराव्यवस्था । 
इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेय मतिप्रवेक: स्तुवतोउस्तु नाथ ! ॥५॥ 
इत्यं सुमतिजिनस्तोत्र मधीत्य.. श्रीपद्मप्रभजिनस्तो त्रमस्ताशा भिमुख 
एबोच्चरेत्‌ । यथा हि - 
पद्मप्रभ. पद्मपलाशलेश्य: पद्मालयालिज्ितचारुमूतिः । 
बभो भवान्‌ भव्यपयोरुहाणां पद्माकराणामिव पदुमबन्धु: ॥।१॥। 
बभार पदुमां च सरस्वती च भवान्‌ पुरस्तात्‌ प्रतिमुक्तिलक्ष्म्या' । 
सरस्वतीमेव समग्रशोभा सर्वज्ञलक्ष्मीज्वलितां विमुक्त: ॥२।॥। 
शरीररश्मिप्रसर: प्रभोस्ते बालाकरश्मिच्छविरालिलेप । 
नरा5्मरा55की णंसभा प्रभा वा शैलस्य पद्माभमणे: स्वसानुम्‌ ।। र।। 
नभस्तलं पललवयन्निव त्व सहसपत्राम्बुजगर्भचारे, । 
पादाम्बुज' पातितमारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थ भूत्ये ॥४। 
गुणाम्बुधेविप्रुषमप्यजस्य नाखण्डल: स्तोतुमल तवर्षे:। 
प्रागेवमा हक्किमुतातिभक्तिर्मा बालमालापयती दमित्थम्‌ ॥५॥ 


अत पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ वर्षायोगप्रतिष्ठापनक्षियाया' मित्याद्यारम्य समग्र- 
मुच्चारयेत्‌ । उत्तरदिकचेत्यवन्दना च कुर्बोत । यथा हि - 

यावन्ति जिनचैत्यानि विद्यन्ते भवनत्रये। 

तावन्ति सतत भक्त्या त्रि परीत्य नमाम्यहम्‌ ।। १॥॥ 
स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पु सा स्वार्थो न भोग: परिभभुरात्मा । 
तृषोष्नुषगान्न च तापश।न्तिरितीदमाख्यद्‌ भगवान्‌ सुपाश्वे: ॥१॥। 
अजगम जगमनेब-यत्र यथा तथा जीवधुत शरीरम्‌। 
बीभत्सु पूति क्षयि तापक च स्नेहो वृथा5त्रेति हित त्वमाख्य: ॥२॥। 
झग्रलध्यशक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्दयाविष्कृतकार्यलिज़जुता । 
अनीश्वरों जन्तुरहंक्रियातें: संहत्य कार्येष्विति साध्ववादी: ॥।३॥ 


१८४ 


बिभेमि मृत्यो् ततो5स्ति मोक्षो नित्यं शिव वाज्छति नास्य लाभ: । 
तथापि बालो भयकामवश्यों चुथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः ॥४॥ 


स्वस्थ तत्त्वस्य भवान्‌ प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता । 
गुणावलोक॑स्य जनस्य नेता मया5पि भकत्या परिणूयतेड्य ।।५॥ 


इति सुपाश्वेजिनस्तुति विधाय श्रीचन्द्रप्रभजिनं स्तुवीत - 
चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्र' द्वितीय जगतीब कान्‍्तम्‌। 
पन्देडभिवन्य महतामृषीनत्र जिन॑ जितस्वान्तकषायबन्धम्‌ ।११॥ 


यस्यागलक्ष्मीपरिवेषभिन्न तमस्तमो5्रेरिव रश्मिभिन्नम्‌ । 
ननाश बाह्य बहु मानसं च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम्‌ ।॥२॥। 


स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिप्ता वाकूसिहनादैविमदा बभूवुः। 
प्रवादिनो यस्य मदाद्र गण्डा गजा यथा केसरिणों निनादें: ॥३॥ 


यः सर्वलोके परमेष्ठिताया: पद बभूवादभुतकर्मतेजा, । 
प्रनन्तधामाउक्षर-विश्वचक्षु: समन्तदु:खक्षय-शासनश्च ।।४॥॥ 

स चन्द्रमा भव्यकुमुद्वतीनां विपन्नदोषाइभ्रकलंकलेप. । 
व्याकोशवाइन्यायमयूखमाल: पूयात्‌ पवित्रो भगवान्‌ मनो में ।।५॥। 


इति श्रीचन्द्रप्रभजिनस्तवन पठित्वा 'अथ वर्षायोगप्रतिष्ठापनक्रियायां 
चेत्यभक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम्‌' इत्यादुच्चार्य पूवेबद्‌ दण्डकादि विधाय “वर्षेषु 
वर्षान्तरे त्यादि भक्ति भ्रधीयीत । इति चतुदिग्वन्दनम । 


ग्रथ वर्षायोगप्रतिष्ठापनक्रियाया पचगुरुभक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ । 
पूवेबद्‌ दण्डकादिविधि समाप्य 'श्रीमदमरेन्द्रमुकुटप्रधटितमणिकिरणवारि- 
धाराभि - इत्यादि पचगरुरुभक्ति पठेत्‌ । पुन 4र्षायोगप्रतिष्ठापने त्यादि 
पठित्वा शान्तिभक्तिकायोत्सगंविधि निवर्तयेत्‌ । पश्चात्‌ पुनरपि दण्डक कृत्वा 
न स्नेहाच्छरण प्रयान्ति' इत्यादि शान्तिर्भक्त सर्वदोषविशुद्धयर्थ समाधिर्भाक्ति 
च्‌ पठेत्‌ । एप वर्षायोगप्रतिष्ठापनविधि: । 


वर्षायोग' समाप्ति करते समय भी इसी विधि का पालन करना होता है । 
समाप्ति करते हुए अ्रथ वर्षायोगनिष्ठापनक्रियाया' पढ़ना चाहिए । 


विशेष ज्ञातव्य - मुनि वर्षायोग के अतिरिक्त भ्रन्य नगरादि स्थानों पर दीर्ष 
समय तक नही ठहर सकते । यदि धर्मप्रभावनार्थ स्थिति आ्रवश्यक हो तो मास- 


!प्ड 


पर्यन्त रुक सकते हैं। तीर्थक्षेत्रों में ग्रधिक कालपर्यन्त घर्मध्यान के लिए ठहर सकते 
हैं। जहाँ 'वर्षायोग' स्थापित करना भ्रभीष्ट हो वहाँ श्राषाढ मास में ही पहुँच 
जाना विहित है। यदि किसी कारणवश आपषाढ़ मास में न पहुँचा जा सके तो 
श्रावण कृष्णा चतुर्दशी तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए। यद्यपि कार्तिक कृष्ण 
चतुदंशी को “वर्षायोग” समाप्त हो जाता है तथापि कार्तिक शुक्ल पंचमी से पूर्व 
उस स्थान को नहीं त्यागना चाहिए। यदि दुनिवार उपसगे आदि कारणों से स्थान 
छोड़ना ही पड़े तो प्रायश्वित्त लेना चाहिए। <(वर्षायोग' स्थाव से १२ योजन 
(४५८ कोस ) के अन्तर्गत यदि किसी साधु की समाधि का प्रसंग हो तो उतने दूर 
जा सकते हैं । 


धर्म और पनन्‍्थ 


'धर्म' शब्द की चर्चा श्रनादिकाल से चली श्रा रही है । प्ननेक सम्प्रदायों, 
वर्गों, व्यक्तियों तथा महानुभावो ने भ्रनेक रूप में धर्म के द्शन किये हैं और इसकी 
परिभाषाएं स्थिर की हैं। उनमें कितने एक धर्म को जीवन का ग्रभिन्न अंग 
मानते है तो कितने जीवन के साथ इसका कोई सामजस्य अनुभव नही करते । 
बहुत से धर्म को अवाञड्छनीय बन्धन मानते है तो अनेक इसे मुक्तिमार्ग का 
मणिसोपान मानकर आदर करते हैं। कितने लोग इसे सामाजिक सगठन का 
प्रबल कारण स्वीकार करते है तो कितने (इससे विरुद्ध मत रखनेवाले) धर्म 
को हिंसा, वर, कलह, आक्रमण, युद्धोत्माद श्रौर विभीषिका की ऐतिहासिक 
अखाड़ेबाजी का माध्यम बताते है। कुछ लोग इसे बुद्धिवाद के तुलादण्ड पर 
तौलते है तो कुछेक श्रद्धा के मरिमुकुट में इसका दर्शन करते है। कुछ इसे 
प्रमार्थ साधन का ग्रमोध उपाय मानते है। इस प्रकार एक धर्म को अनेक लोग 
ग्रनेक दष्टिमेदों से परखते हैं, कटाक्ष करते है, अनुगत होते हैं श्रौर अपने को 
धन्य समभते है । सक्षेप में यदि यह कहे कि विश्व मे श्राजतक भ्धिकतम जनों 
के मानस को अनेक भाषा-विभाषाञं से जिसने आन्दोलित किया है, वह 'धर्म' 
है तो भ्रतिशयोक्ति नही होगी । जैसे प्रत्येक व्यजनाक्षर को द्वादशाक्षरी लगी हुई 
है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को धर्मबन्धन लगा हुआ है । अनादिकाल से मानव- 
समाज धम को किसी न किसी रूप मे जानता-मानता आया है । 

प्रश्न होता है कि वह “'धर्म' क्या है, जिसे लेकर विविध विचारो का यह 
अनादि क्रम विश्व मे प्रचलित है। इतना तो निविवाद सत्य है कि धर्म बहुचचित 
है और भ्राज नही, चिरकाल से धर्म पर सिद्धान्त-ग्रन्यों की रचना की जाती रही 
है । इसे किसी ने तलवार कहा है तो किसी ने आत्मसाधन का अमृतविदु बताया 
है। परन्तु इसकी चर्चा अवश्य होती रही है। एतावता इसकी व्यापकता, 
विशिष्टता, बहुचचितता, मान्यता एवं विलक्षणता को स्वीकार करने से इन्कार 
नही किया जा सकता । साथ ही इसकी व्याख्या इतंनी सरल नही कि तुरन्त ही 
इन-इन उक्त जटिलताओं के जाल में से निकालकर देखी-पढ़ी जा सके | तो क्या 
धर्म अनिर्वाच्य है ? नही! 


ईद 


सांधारणतः धमं का विश्लेषणात्मक जान प्राप्त करने के. लिए घमेशास्त्रों 
की मिरूपसा तथा मान्यलाएं ,श्रधिक सहायक हो श्रकेगी । हमारे इहलोक तथा 
प्रलोक-जीवन को घर्म और अ्रधर्म की विभाजक रेसाप्ों ने ही द्विवाविभक्त कर 
रकक्‍नत्ा है। यहाँ भ्रधर्म से श्रधमंद्रव्य की ओर संकेत नहीं है अ्प्रितु धर्मेविरुद्ध 
' भ्रथवा धर्मरहित जीवन से. प्रभिश्राय है। धर्म को चार पुरुषार्थों में ग्रिनते हुए 
उसे प्रथम स्थान दिया गया है। धर्म, झर्थ, काम और मोक्ष-ये चार पुण्षार्थ हैं। 
पुरुषार्थ का भ्राशय है कि ये मनुष्य द्वारा सम्पादनीय श्रेष्ठ उद्यम है । सभी उद्यमों 
का मूल धर्म है। विना धर्म के शेष तीनो पुरुषार्थों की सिद्धि नही की जा सकती । 
धर्ंपूर्वक ही अर्थ, काम श्लौर मोक्ष की उपलब्धि की जा सकती है। धर्म का 
तिरस्कार करके न अर्थ और न काम साधे जा सकते हैं। धर्मरहित अर्थ उपाज॑न- 
साधनों की पवित्रता से रहित होगा और घर्मरहित 'काम' व्यभिचारश्रेणी में 
गिना जाएगा। मोक्ष तो सर्वोच्च पुरुषार्थ है श्लौर अहिसा धर्म उसकी प्राप्ति में 
परम सहायक है। अहिसा से प्राशिमात्र में वेरविशुद्धि भर वैरविशुद्धि से समभाव, 
समभाव से रागपरिणति का नाश, रागनाश से मन की चचलता का निरोध तथा 
मन की स्थिरता से आत्मध्यान होकर मोक्षप्राप्ति होती है। इस प्रकार चारो 
पुरुषार्थों का श्रन्तिम "मोक्ष साध्य है तथा 'धर्म' साधन है । विना साधन के 
साध्य की प्राप्ति नही होती । अ्रत. धर्म पवित्रता से आरम्भ की जानेवाली साध- 
नाश्रों का पिता है, जनक है। धर्म का आलम्बन सम्पूर्ण कार्यक्षेत्रो मे निर्दोष 
तथा उत्तम-विधि के परिपालन का परिचायक है । कालिदास ने इधवाकुबशियो 
के धमंमूल चारित्र का वर्णन करते हुए लिखा है-प्रजाये गृहमेधिनाम्‌' - उत्तम 
वश की पवित्र सन्‍्तान परम्परा को रक्षार्थ ऐक्ष्वाकुओ ने गृहस्थधर्म का पालन 
किया । कामभोगो की परितृप्ति उनका लक्ष्य नहीं था। अपने विवाहित जीवन 
को सयमपूर्वक पति-पत्नी बिताते थे। ग्रसयम को बुरा समझा जाता था । केवल 
वासनाशान्ति के लिए अपनी स्त्री से भी सहवास को व्यभिचार बताया गया है। 
इस सयम का आग्रह धर्म से ही सम्भव है । क्योकि 'धर्मेरा हीना. पशुभि: समाना:' 
धर्म से रहित तो पशुओं के समान है। पशुजीवन से ऊपर उठना हो तो धर्मंदण्ड 
का झाश्चय लेना होगा। विना धर्म के पारिवारिक स्नेह-सम्बन्धो का निर्वाह 
तक कठिन होगा। भझ्राज के यूग मे कालिदास के 'प्रजाये गृहमेधिनाम्‌' को 'कामाय 
गृहमेधिनाम्‌' बदलकर पढनेवालो की सख्या अ्रधिक होती जा रही है । जैसे उत्तम 
पात्र सें रखी हुई वस्तुए विकार को प्राप्त नही होती, वैसे धर्मपात्र में रखकर 
प्र्थ और काम को विकृति से बचाया जा सकता है । 


श्क्द 


व्यवहार और निश्चय-रूप में धर्म को जानकर मनुष्य सम्पूर्ण पापों से 
परित्राण पाता है। व्यवहार का माय लोक-संरक्षण के निमित्त है और निरन्रय- 
मार्ग भ्रात्मसिद्धि निमित्त । भात्मा को निम्नेन्थ, शुद्ध, बुद्ध, सर्वोप्रधिरहित, शान- 
स्वरूप जानना निश्चयधर्म है और उसके लिए वस्त्र त्यागकर जिनेन्द्रमुद्रा को 
धारण करना व्यवहारधर्म है। निश्चय वस्तु के ध्रौव्य स्वरूप की अतीति कराता 
है और व्यवहार उसके कटक, कुण्डल झ्रादि रूप पर निर्भर करता है। माता, 
पिता, बच्धु श्रादि लोकव्यवहार हैं। निश्चयरूप से तो ये कर्मानुबन्धी प्रनन्त 
पुद्गल-पर्याय मात्र हैं। लोकहितकारी रूप को ध्यान में रखकर धर्म की जो 
परिभाषाएं स्थिर की गई है, उनसे श्रात्मा को मोक्षमार्ग पर ले चलने के लिए 
संवल मिलता है | भहिसा, सत्य, भस्तेय, ब्रह्म, प्रपरिग्रह इत्यादि का पालन जबतक 
नहीं किया जाएगा, इस सम्यक्चारित्रमागें पर जब तक चलना नहीं आएगा, 
तबतक मोक्ष क्या मिल सकेगा ? एतावता धर्म मोक्ष का मार्ग दिखानेवाला परम 
सहायक है । धर्म के इस व्यावहारिक रूप को जानकर, इसका पालनकर ग्रात्मा 
परमात्मभाव की प्राप्ति में समर्थ होता है । इस रूप में धर्म श्रनन्य सखा है, निर्माता 
है और जीवन को सर्वोच्च पुरुषार्थ की विभूति प्रदान करता है। जो धर्म को 
अपना पथदर्शक मानकर चलता है, वह अपथगामी नहीं होता। धर्म की प्रभा 
अधम के मार्ग पर नही पडती। इसीलिए धर्म की रोशनी में चलने का ब्रत 
रखनेवाला अन्धकार में नही भटकता । धर्म जीवन की सभी कला को एक 
विशिष्ट सौन्दर्य प्रदान करता है। जो अन्तरात्मा से धर्मपालन करते है उनकी 
मुखाकृति पर एक श्रपूर्व सात्विक तेज प्रादुभू त होता है और द्रष्टाओं के मन.प्राण 
को अ्याचित आकृष्ट कर लेता है। अधर्म अथवा विकारों से ग्रस्त मनवाले 
व्यक्ति की आकृति भी वेसे विचारों की सूचना देती रहती है। धर्मशीलो को 
नमस्कार करने के लिए लोगो के प्राण उत्कमण करने लगते है। उनके प्रति 
एक गहैतुकी श्रद्धा का भाव स्वयं उदित होता है । जैसे अग्नि के सम्पर्क से दुग्ध 
में उफान उठता है वैसे धर्मवृद्धो की उपस्थिति से चित्त उन्हे प्रणाम करने को उठ 
खड़ा होता है झौर उन्हे प्रशति करने पर आशीर्वादरूप भ्रमृत पाकर पुन: बैठ जाता 
है । किसी ने कहा है कि यदि मनुप्य बहत्तर कलाओ में कुशल है किन्तु धर्मकला 
में भ्रकुशल है तो वह पण्डित हो, श्रपण्डित हो, उसकी सभी कलाएं निष्फल हैं' । 


१. बावत्तरी कला कुसला पडियपुरुषा श्रपड़िया चेच | 
सवब्ब कलाण विपरं जे धम्मकमल न जाणति।॥॥ 


ह्घ६ 


: क्योंकि कला तो उन्ज्वल़ता, अ्मृतमयता झौर रोचिण्णुता का नाम है जिनकी .. 
समृद्धि में, चन्द्रमा प्रमुतमय हो जाता है। आ्रत्मानुझासन' की सूक्ति है कि 
कत्पव॒क्ष तथा चित्तामशि से तो मन:संकल्पित प्राशाओं को पूर्ति होती है किन्तु 
धर्म का पालन तो विना संकल्प के ही अखिन्त्य फल का दाता है" । 'याजे कल्पतरू 
देय सुल्ल चिन्तत चिन्तारेन। विन यात्रे विन चिंतवे धंस सकल सुख देत ।। इस 
दोढ्ढे में ग्रात्मानुशासन के उक्त श्लोक का भ्राशय ही अनुदित हुभ्रा है । 


धर्म विश्वशान्ति, विश्वप्रेम और परस्पर सहिष्णुता का उद्भावक है। 
प्रशान्ति, बेर भौर असहिष्णुता तब फैलती है जब व्यक्ति, समाज और राष्ट्र 
अधमेपूर्ण व्यवहारों में लग जाते हैं। 'धर्मस्य सूक्ष्मा गति:--धर्मं की गति बडी सूक्ष्म 
है। जैसे भ्रगरबत्ती धीरे-धीरे जलकर सारे कक्ष में सौरभ फंलादेती है, जैसे खिलेहुए 
पुष्प का सौरभ अज्ञातरूप से उड़कर नासापुट को सुरभि से सन्त्पंण देता है 
उसी तरह सत्‌ अथवा असद्‌ व्यवहारों की प्रक्रिया से सर्वत्र व्याप्त परमाणुश्रों में 
सूक्ष्म कम्पन उत्पन्न होता है और वह प्पने जैसे वातावरण को उत्पन्न कर लेता है। 
जल पर उठतीहुई तरगों को हम देखते हैं परन्तु उन तरंगों को उठाने वाले पवन 
को नही देख पाते, इसी प्रकार संसार में फैलतीहुई श्रशान्ति को तो हम देखते है 
परन्तु इसके मूल में जो उत्पादक कारण हैं, उन्हे लक्ष्य नही कर पाते । कितु 
आ्राकाशवाणी स्टेशन से प्रसारित समाचार जैसे 'रेडियो' पर सुदूर होतेहुण भी 
सुनायी पड़ते है उसी प्रकार शअ्रव्यक्तरूप से मानसिक विचारों का प्रभाव भी 
श्वासोच्छूचास के साथ वायुमण्डल में विसारी होकर झपनी परिणति से प्रभावित 
करता है। सामूहिक रूप से यदि संसार किसी विचारपक्ष पर सोचता है तो उसके 
मूल में वह वातावरण ही कारण है जो रातदिन नेताश्रों, पत्रों, चर्चाओं इत्यादि 
से बनाया जाता है। अज्ञात रूप से वह प्रजाभो और राष्ट्रों के अवचेतन मानस में 
क्रिया-प्रतिक्रिया करता रहता है श्रौर परिणामस्वरूप उसी दिशा में, उन्ही 
विचारो को पोषण मिलता रहता है। यह अशान्ति, तनाव तथा विरोध की 
भावना व्यक्तियो और राष्ट्रों को समान रूप से प्रभावित करती रहती है। प्रतः 
यह कहना युक्तिसगत है कि चिन्तन का परिणाम ही निकट तथा दूर के वाता- 
वरण के निर्माण में कारण है। और इस रूप में धर्मंचिन्तन का प्रभविष्णु 
परिणाम स्पष्ट है। धर्म जबतक वास्तविक रूप में जनमानस में विद्यमान रहता 





१. सकत्प्यं कल्पवृक्षस्थ चिन्त्यं चिस्तामसीरपि । 
प्रसकल्प्यमसबिस्त्य फल धर्मादवाप्यते ॥--पआ्लात्मानुशासन 





१६० 


है तबतक नित्य नये सन्मंगलपूर्ण शुभकार्य होते रहते हैं और उदात्त गुणों 
का प्रसार होता रहता है। जैसे शारीरिक मलिनता से व्याधियाँ उत्पन्न होती 
हैं उसी प्रकार अधमंयुक्त मानस-मॉलिन्य से छल, कपट, द्वेष, हिसा, पराप- 
समूहों की उत्पत्ति होकर जीवन विषाक्त बन जांता है । धर्महीन को पापकर्म करते 
हिचक नही होती और पृण्यशील धर्म से विरुद्ध जा नहीं सकता। क्योंकि घम्मे 
सात्विकता की ओर ले जाता है, विश्व के साथ सख्यसम्बन्ध स्थापित करने का 
शझ्राग्रह करता है। 'वसुधेव कुट्म्बकम्‌' यह धार्मिकों की मनोभावना को व्यक्त 
करनेवाला सृत्र है। 'यह मेरा है, यह पराया है' ऐसी क्लेशदायिनी संकीर्ण 
विचारधारा पर धर्म विराट्‌ की विजय-बेजयन्ती है। धर्म निराकुलता की जननी 
है, प्रानन्द का पिता है, सुखों का सहोदर और शान्ति की पवित्र भूमि है। 
धर्मात्मा मनुष्य सकुचित परिधियों से निकलकर विशालता के शिखरों पर विचरण 
करता हैं। वह दुःख, देन्य, ग्लानि, तुच्छुता इत्यादि मूढताझों को छोडकर झानन्द, 
सम्पन्नता, प्रसन्नता और उदारहृदयता के विशाल संसार में विचरण करता हैं । 
दिशाओं के सभी द्वार उसके लिए उन्समुक्त है। समुद्रों का कललोलसकुल जल उसकी 
स्तुति गाता है और हिमालय उसके लिए मार्ग छोड देता हैं। यह धर्म की 
महिमा हैं । 

धर्म आत्मा में निर्दोषभाव को जागृत कर वस्तुस्वभाव का ज्ञान कराता 
हैं। जो वस्तुस्वभाव को जान लेता हैं वह धर्म को पहचान जाता है। 'बस्तु- 
स्वभावो धर्म: - वस्तु का स्वभाव धमम है । उष्णता श्रग्नि का स्वभाव है। वह 
उसका धर्म है। यदि आप शीतल प्ग्नि ढू ढने निकलेंगे तो विश्व भर मे ढू ढकर 
भी नही पा सकंगे । क्योकि अग्नि शीतल नहीं होती। मनुष्य का धर्म उसका 
सच्चा विवेक है। विवेक का अर्थ है विवेचन से प्राप्त सत्य। तत्त्वार्थ का परिणाम 
ही विवेक है। स्व-पर का भेदज्ञान ही विवेक है। रत्नत्रय की उपलब्धि विना 
विवेक नही होता । सम्यक्त्व की प्राप्ति विवेक से होती है। दर्शन, ज्ञान और 
चारित्र विवेक से ही उत्पन्न होते हैं । भ्रप्रमत्तगुण की स्थापना मे विवेक परम 
सहायक है। 'तुष-माष' का भेदज्ञान विवेकस्फुरणा का निदर्शन है। विवेक 
सम्यक्त्व मे प्रतिष्ठित करनेवाला है। हीरे और काच का ज्ञान विवेक से ही 
होता है । श्रेष्ठ मार्ग का चयन विना विवेक नही होता । श्रनन्तानुबन्धी कर्म का 
क्षय विवेक से ही किया जाता है। मनृष्य विवेक से जानता है कि मेरा आत्मा 
परम वीर्य॑सम्पन्न है, विराट है। तुच्छुता शरीरधम है, विभूता श्रात्मधर्म । 


१६९१ 


शरीर नाशवान्‌ है, भ्रात्मा अविनंश्वर । भरत: अनेश्वर के लिए विवेक का उपयोग 
करना हितकर हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भ्रनित्य वस्तुभों के मोह में नित्य वस्तुओं 
का परित्याग करता है, वह पश्चात्ताप के अतिरिक्त कुछ नहीं पाता । क्योंकि जा 
नश्वर हैं, वे तो नष्ट हो जाएंगे भौर जो अभ्रनश्वर हैं, उनसे उसका परिचय तर्क 
नहीं होगा । ऐसा जानकर घीमान्‌ शाश्वत सुखों से अ्रपेक्षा रखते हें । 

'धारणाद्‌ धर्ममित्याहु: धर्मों घारयते प्रजा“--'धर्म' का श्रर्थ है वह्‌ 
शक्ति जो घारण करती है, प्रजाशों को धर्म ही धारण करता है। श्रगर्ति को 
उसका उष्णत्व ही धारण करता है। अपनी दाहक शक्ति के बल पर ही वह्नि 
प्रनुल्लंघनीय हैं। जब भ्रंगार भस्ममात्र रह जाता है तब उस पर कोई भी पांव 
रख देता है, परन्तु अग्नि पर पेर रखने की शक्ति किसी की नहीं । जो धर्मनिष्ठ 
रहता हैं, उसे सभी समादर से देखते हें परन्तु धर्महीनों का आदर कोई नहीं 
करता । धर्मपरायरणा व्यक्ति नितान्‍्त स्वतंत्र नही है। वह धर्ममर्यादा में बँधा- 
हुआ होता है । धर्म उसे पथ-अरपथ का निर्देश करता है । घर्म के बन्धन मुक्तिप्रद 
होते है शऔलौर रागबन्धन भवबन्धन | ये बन्धन चारित्र के सहयोगी हैं, स्वेराचरणा 
के सखा नही । ये गति को गौरव देनेवाले हैं, दिग्श्रमकारी नहीं। इन बन्धनों में 
तुला का सन्तुलन है, दिवस का झालोक है, उषा की श्ररुण पताका हैं। ये संयम 
के प्रतीक हैं, लोह-'इ खलाओं के बन्धन नही । जिस प्रकार इक्ष्‌दण्ड पर्व-पर्वे पर 
सधा हुआ है उसी प्रकार धर्मयृक्त मानव का जीवन तप, त्याग, शील, संयम, 
चारित्र-इत्यादि पर्वों पर ऊध्वेगामी बनता है। धर्म प्राणिमात्र के तद्गुग को 
उपोह्रलित कर उसे नर से नारायण बनाने में मार्गपदेष्टा बनता है । 


निषेघधमूलक परिभाषा के द्वारा धर्म की निशक्ति करे तो कहा जा सकता 
है कि सप्तव्यसनों का परित्याग धर्म है। मायाचार नही करना धमं है। धर्म 
क्या है ? भगवान्‌ के चरणकमलों में एकाग्र भक्ति रखना धर्म है। देव, गुरु, 
ग्तिथि का यथाशक्ति सभक्ति स॒त्कार करना धरम है। सभी के प्रति समहृष्टि रखना 
धर्म हैं। उसमें धर्म की स्थिति जानो, जो सदाचारी है, विनम्र है, सत्यभाषी है। 
क्रोध, लोभ, मान, मायादि से वर्जित है, इन्द्रियसमूहों को वश में रखता है, अभि- 
मान नहीं करता, मृदुता को अपनाता है, शील का सागर है, सदगुणों का भ्रागर है । 
दूसरे के तिलप्रमाण गुण को गिरिप्रमाण बताकर प्रसन्न होता है। जिसके हृदय 
में किसी उत्तमग्रुण व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या-प्रसूया नहीं होती और जो 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के चरणारविन्दों का मधुप है। इसके विपरीत कुटिल, ऋधी, 


॥क4 हू ता पा 3805 0 ६ ८ छ्‌ रेट 5॥ हक ५ लत ५- का ् डर ८ 
2 का 2 न पल पु * # ३ 7५ ४४ ५ क्रिल के, 5 ह्ह उआ से जाह/क। न 

अत 6 सा हक ८४ 3४, का मु 0 के ७64 2 
पु न] 


और ४ 
5 है: | 
] डे, न शक न फ ह 
प्‌ + क ४ 5 


हु के 
१ 
देव-गुरं 
| 


गे कक 0 
आग 4 आय 3 ली] 
पक 2 हा कक कर 
(2 

५ 


प्रतृतभाषी, प्रतारेशापरायर, देव-गुह में; भ्रवियी, केवल संसार, को ही ब्रपता 

माननेवाला और 'तन उपंजत प्रपदी उपज जान, तन नशंत झापनो ताश सान- 
युत्ति का अनुवरतन करनेवाला प्रात्मध्म से निम्रय वंचित है। ऐसा दिग्भान्त 
व्यक्ति प्रात्मपरिज्ञान से रहित है। वह ठगा गया है विश्व के इस भीना बाजार में, 
लूटा है उसे काम, क्रोधमूलक दस्युओं ने, अकिचन किया है ज्ञानावरणी कर्मों 
ने । दु:ख़बलेश की भित्तियो पर श्वास-एवास के दारुणु नश्वर चित्र बनाते, मिदाते 
नष्ट किया है उसने अपने मनुष्यपर्याय के दुलेभ क्षणों को। वह अ्रधामिक है। 
धर्म से वचितों को अ्रमृत से वचित कहें तो कोई गत्युक्ति नही। धर्म प्रात्मज्ञान 
का संवल है। परलोक-यात्रा का उत्तम पाथेय है और धर्मराज के बहीखाते में 
लिखाने योग्य श्रेष्ठ वित्त (पूजी ) धर्म ही है । 


यह धर्म त्रिकालाबाधित है। सत्यरूप है, श्रहिसामय है। यह ज्ञातव्य, 
दर्शनीय तथा आचरणीय है । धर्मेनौका पर आरूढ होकर भवारोव को लांघने- 
वाला डूबता नही । संसार के सभी संश्लेषणजन्य सुखप्रतीतिमान्‌ भोगों का 
परिणाम दुखमय है । उनकी प्राप्ति से जितना हर्ष होता है उतना उनके वियोग 
से शोक भी होता है। धर्म आ्रात्मदृष्टि देता है श्रौर उससे मनुष्य को प्राप्ति और 
नाश का हषे-विषाद नहीं होता । क्योकि दोनो ही वास्तव में मिथ्या है । धर्मेहृष्टि 
न मिलने से सुख-दु.ख की भ्रनुभूति होती है। इस प्रकार धर्म शान्तिकबच है। 
जो मनुष्य धर्माचरण करतेहुए भ्रन्तःप्रच्छन्‍्न मायाचार का श्रनुवतेन करता है 
वह धर्म को ठगता है। किन्तु जिन्होंने धर्म को अन्दर-बाहर समानरूप से ग्रहण 
किया है वे ही उसके सच्चे उपासक हैं। संसार के सस्तुलन को बिग्राडने में 
प्रधामिको का प्रमुख हाथ है। धर्म के उत्तमत्व से श्रनभिज्ञ इसे पाषड, ढकोसला 
बताते हैं ग्लौर परमात्मा की भक्ति करनेवालो को “देवताओं के गुलाम” कहते हैं। 
किन्तु विचार कर देखा जाए तो अधामिकों का जीवनदर्शन ही विश्व के लिए 


भयावह है । पाप-पुष्य के प्रति श्रसमीचीन दृष्टिकोण होने से ऐसे लोग विश्व को 
महानाश के गत॑ में ले जाते है । 


न घर्मो धासिकेविना -धार्सिको के विना धर्म की क्रियाशक्ति पंगु हो जाती 
है । भ्रग्नि काष्ठ के द्वारा ही व्यक्त होती है धर्म को धामिक जन ही लोकव्यवहार 
का रूप देते है। धर्म मनुष्य की आवश्यक विशेषताओं में प्रमुख है । वह जीवन 
की श्रात्मशक्ति है, उसके विना शिव 'शव' है। अग्नि भस्म का ढेर है। राष्ट्रों 
के जनपथ शून्य के विस्तार हैं। घर्मसंरक्षण से प्राणियों में औदाय, सौन्दर्य भौर 


श्ध्रे 


चाह चरिष की प्रतिष्ठा होती है। 'मनृष्यजातिरेकेव'--उदार धर्म की सेवा करते- 
दालों की भावना सम्पूर्ण मनुष्यजाति को एकता के बन्धन में बाँधती है। मानव 
स्वयर्म के साथ ही उत्पन्न होता है । अहिसा, क्षमा इत्यादि उसके अ्रकृत्रिम धर्म 
हैं। बालक उत्पन्न होते ही मां से वात्सल्य मांगता है। यह प्रत्येक उत्पम्न 
हुए जीव का स्वाधिकार है । मां उसे स्तन्‍्य पिलाकर श्रपने-प्रापको शैशव की 
प्रथम श्वास के साथ मिलेहुए स्तन्‍्य का प्रतिदान करती है। इस प्रकार 
वात्सल्य की परम्परा की रक्षा की जाती है। 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌' का यही 
अर्थ है। विश्व का मानव वात्सल्य का ग्रादान-प्रदान करके ही जीविल है। 
'मत्स्यन्याय' से मानवजाति नष्ट हो जाएगी । वात्सल्य में पोषण की भावना है । 
यही अहिसा है। जन्मते ही शिशु भ्रपनी जननी से अहिंसा” पाता है । दूध की 
धार में मा उसे अहिसा पिलाती है। मानवमात्र अपने चारों भोर अ्रहिसा से 
जीता है । श्रहिसा को पीकर पुष्ट होता हैं। इसी हृष्टि से श्रहिसा के व्यापक 
स्वरूप पर विचार करतेहुए भ्राचार्यों ने कहा-अहिसा भूताना जगति विदितं 
ब्रह्म परमम्‌ --यही परम ब्रह्म है। मानवमात्र के सुख की आधारभूमि अहिसा' 
है। 'आत्मत प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌--अपने को जो प्रतिकूल लगे 
उसे दूसरों के प्रति भी न करे, यह अहिसापालन का मार्गदर्शक सूत्र है। अहिसक 
को सब स्नेह करते है। हिसकों से दुनिया चौकन्नी तथा सावधान रहती है। 
उनको विश्वसनीयता के साथ नही देखा जा सकता । 


धर्माचरण में प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि खाने-पीने, सोने-उठने 
तथा अपने देनिक मनोरजनों के लिए समय निकालते हो तो धर्म के लिए भी 
समय रखो । अपने कार्यो को धर्मतुला पर परखो। जैसे माला के सभी मणि 
सूत्र में पिरोये होते है वेसे अपने सभी कार्यों को धर्मसूत्र में पिरोकर रखो । जो 
मणि प्रथवा पुष्प सूत्र में पिरोये नही होते, वे देवता के उपहार नहीं होते । इसी 
प्रकार जो कार्य-कलाप धर्मानुविद्ध नही है, उनको अपने आ्रात्मा के लिए स्वीकार 
नही करना चाहिए । प्रत्येक वस्तु को खरीदते समय जैसे उसे तुला पर तौलकर 
ही लेते है बसे ग्रपने जीवन के कार्य-कलाप को धर्म की तुला पर रखकर ग्रहण 
करना होगा । विना धर्म कियेहुए कार्य पवित्रता को सन्देह में डाल देगे। कसौटी 
पर जेसे कांचन को परखा जाता है बसे झपने समस्त कार्यों को 'धर्मतनिकषग्रावा' 
पर कसकर देखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी प्रत्येक कार्य प्रशाली को अपने 
धामिक व्यक्तित्व के भ्रनुरूप ही ग्रहएा करता है उसे दुःख नही होता । प्रातःकाल 


श्ध्ड 


उठकर दिवस में करशीय कार्यों के विषय में धर्मबुद्धिप्वक सोचना और राज्रि 
में सोने से पूवे उव दिनभर के कार्ग्रों पर झालोचनामयी झात्महृष्टि डालना 
सन्मागे पर बने रहने के लिए उपादेय है । व्यक्ति-ब्यक्ति को सोचना चाहिए कि भैरा 
झाज का दिन शुभ कार्यों में गया कि व्यर्थ बला गया। धार्मिक को अपने समय, 
दित और क्षणों की भी व्यर्थ कार्यों में, या अकार्य में (निष्किय होकर) हिसा 
नहीं करना चाहिए। समय का दुरुपयोग बहुत बड़ी हिसा है। यह मनृष्यपर्याय 
को मिले देवी दुलंभ क्षणों की अवहेलना है। जो किसी मूल्य पर पुनः जीवित 
नहीं किये जा सकते । 


यदि दिनचर्या में भूल हुई हो तो प्रायश्चित्त लेकर उसकी विशुद्धि करना 
चाहिए । मन में सकल्प करना चाहिए कि ऐसी भूल फिर नही होगी। क्योंकि 
छोटी-छोटी आदतों से स्वभाव बनता है । स्वभाव को धर्ममय बनाने के लिए बहुत 
बड़े-बड़े ब्रत लेना ही ग्रावश्यक नही है, भ्रपि तु जीवन मे लघु और नगण्य लगनेवाली 
बातों का पालन भी उसी महत्त्वपूर्ण कार्य को दी जानेवाली निष्ठा से करने का 
प्रम्यास तथा स्वभाव होना चाहिए। रास्ते मे पड़ेहुए पत्थर को भी ठोकर से 
ठुकराना उचित नहीं । उससे बचकर निकलना अथवा उठाकर एक ओर रख 
देना चाहिए। जो ठोकर मारकर उसे भ्रलग हठाता है उसके मनमें कही प्रमाद 
का लेश है, यह पता चलता है। धर्म और धर्मी जब॒तक एकरूप न हो, समरसता 
उत्पन्न नही होती । आराम के फल की मिठास तथा वह फल एकजीव होकर अपना 
माधुये व्यक्त करते है उसमें से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता। भ्रग्नि 
जबतक श्रधरे काष्ठ को लगी होती है, उसमे से धु श्रा निकलता रहता है किन्तु 
काष्ठ के जलने के पश्चात्‌ उसमें लाल-लाल अगारे शेष रह जाते है जो अग्नि के 
पूर्णो स्वरूप को बताते है । उस समय वहाँ सम्पूर्ण अग्नि का अर्तित्व ही हृश्यमान 
होता है, काष्ठ का नही, धुआआ का भी नहीं । धर्मप्राण व्यक्ति का जीवन भी इस 
प्रकार चारित्र से सर्वागपूर्ण होना चाहिये कि उसकी एक कोर भी अचारित्र न 
रहे । धर्म के श्वेत वस्त्र पर पडा हुआ अधर्म की पीक का लाड्छन दूर से ही 
दिखायी दे जाता है । लोकोक्ति है कि स्थाद वरपु' सुन्दरमपि श्वित्रेणकेन दुर्भगम्- 
शरीर के किसी एक भाग पर भी कुप्ठ का चिह्न उभर गआता है तो सर्वाग में 
असुन्दरता आ जाती है । यही धर्मजीवी के लिए है कि उसकी चर्या में श्रणुमात्र 
भी विक्ृति श्रा जाती है तो वह उसके समस्त धामिकत्व पर चन्द्रमा में मृगचिल्न 
के समान दिखायी देने लगती है। उस दाग से भ्रपने श्रापकी रक्षा करना श्रप्रमत्त 


शहर 


योग है। कहते हैं- 'त्रपु सहस्नक्षालितमपि रंग न जहांति - रांग नाम का धातु 
हजार बार धोते प्र भी अपनी निसर्गं-मलिनता का परित्याग नही करता । अपने 
विचारों को 'रंग' ते बनाभो । स्मरण रखो कि कुशल किसान जैसे परिपक्व क्षेत्र- 
ससस्‍्य को दरांती से निर्देयतापूर्वक काट देता है वैसे काल झायुकर्म शेष होने पर 
क्षणकाल की छूट न देकर प्रारिमात्र का संहार कर देता है भ्तः परिषाक का 
समय आने से पूर्व ही भ्रपले लिए कल्याण के साधन जुटा लो । धर्मपालन के लिए 
किसी समयविशेष की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। क्योकि प्रतीक्षा करनेवाले 
के पास ग्रवसर प्रायः नहीं श्राता । जो साहससम्पन्न होते हैं वे श्रवसर को स्वय 
खीचकर ले प्राते है। जहाँ प्रयाणा करना है, उस रथान के लिए आवश्यक धम्मे- 
पाथेय सदा तैयार रखो । धर्म का यान ऊध्वंमुख है और अधरमरथ के चक्र नरकों 
के पंक में फेंसेहए है। धर्म तीर्थकरों की दिव्य स्फटिककान्ति से दीप्तिमान है 
श्र अ्रधर्म प्रन्धकार में स्वयं आबृत है तथा धर्मविमुखों को उसी भ्रन्धगतते में 
गिराने के लिए प्रस्तुत है। धर्माचरण से शुभवन्ध होता है। 'समीचीन धम्मं 
देसयामि' कहतेहुए झ्राचार्यों, शास्त्रकारो ने धर्म को समीचीन कहा है। यह 
समीचीनता मानो, दिव्य वरदान है। इस धनी छायावाले, महाफल धर्मपादप 
के नीचे बैठकर साधना करनेवाला धर्मात्मा अ्नन्ताकाश से ऊपर प्रतिष्ठित 
आनन्दात्मक लोक के पथ प्रशस्त करता है। धर्म पालने से आत्मबल में वद्धि 
होती है । आत्मबल बढ़ने से अतिरिक्त कौन वस्तु है जिसे महान्‌ कह सके ? 


धामिक ग्राचरण राष्ट्रीय चरित्र को उन्नति देनेवाला है। व्यक्ति-व्यक्ति 
से राष्ट्र बनते हैं श्लौर उनके आचरणों से राष्ट्र के स्तर का निर्माण होता है। 
जैसे तन्तु होते है, वेसा ही पट बनता है। यदि राष्ट्र के लोग धर्मप्रिय होगे तो 
राष्ट्र धर्ममय होगा । आखिर राष्ट्र तो व्यक्तियों से ही है। व्यक्तिसत्ताविहीन 
भूखण्ड राष्ट्र नही कहा जा सकता। इसके लिए अधिक उदाहरण देकर समभाने 
की आवश्यकता नही । एक पार्टी में, जिसमें सामूहिक आहार-पानी की व्यवस्था 
की गई है, लोग खाने से भ्रधिक उच्छिष्ट छोड़ते हैं । उच्छिष्ट छोडते समय उनके 
हृदयों में थोड़ा भी विचार नहीं होता कि यह श्रन्न का नाश कितनी बड़ी हिसा 
है ? यदि यो ही फेकने योग्य इसे न किया होता तो कितने लोगो की क्षुघाशान्ति 
इससे हो पाती । यह जूठन छोड़ना अनेक लोगों में तो आवश्यक झात्मसम्मान की 
रक्षा समझी जाती है। किन्तु राष्ट्रीय विचार से सोचने पर हमें प्रतीत होगा कि 
यह मेहगाई का काररा है, हमारी अस्वस्थ मनोदशा का परिचायक है। जब 


१६६ 


अन्न दुर्लभ हो, तब तो यह प्रपराध कोटि में भा जाता है। क्योंकि रुपये-पैसे से 
प्रश्न के दाने नहीं बनते । वह तो किसान की कठोर मेहनत का फल है जो प्रकृत्ति 
अनुकूल होने पर एक निश्चित कालावधि में प्ककर तैयार होता है । उसे नोटों 
के समान उत्पन्न करना दिवास्वप्न है। भ्रतः जो वस्तु सिक्कों से तैयार नहीं की 
जा सकती उसे सिक्‍कों पर उछालना मानवजाति को संकट में डालना है। ये 
विचार सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में लागू किये जा सकते हैं। धर्मबुद्धि रखने से 
इस प्रकार की विचारधारा आती है और धामिक ही उसका पालन करने में 
अग्रसर होते है। इस विचार से धर्म राष्ट्र के नैतिक उत्थान का सबल आधार 
है। धर्महीन होने से अविचारों की परिधि में घिराहुआ मानव स्वयं को तथा 
राष्ट्रीय जीवन को भी पतित कर देता है । 


धर्म का यह क्षेत्र विशाल है । इसमें सम्पूर्ण श्रच्छाइयो का समावेश है । 
किन्तु कभी-कभी इसे व्यक्तिवाद घेरकर सीमित बना देता है। सीमा में रहकर 
इसकी गुणावली में न्‍्यूनता के साथ ग्रनेक विक्ृृतियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं । 
क्योंकि असीम को सीमा में बाँधनेवाले का वयक्तिक श्राग्रह उसमें मिला होता 
है । वह वैयक्तिक आग्रह सर्देव सामूहिक दृष्टि के प्राजल भाग को ग्रहण नहीं 
कर पाता | वह धम्म से अलग होकर 'पन्थ बाद को पोषण देता है। श्राज ससार 
में अनेक पन्थ हैं । उन पन्‍्थों में एक वर्गविशेष ने अ्रपनी प्रविष्टि ले रखी है । 
पन्‍थ का कार्यक्षेत्र उन्हीं तक सीमित है। सीमित क्षेत्र में रहकर वे दूसरी 
सीमाओं को अपने से लघु बताते है ओर बताते-बताते उनमें एक सकीर्ण पक्षपात 
का जन्म हो जाता है | पक्षपात से कलह बढता रहता है श्रौर उस-उस पक्ष के 
लोग रातदिन धर्म के मगलस्वरूप से परे हटकर गार्तरौद्र मे फेस जाते है। 
भगवान्‌ महावीर ने समीचीन धम्म देसयामि' कहकर मानवमात्र के लिए हित- 
कारी धर्म का स्वरूप-निरूपण किया किन्तु उन्हीं के माननेवालों ने उसमें अनेक 
सख्याओं को नाम देकर उसके अशन-ग्रहण में भ्रपनी तत्परता प्रदर्शित की । 
हिन्दुओं में भी कबी रपन्‍्थ, दादूपन्थ, द्वेतमत, भ्रद्देतमत, शैवमत, शाक्तमत, वेष्णव- 
मत आदि अनेक पन्‍्थो का प्रचलन है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विशाल 
गम्भीर समुद्र में से अपनी क्षमता के अनुसार पन्थजनकों ने अपने-अपने बुद्धिपात्र 
भरे और उनका पृथक्‌-पृथक्‌ नामकरण कर दिया । उनके भक्तो और अनुयायियों 
ते अपने नेता के नाम पर अभ्रागे भी उसी पन्‍्थ को बनाये रखा । 'सिक्ख' शब्द का 
प्रयोग श्राज एक जातिविशज्येष के लिए होता है किन्तु एक समय सिक्‍ख हिन्दू थे । 


१६७ 

भुगलों और भारतीयों के संघर्षकाल में जिन्होंने केश, कंची, कच्छ, कड़ा झौर 
क्ृपाण धारणकर गुरुओं का शिष्यत्व स्वीकार किया तथा युद्ध में सम्मिलित हुए, 
वे गुर के शिष्य हुए श्रौर कालान्तर में शिष्य (सिक्ख) एक अलग जाति बन गई । 
सिक्‍सों के 'भ्रन्थसाहब' में हिन्दुओंके भगवान्‌ राम का वर्सन है भौर नानक के 
भजन रामभक्तिपूरं हैं। परन्तु वह पन्‍थ भ्लग होकर आज एक पृथक जाति बन 
गया है । धर्म और पन्थ में मौलिक भ्रन्तर यह है कि पनन्‍थ की रचना धर्म के लिए 
व्यक्तिवादी विचारधारा उत्पन्न करती है। धर्म वस्तु-स्वभाव को प्रमुख बताता 
है तो पतन्‍्थ व्यक्तिनिरूपित किसी सत्याश अथवा सत्याभास को मानने का भ्राग्रही 
होता है। धर्म त्रिकालाबाधित होने से एकरूप है किन्तु पन्‍थ के स्वरूप भ्रनेक 
है। कोई तिलक की तियंक्‌ रेखाओ्नों मे, कोई उत्तरीय की विशेष छूंटा में, कोई 
रुद्राक्ष श्रौर विद्र म, तुलसी झ्रादि की माला धारण करने मे और ऐसे ही बाह्य 
झ्राकल्पो में धर्म मानतेहुए अपने पन्‍य की पद्धति की पद्टावली लिये दिखायी देते 
है। ये विन्दुजीवी होकर सिन्धुजीविता का अ्रभिमान करते है। धर्म की वास्त- 
विकता पन्धो द्वारा व्याहत हो जाती है। पन्‍्थ से अवसरवादियों को लाभ मिलता 
है । मत-मतान्तरो का जन्म तथा उनमे श्रापसी सघर्ष पन्‍्थवाद के हिमायती उत्पन्न 
करते है। समय अभाने पर वे हिसा पर उतर पाते है, क्रोध, मान और मायाचार 
करते उन्हे संकोच नही होता । अधिक लोग इस विवाद में फेंसे रहकर शास्त्रार्थ 
करते रहते है कि पूजा करते समय भगवान्‌ को पुष्प चढाए या सूखे मेवे । इसमें 
विजयी होकर वे अपने झ्रापको श्रेष्ठ मानते है। वे भगवान्‌ की स्तुतिपदावली मे 
“न पुजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निन्‍दया नाथ ! विवान्तवरे | - ऐसे वीतरागपदों 
का उच्चारण करतेहुए भी यदि कषायों को मन्द नहीं कर पाते तो कहना होगा 
कि उनकी पूजाबिधि भी 'पन्थ' से परिचालित है । धर्म तो कहता है, भगवान्‌ को 
पारिजात के पृष्पो से पूजो या फिर सूखे बादाम से, चावल से । इसमें विवाद 
करने की क्या बात है ” वीतराग जिनेन्द्र को तो न पारिजात चाहिए न चावल। 
ये तुम अपनी श्रद्धा श्रपित कर रहे हो या विवाद को जन्म दे रहे हो ? पूजक का 
सच्चा उपहार तो आत्मनिवेदन है । वन्दे तद्गुणलब्धये' की भावना से अपने को 
ऊचा उठाने के लिए पूजार्चा करो। व्यवहार का पालन करतेहुए निश्चय को 
न भूलो। पन्‍्थों के दिगृभ्रम साधनामार्ग में भटकानेवाली पगड़डियां है। सच्चे 
मुमुक्षु को इन बालरेखाग्रों से बचकर उस विराट्‌ महापथ को खोज निकालना 
चाहिए जिस पर तीर्थ करों के पदचिक्न भ्रकित है । 


श्ध्ष 


अहिंसा परमधर्म का सम्यक्त्वमूलक चारित्रमार्ग ही वह महान्‌ जनायन है 
जिसके दोनों झ्नोर अनेकान्त के गन्धवन लहलहा रहे हैं । उन पर बेठेहुए द्वादशांग- 
वैत्तालिक विरुदावलि पढ़ रहे है । गणधरों के स्व॒लिखित पत्रों पर उस दिव्यध्वनि 
के अध्याय लिखेहुए है । 


भगवान्‌ को पन्‍्धों, व्यक्तिप्रसृत व्यामोहक्रीडाओ से परे ही रखना श्रेयस्कर 
है । जो उपास्य है, उन्हें विनम्न भाव से श्रद्धाभक्ति निविदन करना उपासकों का 
धर्म है। शुद्ध धामिक होकर उन वीतराग चरणों की सेवा से श्रपने को कृतार्थ 
करनेबाला महान्‌ भाग्यधनी है। निर्दोषचर्या का पालन करनेवाले साधु पन्थवाद 
से दूर रहते है। उनका जीवन धर्मस्वरूप होता है। वे सम्पूर्ण लोक के लिए 
अथवा आत्मध्यान मे स्थित होने से आत्मा के लिए हितचिन्तक होते है। 'साम्य 
में सर्वभूतेषु', 'वैरं मज्म॑ न केनवी---उनकी वीतरागचर्या का भागगेदर्शन करते 
है । निर्भरनीर के समान उनके वचनामृत को सभी पीते है ग्नौर शान्ति, तृप्ति तथा 
शीतलता का अनुभव करते है। नदी के तटों के समाल उनका हृदय विशाल होता 
है । कुलाचलो की ऊचाइया उनकी भावभूमियों मे समाहित होती है। ससार 
उनके चरणो की समीपता से क्षुद्रताओं का विसर्जन करता है श्ौर उदारता को 
श्रपनाकर विभूतिमान्‌ होने का सत्प्रयास करता है। वे गुरु होने से स्वभावत. 
'लघुता' से दूर होते है। 'मुनि' होने से तत्त्वज्ञान उनकी आकृति पर उद्भासित 
होता है। उन सम्यक्चारित्रोपदेष्टाश्रो का दर्शन साक्षात धर्म के समान है । 


दीक्षा-प्रहण-विधि 


दिगम्बर मुनिदीक्षा में केशो का लु चन, मुनि-अवस्था का नामकरण, 
नम्नत्वप्रदान तथा पिच्छिकाग्रहण - मुख्यविधि है। दीक्षित को अष्टाविशति 
मूलगुणो को निष्ठापूर्वक पालन करने का ब्रत लेना होता है। चतुसंघ के समक्ष 
शुभ दिन और मुह॒ते में, स्थिर लग्न मे दिगम्बरत्व की यह दीक्षाविधि सम्पादित 
की जाती है। मुनिचर्या-सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य प्रकरण “नि्ग्रन्थ मुनि! शीर्षक 
निबन्ध में दे दिये गये है | यहाँ दीक्षाविधि दी जारही है - 


सिद्धयोगिबृहद्भक्तिपूर्वक लिगमप्येताम्‌ । 
लु चाख्यानाग्न्यपिच्छात्म क्षम्यता सिद्धभक्तित." ।। 


अथ दीक्षाग्रहण॒क्रियाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्ग करोमि 'सिद्धानुद्धृत' - इत्यादि । 


ग्रथ दीक्षाग्रहराक्रियाया योगिभक्तिकायोत्सर्ग करोमि। “थोस्सामि गुश- 
धराणा मित्यांदि । “जातिजरोरुरोग' इत्यादि वा । अनन्तर लोचकरण, 
नामकरण, नाग्त्यप्रदान, पिच्छुप्रदात च। अ्रथ दीक्षानिष्ठापनक्रियाया सिद्धभक्ति- 
कायोत्सर्ग करोमि। 


दीक्षादानोत्तरकतंव्यनिरूपणम्‌ - 


पच य मह॒व्वयायि समिदीवों पच जिणवरुहिटठा । 
पन्ने विदियरोहा छब्बी आवासया लोचो ॥। 


नी 


१. लिंग - भर्थात्‌ मुनिमृद्रा प्रदान करने की विधि मे सिद्धमक्ति, योगभक्ति और बृहदुभक्ति 
का पठन करना चाहिए। सर्वप्रथम सिद्धमक्ति पढ़तेहुए विधि का शुभारम्भ किया जाता 
है और इसमे केशलोच, नामकरण एवं प्राचरणीय ब्रतो, गुणों का शाख्यान, नग्नत्व और 
पिच्छिग्राहयाविधिया मत्रपूर्वक सम्पादित की जाती है। नीतिसार में इस प्राक्षय 
का इलोक है - 

अचेलत्व॑ शिर.कुचलोचोष्ष: केशधारणम्‌ । 
निराभरणत्ताईच्छिन्नदेहता पिच्छघारएंम्‌ ॥ ७४ 


२००७ ' 


प्रच्नेलकमशहाणं सिदिसियनमर्दतम॑सर्ण चेव । 
ठितिभोयरोय भत्तं मूलगुणा प्रट्ठवी साधु: ॥ (मूलाचार, ४५) 


मुनेरष्टाविशतिमूलगुणा: - 

१. पच भहाव्रतानि - भहिसा, सत्यं, श्रचौयेम्‌, ब्रह्मचयेम्‌, भ्रपरिग्रहश्च । 

२, पच समितय:  -ईर्या-भाष॑षणोत्सर्गादाननिक्षेपणार्या: । 

३. पच्चेन्द्रियनिरोध: - स्पर्शरसप्राणचक्षु भ्रोत्रारिण पंचेन्द्रियारि | 

४ पडावश्यकक्रिया: - सामायिकस्तुतिवन्दनप्रतिक्रमशप्रत्याख्यान- 
कायोत्सर्गा. । 


५ सप्त प्रकीर्णकानि - केशोत्याटनम्‌, अ्चेलक्यम्‌, अस्नानम्‌, क्षितिशयनम्‌, 
अदन्तधावनम्‌, स्थितिभोजनम्‌, एकभुक्तिश्चेति, 
इत्यष्टाविशतिमूलगुणान्‌ निक्षिप्य दीक्षिते। 
सक्षेपेण सशीलादीन्‌ गरी क्ुर्यात्‌ प्रतिक्रमम्‌ ॥। 
लोचक़िया - लोचो द्वित्रिचतुर्मासिव रो मध्योश्धम. क्रमात्‌ । 
लघुप्रागूभक्तिभि' कार्य. सोपवासप्रतिक्रम.* ।। 


ग्रथ लोचप्रतिष्ठापनक्रियाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्ग करोमि। तबसिद्धे' 
इत्यादि । 


ग्रथ लोचप्रतिष्ठापनक्रियाया योगिभक्तिकोयोत्सर्ग करोमि। (अनन्तर 
स्वहस्तेन परहस्तेन वापि लोच कार्य ।) 


अ्थ लोचनिष्ठापनक्रियाया सिद्धभक्तिकायोत्सर्ग करोंमि । 'तव- 
सिद्धे' श्त्यादि । अतोडइनन्तर प्रतिक्रमण कतंव्यम्‌ | 


अचौरय, भ्रह्मचर्य श्रौर भ्रपरिग्रह) महात्रत, पाँच (ईर्या, भाषा, एषणा, उत्सर्ग, आदान 
श्रौर निक्षेपणा ) समितिया, पाच (त्वचा, जिद्वा, नासा, नेत्र और श्रोत्र) इन्द्रियों का 
निरोध, छह (सामायिक, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमणा, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ) 
आवश्यकक्रिया, केशलोच, अस्नान, भूशयन, भ्रदन्तघर्षण, स्थितिमोजन, एकभरुक्ति और 
प्रचैलक्य (ये मुनि के मूलगुण है |) - 

२ केशो की लोचक्िया दो महीनों में करना श्रेष्ठ है, तीव महीनों से मध्यम है भश्रौर चार 
महीनों से अधम है। केशलोचकिया लघुभक्तियों के पठनपृर्वक करनी चाहिए तथा 
उपवास सहित प्रतिक्मण लना चाहिए । 


२०१ ह 
बहुद सुनिदीक्षाविधि: 


दीक्षक: पूर्वेदिन भोजनसभये भाजनादितिरस्कारविधि विधाय भ्राहारं गृहीत्वा 
शैत्योलये प्रानच्छेत्‌ । ततो बृहत्यत्यास्यान-प्रतिष्ठापने सिद्धयोगभक्ती पठित्वा 
गुरुपाश्वें सोपवासं प्रत्यास्यानं गृहीत्वा, श्राचार्यशान्तिसमाधिभक्ती: पठित्वा 
गुरु प्रसमेत्‌" । 


भ्रथ दीक्षादिने - दीक्षादातृुजनः शान्तिकगणधरवलयपूजादिक यथाशक्ति 
कारयेत्‌। अथ दाता दीक्षाभिलाषुकं स्मानादि कारथित्वा यथायोग्यालंकार- 
युक्त महामहोत्सवेन चैत्यालये समानयेत्‌ । स च देवशास्त्रगुरूणां पूजां विधाय 
बैराग्यभावनापर सर्वे: सह क्षमां कृत्वा ग्ुरो. समक्ष तिष्ठेत्‌। तलो ग्रुरोरग्रे 
संघस्याग्र व दीक्षाये याच्ञं कृत्वा तदानब्या सौभाग्यवतीशख्लीविहितस्वस्तिकोपरि 
सितसिचयं प्रच्छाद्य तत्र पूूवेदिशाभिमुख. पर्यकासन कृत्वा आसीत । गुरुश्चोत्तरा- 
भिमुखों भृत्वा संघ परिपृच्छब लोच कुर्यात्‌ ।* सिद्धर्भाक्ति योगर्भक्ति च पठेत्‌ । 
यदि पर्याप्तसमयो नाधिगम्यः स्थातू तदा निम्नांकितममु' पाठ बयात्‌ - 


'बहद्वीक्षाया लोचस्वीकारक्रियाया पूर्वाचार्यानुक्मेण सकलकर्मक्षयार्थ 
भावपुजावन्दनास्तवसमेत॑ श्रीमद्योगभक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ ।' इति पठित्वा 
शामोकार' मन्त्रस्य नव वारान्‌ जप कुर्वीत । केशलो चसमये सिद्धर्भाक्त च वदेत । 


१. दीक्षार्थी दीक्षा के पूर्व दिन भोजन के सम्य भोज्यपात्रों का परित्याग करके पाशिसम्पुट 
में ही आहार लेकर चैत्यालय मे प्रवेश करे । इसके पदचात्‌ बृहतृप्रत्याख्यानप्रतिष्ठापन मे 
सिद्धमक्ति एव योगभक्ति पढ़कर गुर के समीप उपवाससहित प्रत्याख्यान ग्रहणकर 
पश्चात्‌ ग्राचायशान्ति-समाधिमक्ति पढकर गुरु को प्र्याम करे । 


२. दीक्षाविधि के दिन दीक्षाविधि को यथाविधि सम्पन्न करानेवाले श्रावक यथाश्षक्ति 
शान्तिक एवं गणंधरवलय इत्यादि का पूजन करावें । इसके पश्चात दीक्षादाता दीक्षार्थी 
को स्‍्तान भ्रादि करवाकर यथायोग्य वस्त्रालकार पहनाकर महामहोत्सव (समारोह) 
के साथ चैत्यालय में ले श्रावे। वहाँ दीक्षार्थी देव, शास्त्र भर गुरु की पूजा करके 
वैराग्यमाव से आपूर्यमाण होकर सब बृहस्थोी एबं स्वकुटुम्बजनों से क्षमायात्रना करे 
एवं स्वय सबको क्षमा प्रदान करे। पश्चात्‌ थुरु के सम्मुख आकर बैठ जाए। प्रनन्तर 
गुरु औौर संघ के समक्ष दीक्षा के लिए याचना करें। (भ्रनुमति मिलने पर) गुरु की 
भ्राज्ञा से सौभाग्यवती महिला द्वारा बनाये गये चावल के स्वस्तिक पर दवेतवस्त्र 
डालकर (ब्रिछाकर ) पूर्वाभिमुख होकर पर्यकासन से बेठ जाए। उस समय गुरु सघ से 
पूछुकर (भ्रनुमति लेकर) उत्तर की शोर ध्रभिमुख होकर दीक्षार्थी का केशलोंच करे। 


रण्२ 
शान्तिसस्त्र: 

3» नमो हते भगवते प्रक्षीणाशिषकल्मषाय दिव्यतेजोमूर्तये श्रीशान्तिनाथाय 
सर्वविध्नप्रशाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय. सर्वपरकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय 
सर्वेक्षामडामरविताशाय * हां ही ह, हौँ हः प्रसिआ्लाउसा प्रमुकस्य 
(दीक्षाग्रहीतु:) सर्वशान्ति कुरु २ स्वाहा ।' 

इत्यनेन मंत्रेण गन्धोदकादिक वारत्यं मत्रयित्वा शिरसि निक्षिपेत्‌ । 
शान्तिमत्रेणा गन्धोदक त्रि परिषिच्य मस्तक वामपाणिना स्पशेत' । 


बढ्ध मानसन्त्रः 
3» णामो भयवदों बड़ढमाणस्स रिसहस्सचक्क जलत गच्छई ग्रायास लोयाण 
जये वा विवादे वा थभणे वा रणगरणो वा रायगरणो वा मोहेरशा वा सव्वजीव सत्ताण 
झ्रपराजिदो भवदु रक्‍्ख-रकक्‍्ख स्वाहा । इति वद्धमानमन्त्र: 


ततो दध्यक्षतगोमयभस्मदूर्वाकुरान्‌ वद्धंमानमत्रेण मस्तके निक्षिपेत्‌* । 


मंत्र. - 3७» णमो अरहताणं रत्नत्रयपवित्रीकृतोत्तमागाय ज्योति- 
मंयाय मतिश्रुतावधिमन.पर्ययकेवलज्ञानाय असिश्नाउसा स्वाहा ।' 
इम मत्रमुच्चाय भस्मपात्र गृहीत्वा कपू रमिश्वित भस्म शिरसि 
निक्षिप्य निम्नाकितम मत्रमुदी्य प्रथम केशोत्पाठन कुर्यात्‌* 


मन्त्र: -- “5 ही श्रीं कली ऐ भ्र॒ह अ्सिश्नाउसा स्वाहा । पुनः 
5 हां अहेद्भ्यो नम' । 
3» की सिद्धेभ्यो नम: । 
3» हू पाठकेभ्यो नम. ।' 
3७ हु: सर्वेसाधुभ्यो नम. । 


१. इस जान्तिमत्र का पाठ करते हुए आचार्य गन्धोदक को तीन वार अभिमत्रित करके 
दोक्षक के भस्तक पर डाले और शान्तिमन्न से गन्धोदक को तीन वार मस्तक पर 
सिचित करने के पदचात्‌ दीक्षक के मस्तक का अपने बायें हाथ से स्पर्श करे । 

२ इस वर्धसान सत्र को पढ़कर आचाये दीक्षक के मस्तक पर दधि, ग्रक्षत, गोमयभस्म 
और दूर्वाकुरों को डाले । 

३. उल्लिखित मंत्र पढ़कर भस्मपात्र को हाथ से लेकर कपूंरमिश्रित भस्म को भस्तक पर 
डालकर निम्नलिखित मत्रोच्चा रण करते हुए केशलोच करे | 


२०३ 


इति समुच्चारयन्‌ गुरु: स्वहस्तेन पंचवारान्‌ कैशानुत्पाट्येत्‌ । पश्चात्‌ 
निम्नाकित पाठं पठेतु" + 

बृहद्वीक्षायां लोचनिष्ठापनक्रियायां पूर्वाचायनुिक्रण सकलकर्मक्षयार्थ 
भावपूजावन्दनास्तवसमेतं श्रीमत्सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्‌ ।' इति नव वारान्‌ 
महामन्त्र जपेत्‌* । २ 

लघुसिद्धभक्ति: - इच्छामि भन्‍ते ! सिद्धभत्ति काउस्सग्गो कश्नों तस्स 
लोचेउं सम्मशाण सम्मदसण सम्मचारित्तजुत्ताणं अ्रट्ठविहकम्मविप्पमुक्काण 
ग्रट्रगुरशासंपण्णाण उडढलोयमच्छुयमसि पयट्ट्याण तबसिद्धाण सजमसिद्धाणं 
णय सिद्धार्ण भ्रतीताणागदबट्टमाणकालत्तयसिद्धाणं सब्वसिद्धाण सया शिच्च 
काल अचेैमि पूजेमि वंदामि रशामस्सामि दुक्खकखभो कस्मक्खश्रो बोहिलाहो सुगइ 
गमणां समाहिमरण जिणगुणसपत्ति होउ मज्क । इति । 


ततः शीर्ष प्रक्षाल्य गुरुर्भाक्त दत्त्वा वस्त्राभरणयज्ञोपवीतादिक परित्यज्य 
तत्रवावस्थाय दीक्षां याचेत | गुरुश्च शिरसि श्रीकार लिखित्वा < ही भ्र्ई 
ग्रसिग्राउसा ही स्वाहा-इति मन्त्रस्याष्टोत्तशत (१०८) जाप्यमादिशेत्‌ । 
जपानन्तरं च गुरु: शिष्यस्थाञ्जलौ केसरकपू रश्नीखण्डसाधितद्रव्येण श्रीकार 
कुर्यात्‌ । श्रीकारस्य चतुदिक्षु 
'ररणत्तय व बदे चउबीसजिण तहा वदे । 
पत्र गुरूण वदे चारण जुगल तहा वदे ।' 
इति पठन्‌ पूर्वस्या ३ दक्षिणदिशि २४ पश्चिमाया ५ उत्तरस्यथा २ अ्कान्‌ लिखित्वा 
'सम्यगूदशेनाय नम., सम्यगज्ञानाय नमः, सम्यक्चारित्राय नमः इसि पठन्‌ 
तन्दुलैरजल प्रयेत्‌। तदुपरि नालिकेरं पूगीफल च धृत्वा सिद्धचारित्रयोगभक्ती: 
पठित्वा ब्रतादिक॑ दह्यात्‌ १ । 


१ इस प्रकार उच्चारण करते हुए गुरु अपने हाथ से दीक्षक के बेशों को पाच वार 
उत्पाटित करे । निम्न पाठ पढे - 


इस प्रकार नौ वार महामत्र का जाप्य करे। 


३. इसके पश्चात्‌ दीक्षाग्रहण करने वाला अपने शिर का प्रक्षानन कर गुरुभक्ति पढ़कर 
वस्त्राभूषरणा, यज्ञोपवीत आदि का परित्यागकर वही स्थित होकर गुरु महाराज से दीक्षा 
के लिए प्रार्थना करे । तब आचाये (गुरु) दीक्षक के मरतक पर 'श्री' शब्द लिखकर 
3० ही भरह भ्रसिश्राउसा छी स्वाहा' मत्र का १०८ जाप्य देंवे। जाप्प के पश्चात्‌ 
दीक्षक की श्रजलि में केसर, कपूर और श्रीखण्ड से 'श्री' लिये झौर 'श्री' के चारो श्रोर 
रत्लत्रय वन्‍्दे' यह इलोक पढ़ते हुए पूर्व में ३ दक्षिण से २४ पश्चिम मे ५ झौर उत्तर में 
२ श्रंको को लिखे । पुन 'सम्पन्दर्शनाय नमः इत्यादि पढते हुए गुरु तन्दुलों से दीक्षा- 
प्रहीता की भ्रजलि भरदें और ऊपर नारियल, सुपारी रखकर सिद्धचारित्रयोगमक्ति पढकर 
ब्रत झादि प्रदान करे । 


२४ 


ग्रथ सिद्धभक्तिया रित्र भक्तियोग भक्तिपाठ:- 


'बद समिदियं रोधो लोचो भावासयमचेलमणहाण । 
खिदिसयणमदंतघवणंठिदिभोवणमेयभत्त तर ॥।' 


पतमहाव्रतपंचसमितिपचेन्द्रियनिरोधलोचषडावश्यकक्रियादयोष्ष्टाविशति - 
मूलगणा, उत्तमक्षमामादवाजेवसत्यशौचसयमतपस्त्यागाकिचन्यब्रह्मचर्या रिग 
दशलाक्षणिको धरम , भ्रष्टाइश शीलसहस्रारि, चतुरशीतिलक्षगुणास्त्रयोदशविधं 
चारित्र, द्वादशविध तपश्चेति सकलसम्पूर्णमहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुसाक्षिक 
सम्यक्त्वपूर्वक हढ़व्रत समारूढ ते में भवतु । इत्यमु पाठ वारत्रयमुच्चार्य 
व्रतव्याख्यां शिष्याय सम्यग्‌ विज्ञाप्य ब्रतादि दद्यात्‌ शान्तिभक्ति चर पढेत्‌ । 
ततश्चाघोलिखितमाशी श्लोक पठित्वा श्रजलिस्थतण्डुलादिक दात्रे प्रदेयम्‌* । 
आशी:श्लोक: - 


धर्म. सर्वसुखाकरों हितकरों धर्म बरुधाश्चिन्चते 
धर्मेरोव समाप्यते शिवसुख धर्माय तस्मे नम. । 
धर्मान्तास्त्यपर सुहृद्‌ भवभृता धर्मस्य मूल दया 
धर्म चित्तमह दधे प्रतिदिन हे धर्म ! मा पालय ॥।' 


श्रथ घोडशसंस्कारारोपराम्‌ 


१. अय सम्यग्दर्शससस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
२, अय सम्यगूज्ञाससस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
३. अश्रय सम्यक्चारित्रसस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
४. अय वाह्याभ्यन्तरतप सस्कार इह मुनौ स्फुरतु । 
५ श्रयं चतुरगवीयंसस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
६ अ्रय अष्टमातृमण्डलसस्कार इह मुनौ स्‍्फुरतु। 
७. अय॑ शुद्धयप्टकोष्टसस्कार इह मु]नौ स्फुरतु । 
८, अय अशेषपरीषहजयसंस्का र इह मुनौ स्फुरतु । 


है ऊपर दिये हुए 'सिद्धमक्तिचारित्रभक्तियोग्भाक्त! पाठ को तीन वार पढ़कर क्षिष्य 
को ब्रतो की समुचित व्याख्या समकाकर व्रत दे और शान्तिमक्ति का पाठ करें। पश्चात्‌ 
श्राक्षीवाद एलोक का उद्घोषकर दीक्षाग्रहीता की पग्रजलि में स्थित तम्हुलादि दाताश्रावक 
को देता चाहिए । 


२०५ 
£. भय जियोगासेयमनिवत्तिशीलतासंस्कार इह घुनौ स्फुरतु । 
१०, भ्रयं त्रिकरणासंयमनिवृत्तिशीलतासस्कार इह मुनो स्फुरतु । 
११. भ्रय॑ दशासंयमनिवृत्तिशीलतासंस्कार इह्‌ मुनौ स्फुरतु। 
१२. श्रयं॑ चतुःसंशञानिग्रहशीलतासस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
१३. भ्रयं पंचेन्द्रिजयशीलतासस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
१४. अझ्य॑ दशधमंधारणशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु। 
१५, अ्रय॑ अ्रष्टादइशसह्रशीलतासंस्कार इह मु]नौ स्फुरतु। 
१६ अं चतुरशीतिलक्षगुणसस्कार इह॒ मुनौ स्फुरतु। 


(इति प्रत्येकमुच्चाय॑ शिरसि लवगपुष्पारिण निक्षिपेत्‌ ।) ततो वक्ष्यमाण 
मत्रेण शिरसि पुनः पुष्पाणि विकिरेत्‌ । मन्त्र: - 

“४5 गामो प्रहताणं णमो सिद्धाणं णमो श्रायरियाणं णमो उवज्कमायाण 
णमो लोए सब्वसाहुणं । < परमहंसाय परमेष्ठिने हंस ह स हं हां ह॒ हौ ह॑ हः 
जिनाय नम । जिन स्थापयामि स वौषट्‌ ।' 

भय गुर्वावलिः 

रवस्ति श्रीमहावीरनिर्वाणाब्दे २४६१तमे मासानामृुतमें मासि-पक्षे-- 
तिथो--वासरे मलसधे सरस्वतीगच्छे सेनगणे श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यपरम्पराया 
गुरुश्ी--तच्छिष्यश्री--शिष्यस्थ शिष्य, ' नामधेयस्त्वमसि । 


झथ पिच्छोपकररप्रदानम्‌ 
3३७ शामों अरहताण। भो अन्तेवासिनू । पड़जीवनिकायरक्षणाय मार्देव- 
सौकुमारयरज:स्वेदाग्रहलघुत्वपंचगुसोपेतमिद॑ पिच्छोपकरण गृहाण २। इति 
पिच्छिकादानम्‌ । 
हाथ शास्त्रदानस 
5 णमो अ्रहंताणं। मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानाय द्वादशांगश्रुताय 
नमः । भो अन्तेवासिन्‌ ! इद ज्ञानोपकरणं गृहाण गृहारय । इति शास्त्रदानम्‌ । 
ह्थ शोचोपकररणदानम्‌ 
55 णम्मो शरहंताणं । रत्नत्रयपवित्रीकरणांगाय बाह्माभ्यन्तरमल- 


शुद्धाय नम: । भो अन्तेवासिन्‌ ! इद शौचोपकरण गृहाण २। इति गुरु: वामहस्तेन 
कुमण्डलु दल्यात्‌ । 


२०६ 
लघसमाधिनक्तिः 


इच्छामि भन्‍ते । समाहिभत्ति काउस्सग्गो कओो तस्सा लोचेउं रमण- 
त्तवहूवपरमप्पज्काणलक्खर्ण समाहिभत्तीये शिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि 
रामस्सामि । दुक्खक्खओ्रो कम्मक्खशभी बोहिलाहों सुगइंगमण समाहिमरणं 
जिणगृणसपत्ति होउ मज्मं । 


ततो नव्दीक्षितों मुनिगुरुभकक्‍त्या गुरु प्रणम्य अन्यान्‌ मुनीन्‌ प्रसम्योप- 
विशति। यावद्‌ ब्रतारोपण न भवति तावदन्ये मुनय. प्रतिवन्दनां न ददति' । 


ततो दातृप्रमुवा जना उत्तमफलानि अग्रे निधाय तस्मे “नमोस्तु” इति 
प्ररयाम कुर्वेन्तिः । 


ततस्तस्मिन्‌ पक्षे द्वितीयपक्षे वा सुमुहर्ते श्रतारोपणं कुर्यात्‌ । तदानी 
रत्लत्रयपूजा निवत्ये पाक्षिकप्रतिक्रमणपाठ" पठनीय' । तत' पाक्षिकनियमग्रहणात्‌ 
पूर्व यदा 'बदममिदी त्यादि' पठचते तदा पूर्वेवत्‌ ब्रतादि दह्यात्‌। नियमग्रहण- 
समये यथायोंग्यमेक तपो दद्यात्‌ * (पत्यविधानादिक) दातुप्रभृतिश्रावकेभ्यो5षि 
एकमेक तपो दद्यात्‌ । ततोः्न्ये मुनय' प्रतिवन्‍्दना ददतिः । 


मुखशुद्धिमुक्तकरणविधि: 
त्रयोदशयु पंचसु तिसुसु वा कच्चोलिकासु लवगैलापुगीफलादिक निक्षिप्य ता: 
कच्चोलिका ग्रोर्ग्रे स्थापयेत्‌ । 'मुखशुद्धिमुक्तकरणपाठ्क्रियाया -मित्याद्र च्चार्य 
सिद्धयोगाचार्यशान्तिसमाधिभक्तीविधाय तत:पण्चात्‌ सुखर्शाद्ध गृक्तीयात्‌* । 

१-२. समाधिभक्ति पढने के अनन्तर नवदीक्षाप्राप्त मुनि 'गुरुभक्ति द्वारा गुरु को प्रझाम कर 
एवं ब्रन्य समुपस्थित मुनियों को प्रणाम कर बैठ जाए। जबतक ज्ञतों का झ्रारोपण 
नही हो, तबतक प्रन्य मुनि उस नवदीक्षित मुनि को प्रतिवन्दन नहीं करें । इसके 
पश्चात्‌ दाताओं में प्रधान श्रावक उत्तमोत्तम फलो को नवदो क्षित मुनि के सम्मुख 
रखकर नमो“ तु कहकर प्रणाम करे । 

३ इसके पश्चात्‌ उसी पक्ष में भ्रथवा द्वितीय पक्ष मे शुभ मुहर्त मे ब्रतों का श्रारोपण करे । 
उस समय 'रत्लत्रय' पूजा के अ्रनस्तर पाक्षिक प्रतिकमरप पाठ पढना चाहिए। पाक्षिक नियमों 
के ग्रह्शाममय से पूर्व जब 'ब्रतसमिति' इत्यादि पाठ पढा जाए, तब पूर्ववत्‌ ब्र॒त इत्यादि 
देने चाहिए। निय्रमग्रहण के समय यथायोग्य एक तप देना चाहिए। दाता - श्रावकों 
के लिए भी एक-एक तप देना चाहिए। इसके पश्चात्‌ मुनि प्रतिवन्दन करते है । 

४, तेरह, पाच अथवा तीन कटोरियो में लवंग, एला, सुपारी झादि रखकर उन्हें गुरु के 
सम्मुख रखे । नवदीक्षित सुनि महाराज “मुखशुद्धिमुक्तकरणपाठजियायाम्‌' इत्यादि 
पाठ का उच्चारण करनेहुए सिद्ध-योग-आझाचायं-शान्ति-समाधिभक्ति पढ़कर पश्चात 
मुखशुद्धि ग्रहण करें । 


२०७ 


श्र क्षुल्लकदीक्षाविधिः 
झथ लघुदीक्षायां सिद्धयोगशाम्तिसमाधिभक्ती: पढेत्‌। तत्र '< हीं श्री कली ऐ 
प्र्ह नमः” इत्यनेत भस्त्रेण एकविशतिवारान्‌ प्रष्टोत्तरशतवारान्‌ वा जाप्य दीयते । 


प्रन्यच्ब विस्तरेण लघुदोक्षाविधि: 


प्रथ लघुदीक्षाग्रहीता (ग्रहीत्री वा) दातार संस्थापयति। ततो दाता 
यथायोग्यमलंकृतं कृत्वा चैत्यालये समानयेत्‌ । देव वन्दित्वा सर्वे. सह क्षमाविधि 
समाप्य गुरो: समक्ष दीक्षा याचित्वा तदाज्ञया सौभाग्यवतीस्त्री विरचितस्वस्तिकोपरि 
एवेतवस्त्र प्रच्छाथ तत्र पूर्वाधिमख: पर्यकासनों ग्रुरुश्चोत्तराभिमुख”' सघं 
परिपुच्छच लोचं कुर्यात्‌। ४» नमोड5हंते भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजो- 
मूतेये शान्तिकराय सर्व विध्नप्रणाशनाय सर्वेरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरक्ृतक्षुद्रो प- 
द्रवविनाशनाय सर्वक्षामडामरविताशनाय *& हा ही ह, हां ह' भ्रसि्राउसा 
अ्रमुकस्य स्वेशान्ति कुरु २ स्वाहा अनेन मन्‍्त्रेण गन्धोदकादिक त्िवारं शिरसि 
निषिचेत्‌ । शान्तिमत्रेण गन्वोदकं त्रि. परिषिच्य वाभहस्तेन मस्तक स्पुशेत्‌। 
ततो दध्यक्षतगोपयभस्मदूर्वाकुरान्‌ मस्तके वद्ध॑प्ानमन्रेण निक्षिपेत्‌ । “४ शुमो 
भयवदो बड्ढ़ पाणस्स त्यादि वर््धमानमन्त्र: पूर्व लिखित' । लोचादिविधि महात्रत 
च निर्वर्त्त, प्रदाय सिद्धर्भाक्त योगभक्ति व पठित्वा ब्रत दद्यात्‌ । 

तत. - दसणवयसामाइयपोसहसच्चित्त रायभत्तेय । 
बभारभपरिग्गह अणुमणमुदिंट्ठ देसविरदेदे ।। 
- (गोम्मटसार, ४७७) 

इत्यादि वारत्रय पठित्वा व्याख्याय गुवबलि पठेतू । ततः सयमाद्युपक रणानि 
दद्यात्‌ । 

३» गमो अरहताणं। भो क्षुल्लक ! (क्षुल्लिके | वा) षड़जीवनिकाय- 
रक्षणाय मार्दवादियुणोपेतमिद पिच्छोपकरण गृहाण २ इत्यादि पूर्ववत्‌ ज्ञानोपकरण 
शौचोपकरण च मत्रपूर्वेक दद्यात्‌ । 


इति नवुदीक्षाविधान समाप्तम्‌ 


र्ण्प 
वीक्षानक्षत्रारित 


प्रणम्य शिरसा वीर जिनेन्द्रममलब्रतम । 
दीक्षा-ऋक्षारि वक्ष्यन्त सतां शुभफलाप्तये ॥ १॥॥ 


भरण्युत्तरफाल्गुन्यो मघाचित्राविशाखिका: । 
पूर्वाभाद्रपदाभानि रेवती मुनिदीक्षणे ॥२॥ 


रोहिणी चोत्तराषाढा उत्तराभाद्रपत्तथा । 
स्वाति. कत्तिकया साथ वज्यंते मुनिदीक्षणे ।॥३॥। 


अ्रश्विनीपूर्वफाल्युन्यौ हस्तस्वात्यनु राधिका: । 
मूल तथोत्तराषाढा श्रवण' शतभिषा तथा ॥।४॥॥ 


उत्तराभाद्रफपच्चापि दशेति विशदाणया' । 
आयथिकाणा ब्रते योग्यान्युशन्ति शुभहेतवे ॥॥५॥। 


भरण्या कृत्तिकायां च पुष्ये श्लेषाद योस्तथा । 
पुनर्वेलोँ च नो दद्युरायिकाब्रतमुत्तमा: ॥६॥ 


पूर्वाभाद्रषदा मूल घनिष्ठा च विशाखिका । 
धवर/शचेपु दीक्ष्यन्ते क्षुल्लका, शल्यवर्जिता' ॥॥७।। 


इतिदीक्षानक्षत्रपटलम 


दीक्षा क्‍यों ? 


ससार में सामान्य और विशेष दो श्र णीविभाग सदा से है। सामान्य जाति- 
परक झ्रौर विशेष व्यक्तिबोधक है । जो छात्र विश्वविद्यालयों से उत्तीणता का 
प्रमाणपत्र पा लेते हैं वे शिक्षाक्षेत्र में प्रमाणपत्र न पानेवालों से विशेष हो जाते 
है । यह प्रक्रिया उत्तम और अवर की विभाजक रेखा है। मन्दिरो मे देवप्रतिमा 
के समक्ष जो भक्ति, विनय, श्रद्धा, स्तुति-प्रराधन किया जाता है वह सामान्य 
तद्रप श्रापणिक मूर्तियों का नही किया जाता। क्‍योंकि मन्दिर की प्रतिमा का 
शास्त्रविधि से सस्कार किया गया है और मंत्रों की अनन्त शक्ति से उसकी प्रतिष्ठा 
हुई है । दीक्षा भी सामान्य व्यक्तिस्तर से ऊपर को उठाने मे शास्त्रद्वारा विहित है । 
जब दीक्षा ग्रहण करने केलिए किसी के हृदय में प्रेरणा उठती है वह भव्यात्मा 
दीक्षायोग्य बनने का सतत यत्न करता है। अपने झ्राप को आत्मनिरीक्षण से 


२०६ 

वैराग्यमय जानकर वह योग्य गरुरुमहाराज के समक्ष दीक्षात्रार्थी होता है। जब 
परीक्षण में उत्तीर्य होकर वह दीक्षाविधिसे त्यागी बनता है, तब उसे तीन प्रामा- 
खिक ग्रनुमोदन मिलते है। शास्त्रानुमोदन, परम्परानुमोदन और लोकानुमोदन। 
शास्त्र उस स्थिति के विरागी व्यक्ति को त्यागी होने के लिए स्वीकृति देते है 
श्रोर दीक्षाविधि द्वारा परम्परानुसार उसे सघ के समक्ष दिंगम्बरत्व दिया जाता 
है । इन विधियों के पश्चात्‌ लोक उसे अभ्रपना ग्रुरु स्‍्वीकारता है और सामान्य 
जनो से विशिष्ट उसकी मान्यता, मर्यादा और अभिनन्दनीयता लोकश्रचलित होती 
है । इसी लिए स्वभावतः पवित्र आचरणशील व्यक्ति ही दीक्षा लेते हैं। यद्यपि 
दीक्षा लेने से पूर्व भी वे साधुचरित होते है, तभी तो उन्हे उस मार्ग की स्वीकृति 
मिलती है, तथापि लोक में शास्त्र ने जिस व्यावहारिक पद्धति का पालन बताया 
है, उसके पालने से सस्‍्कृति की सहस्रो वर्षो से चली आई परम्परा के साथ उनका 
तादात्म्य स्थापित हो जाता है। 'मुद्रा सत्र मान्‍्या स्यात्‌ निमु द्रो नैव मन्यते' 
यह लोकप्रसिद्ध है । यह 'मुद्रा' परम्परानुसारी शास्त्रपद्धति से ही प्राप्त हो सकती 
है । यदि यह बन्धन न रखा जाए तो कोई भी स्वच्छुन्दता से दिगम्बर वेष धारण 
कर इसकी मूल मर्यादाओ के साथ स्वर व्यवहार कर सकता है। अत: विधि द्वारा 
ग्रहण किया हुआ दिग्रम्बरत्व इस बात का प्रमाण है कि वह जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
मूल धर्म का अ्नगामी है, उन शास्त्रबन्धतो से नियत्रित है । 





सल्लेखना 


इस ससार में जन्मजयन्तिया मनाने की प्रथा है। कासे बजाकर नवजात 
शिशु का स्वागत किया जाता है और प्रतिवर्ष उस जन्मदिन का समारोह झायोजित 
किया जाता है। क्योकि सभी जीवन को प्यार करते है। प्रत्येक प्राणी अधिक से 
अधिक जीवित रहना चाहता है | 'शत जीव' कहकर वृद्धजन प्राशीर्वाद देते है । 
साधारण रोग होने पर तुरन्त उपचार-व्यवस्था की जाती है। अधिक विस्तार 
से क्या ? ससार के सारे व्यापार जीने के लिए है। ओऔषधियो, रस-रसायनो का 
सेवन जीवन के लिए है । आमोद-प्रमोद के साधन जीवल को सुखमय बनाने के 
लिए है। नगर, गली, बाजार और घर जीवन के विचरण-स्थान है। मनोरजन 
के, प्रसाधन के तथा भागोपभोगो के अनेक उपादान जीवन के लिए है। जीवित 
व्यक्ति अपने विलास के लिए नाना सुखसुविधापूर्णा आविप्कारो का निर्माण करता 
है और उनमे रमणा करता है । मृत्यु को जीवन का श्रावश्यक परिग्गाम जानकर 
भी वह इससे सदा दूर रहने की चेष्टा करता है प्रौर झ्रपनी कोशिशों से सन को 
मिथ्या-श्राश्वासन देता रहता है कि “मैं कभी नहीं सरू गा'। परन्तु खिलाहुआ 
पृष्प और पकाहुआ फल डालपर लगे नहीं रह सकते । सूर्य भी अस्तगमन से 
विमुख नही हो पाता और चन्द्रमा को भी अमावस्या के कालमुख में विलीन होना 
पडता है| जन्म और मसृत्युरूप कालचक्र से बचना असम्भव है । 'जातरय हि झ्ुवां 
मृत्यु उत्पन्न होने वाले की मृत्यु निश्चित है। कोई घनिक इतनी भारी रिश्वत 
नही दे सका, जिससे मृत्यु से बच निकला हो । दण्डधर यमराज का न्याय अटल 
है । जिसके विषय में कबीर ने कहा है - 


माली आवत देख करे कलिया करो पुकार । 
फूल-फूले चुन लिये काल्हि हमारी वार ॥- 


आयु कर्म शेष होने पर एक क्षण के लिए भी जीवित रहना अशक्य है । 
भ्राधा श्वास भी अधिक नही मिल सकता । कोई औषधि, कोई मूल्य ( शुल्क ) 
इसके प्रतिदान में नही लिया जा सकता । प्रकृति के इसी नियम ने घनिकों, शूर- 
वीरो, सम्राटो तथा सामान्य-विश्वेष सभी का दर्षदलल किया है | आसपास जोधा 


२१६ 


खट्टे बहुरि बजावें गाल। मं महल से ले चला ऐसा काल कराल । किसी बड़े 
शासक की मृत्यु हो रही थी। बड़े २ युद्धवीर, चिकित्सक डींग मार रहे थे । कालसे 
लड़नेवाले योद्धा स्वामिभक्ति प्रदर्शित करते हुए कह रहे थे--हमारे रहते काल 
नही ले जा सकता। चिकित्सक कहते थे - महाराज ! यह संजीवनो है । किन्तु 
राजा को देखते २ काल हरण कर ले गया । काल से कोई नही लड़ सकता और 
ग्रकेला काल सम्पूर्ण जीवधारियो से भ्रनादिकाल से लड़ रहा है। कालको परास्त 
करने के लिए किये गये सभी उपाय निर्थंक हुए हैं। भतृ हरिने काल की इसी 
दुर्वार सत्ता को श्रीरामचन्द्र के राज्याभिषेक प्रकरण से बॉधतेहुए लिखा है - जिस 
की पूर्ण सम्भावना थी वह दूर हो रहा है और जिसको सोचा नही था वह पास 
आरा गया है। अ्रहो ! प्रात काल तो मैं नृपचक्रवर्ती होने वाला था किन्तु जठा बॉघ- 
कर वनगमन कर रहा हू ” । काल का यह कटाक्ष कितना विलक्षण और क्रूर है । 
सच है, "काल भ्रघटित को घटित करता है झौर भ्रच्छी प्रकार जिसके होने की 
निश्चयता है उसे जरजर कर देता है। विधि (काल) उन घटनाओं को चरितार्थ 
कर दिखाता है जिनकी मनुष्य ने कल्पना भी नही की हो ।' श्रहो ! “बड़ा विकट 
यमघाट' यम का घाट बड़ा विकट है। यहाँ सभो को आना पड़ता है। काल 
(आयु) समाप्ति पर काल (मृत्यु) भ्रवश्य आ पहुँचता है। “रज्जुच्छेदे के घट 
धारयन्ति'--बीच , कुएँ मे जब रस्सी टूट गई तो उस घडे को कौन थाम सकता है ? 
मरने वाले के श्वाससूत्रो को यमराज भटककर तोड़ देता है । जो लोग जन्मवेला 
पर कासे बजाना ही जानते है उन्हे इस मरणवेला पर बजाने के लिए कोई वाद्य 
नही मिलता मृत्यु की कल्पनामात्र से भयभीत होने वाले उसे प्रत्यक्ष उपस्थित 
जानकर विकल हो जाते है । मरने से पूर्व ही मर जाते हैं और छाती कूट २ कर 
रोने लगते है । इस ससार के सुखों की स्मृति उन्हें बेचेन कर देती है । काश, 'मैं 
कुछ और जी लेता' यह भावना उनका साथ नही छोड़ती । मृत्युशय्या को घेरकर 
खडेहुए स्वजनो में उसका मन भाड़ी के कॉटो में उलभे अचल के समान भ्रटक २ 
जाता है। वह सोचता है, डॉक्टर का इजेक्शन, वैद्यराज की औषधि मुझे नीरोग 
कर देगी ! परन्तु लोक में जन्ममरण के निश्चित क्रम को देखतेहुए उसकी अन्त- 
रात्मा कहती है । मूर्ख ! क्यो भ्रपने को भुलावा देता है ? क्या करेगे ये वैद्य और 





१ “यच्चिन्तित तदिह दूरतर प्रयाति यच्चेतमापि न इत तदिहाम्युपैति । 
प्रातर्भवामि वसुधाधिपचक्रवर्ती सो5हूं ब्रजासि विपिने जटिलस्तपस्वी ॥- 


२१२ 


डॉक्टर ! डरने से कोई मृत्यु को टाल सका है ? मृत्यु से बचने का उपाय तो एक 
ही है कि जन्म ही न हो। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु किसकी? ? 


नित्य मरने और जन्म लेनेवाले संसारी इस बात से चौंक उठते हैं कि क्‍या 
जन्म लेना और न लेना अपने वश में है ? अध्यात्मशास्त्रों का कथन है कि 'हाँ ! 
जन्म न लेना अपने वश में है।' सम्पूर्ण जेनशास्त्र इसी भ्रपुनरभव के निरूपणशा से 
झोतप्रोत है। वह झ्ात्मदर्शन द्वारा संसार के भ्रस्थिर भोगो के त्याग की शिक्षा देता 
है और शाश्वत परमात्मपद के मार्ग को बताता है। उस मार्ग से प्राणी मृत्यु को 
जीतकर मोक्षगामी बनता है। भृत्यु' का व्याकरणशास्त्र में श्रर्थ है-प्राणों का 
त्याग और मोक्ष का गर्थ है-मुक्ति । 'प्राणत्याग' शब्द में शरीर से प्राणो के श्रलग 
होने की ध्वनि है और मुक्ति में छुटकारे का भाव व्यक्त होता है। अतः प्राण- 
वियोगवाचक मृत्यु का परिणाम पुनर्जन्म भर पुनर्जन्म का भ्रन्त पुनमुत्यु है। 
यह पुनर्जेन्म का चक्र मोक्ष होने से पृ्वतक चलता रहता है। भगवान्‌ जिनेन्द्र 
की वाणी पर सम्यक आचरण करने से ग्रावागमन का अन्त हो जाता है । शरीर- 
रूप से बह मृत्यु अन्तिम मृत्यु होती है और उसे मृत्यु न कहकर मुक्ति कहना 
अधिक उपयुक्त है। मैं शरीर नही हू , आत्मा हु - यह तत्त्वार्थसन्धान से जानकर, 
कर्मक्षय कर जो 'समाधिमरण ' लेता है, वह जन्ममृत्युपाश से मुक्त हो जाता है । 
यमराज के मृत्युपाश को वही काट सकता है। आगम की भाषा में इस समाधि- 
मरण को 'सल्लेखना' कहते है। भाव-सग्रह' की उक्ति है कि जब शरीररूप 
परपदार्थ को त्यागने को इच्छा से जीव आात्मनिष्ठ होकर मित्रों, पत्नी-पुत्रो, 
धन-बेभव, भौतिक सुखादि से मोह छोडकर पच्रपद (णामोकार) स्मरण करतेहुए 
मरणात्रत लेता है, महामुनियो ने उसे 'सल्लेखना' कहा है* । 


नामान्तर से इसे स्वेच्छामृत्य कह सकते है। जब पूर्ण वीतरागता का 

चरम उदय हो और शरीररूप परपदार्थ से भी बन्धन की शअनुभूति होने लगे, 
तब निग््रेन्थ मुनि और त्यागीजन 'सल्लेखना' द्वारा ससार के बन्धनसूत्र को सदा 
के लिए तोड देते है। किसी मराठी कवि ने कहा है--'माझे मरण पाही एलेडोला, 
तो भाला सोहला अनुपम्य । अहो ! मैंने अपनी श्राखों से भ्रपनी मृत्यु को देख 
१. 'मृत्योबिभेषि कि मूढ ! नस भीत विमु चति । 

प्रजात नव ग्रह्लाति कुकर यत्नमजन्मनि ॥ - 
२. 'मित्रे कलत्रे विभवे ततूजे सौख्ये गृहे वत्र विहाय मोहम्‌ । 

सस्मयेते पचपद रवचित्ते सललेखना सा“मिहिता मुनीन्‍्द्रे ॥-भावसग्रह 


२१३ 

लिया। यह भ्नुपभ महोत्सव है। ऐसे मृत्यमुक्त मोक्षयामी मरने के समय भो 
वाद्य बजाने जैसे उत्सवों की रचना कर देते है। जन्मवेला पर जो बाच्य बजाये 
जाते हैं वे तो बजानेवालों की प्रसन्नता के द्योतक हैं परन्तु समाधिमरण लेनेवाला 
तो झपने ऐहिक त्याग तपोमय जीवन के श्रन्तिम सम्ध्याकाल में, अपने श्ाचरण्णों 
का इतना विमल लोकमंगलकारी क्ृतित्व सम्मुख रख देता है कि कांसों की ध्वनि 
साथेक हो जाती है। अपनी मृत्य को प्रामंत्रित करना, उसे देखपाना भ्रसाधारण 
बात है । लोग केवल जीवन को देखते है आर जैसे कबूतर अपने पर भपटनेवाली 
बिल्ली के भ्राक्रमण को नही देखने के लिए श्राँखे मूद लेता है. उसी प्रकार मृत्यु 
से भ्राख मू दे रहते हैं । किन्तु क्या बिल्ली श्रॉख में दनेवाले कपोत को छोड देती 
है ? श्रथवा क्‍या यभराज मृत्यु को याद न करने वालो को याद करना भूल जाता 
है ? श्रत: वीर के सेवक मृत्यु को वीरता से चुनौती देते हैं । वाह ! उन्हे मृत्यु से 
कोई भय नही। स्वय मृत्यु उनका स्पर्ण करतेहुए भयत्रस्त होती है। मृत्यु 
ससारियो को भले त्रस्त करे, परन्तु श्रमण मुनियो को उसी मे श्रपने जीवनभर की 
त्याग, तपस्या फलीभूत प्रतीत होती है । 


'सल्लेखना' बीतरागता की कसौटी है। वह, मुनिधर्म सिहवृत्ति है, इसकी 
घोषणा है । इस पथ को दुबंल पार नही कर सकते । जिन्होने मदन के मद को 
गलित किया, परिग्रहों के बहुरगी प्रलोभनों पर पॉव रक्‍्खा, अनव्नह्मको आजन्म 
चुनौती दी और पाणिपात्र भिक्षाशी होकर आत्मचिन्तन को सर्वोपरि माना, वे 
ही अ्रनासक्तियोंग के पालन करने वाले समाधिमरणात्नत लेते है। विषयकीट, 
इन्द्रियदास, परिग्रहो को परलोक तक साथ ले जाने की कल्पना करने वाले तो 
फूल की चोट से भी मुरका जाते है। संसार की अ्रसारता तथा नाशवत्ता को 
प० दौलतरामजी ने बहुत सशक्त तथा सीधे शब्दों मे व्यक्त करते हुए लिखा है-सुर, 
असुर, खगाधिप जेते मृग ज्यो हरि काल दले ते । मरिण, मंत्र, तत्र वहु होई मरते न 
बचावे कोई ।' इस झशरण भावना को सदेव मनःप्रदेश पर श्रकित रखने वाला 
मोहपंक में नही फँसता । श्रमण मुनि इस अशरण भावना को सदा समक्ष रखते 
है। जब तक उनका धमर्मध्यान, गुणपालन, महाब्रतों का सरक्षण निविध्न होता 
है, वे मुनिश्नत पालन करते है और जिस क्षण उन्हे यह प्रतीति हो जाती है कि 
अब शरीर असाध्यरोगो से घिर गया है तब वे सललेखना लेकर शरीर छोड़ 
देते है। आचाये समन्तभद्ग के वचन है कि 'उपसग होने पर, अभ्रकाल पड़ने पर, 


२१४ 


बद्धावस्था में, भ्रप्रतीकार्य रोगस्थिति में धर्मरक्षा करते हुए शरीर छोडने को 
आायों ने 'सल्लेखना' ताम दिया है" । 


सल्लेखना' के आ्राध्यात्मिक रूप से अ्परिचित लोग इसमें आत्महत्या 
जैसे जधन्य प्रपशब्द की सम्भावना करते है। ऐसा मानने में उन भ्रात्मवंचितों का 
उतना दोष नही, जितना उनके स्थूल जीवनदर्शन का । आत्मवादियों का जीवन- 
दर्शन तपोमय है झ्रौर व्रत, उपवास, संयम-नियम उसके मुख्य श्रग हैं । किन्तु जो 
संसार में केवल झ्राहार, विहार के लिए ही जीवित है उनकी दृष्टि में नश्वर उपा- 
दानों से घोर प्रीति रखना ही प्रशसनीय है ! वे नखाग्र की चोट लगने पर कराह उठते 
है श्नौर छोटी-मोटी दुर्घटना हो जाए तब तो सगे-सम्बन्धियों तक तार-टेलीफोन भी 
पहुच जाते है । उतका ससार भयस्थान है। उन्हे दिनभर में सैकड़ों भयप्रसग 
उपस्थित होते हैं और इतने ही शोक के स्थान भी । परन्तु तत्त्वविमशेक विवेकी 
इनसे परे रहता है। सात प्रकार के भयों से रहित होने के कारण उन्हे सम्यगृ- 
दृष्टि कहा जाता है । इहलोक, परलोक, भ्लाकस्मिक, श्रनुरक्षा, वेदना, मरण और 
प्रगुप्ति ये सात भय मनुष्य के पीछे लगे हुए है। मरणभय तो सर्वोपरि है। भ्रतः 
जो त्यागी शरीर का त्याग करना चाहता है, उसके उदात्त आत्मिक मर्म को 
साधारण मृत्युभीत जान भी नही सकते। खूटे गाड़कर खेमे लगाने की प्रादत 
यायावरो को नही होती । क्योकि गडेहुए खूटे देशस्थिति बन्ध का मोह उत्पन्न 
कर देते है। सराय छोडते यात्री को, डाल छोडती चिडिया को, पतभर मे वृक्ष से 
अलग होते पत्तों को वियोग की अनुभूति नही होती । सूर्य को पूर्व-पश्चिम से कोई 
राग-विराग नहीं होता। वीतराग मुनि भी मोह-मूर्च्छा के परिवारों से दूर का 
सम्बन्ध भी नही रखते । वे ससार में सभी बन्धनो को छोड चुके होते है और भ्रन्तिम 
बन्धन 'शरीर' को छोडने के लिए 'समाधिमरण ब्रत' लेते है। यह ब्रत परम 
वेराग्यधारी तपस्वियों को शोभा देने वाला है। जैसे रेहटकप के पात्र पर्याय से 
रिक्त होते और भरते रहते है उसी प्रकार यह जीव कमंकप में ड्बता शौर रिक्त 
होता रहता है। त्यागी इस श्वू खला को वेराग्य के खड्ग से काट देते है। तथा 
स्वय मृत्यु के डोले पर सवार हो जाते है। दार्शनिको ने इस का बडा हृदयग्राही 
वर्णन उपस्थित किया है। जंसे कोई वधू डोले पर बैठकर श्वसुराल जा रही हो, 
ऐसे मुक्त होते हुए आत्मा का निरूपण किया है। वे कहते है-- सजनि ! डोले 


१. 'उपसर्गे दुर्भिक्षे जरमि रुजाया च निष्प्रतीकारे। 
धर्माय तनुविमोचनमाहु. सल्लेखनामार्या '- श्रा० समन्तभद्ठ 


२१५ 


पर हो जा सवार । लेसे भरा पहुँचे हैं कहार ।” यहाँ झात्मा को सजनी, भ्रथी को 
डोला, और मृत्यु को 'कहार' कहकर परिणीता वधू की श्वसुरमृह यात्रा का 
आनन्द मरण के साथ तन्‍्मय कर दिया है। वस्तुतः जिन्होंने कर्मंबन्‍्ध परिणाम 
के साथ स्कन्ध होतेहुए जीवन को जान लिया है, उन्हें मोहान्धकार की घुटन में 
जीवन बिताना क्योकर पसन्द भ्रा सकता है ? बीतराग मुनियों की चर्या दिगम्बरत्व 
से आरम्भ होती है भ्रौर समाधिमरण में पर्यवसित होकर ही पूर्णता को प्राप्त 
करती है। साधु विधिपू्वंक मरणान्तक सललेखना करने का निश्चय रखते है' । 
ऐसे इस वीर-मररा को आत्मघात कहने वाले हत्या भर स्वेच्छामृत्यु के प्र्थभेद 
से अ्परिचित नही तो क्या हैं ? आत्महत्या वह करता है जो परिस्थिति से पीडित 
है, उद्विग्त है, जीवन के लिए वाझ्छित संघर्ष करने की क्षमता नही रखता है । 
भ्रथवा कलहप्रवृत्त है, किसी लोक निन्दासे अभिभूत है। ऐसा व्यक्ति कृए में 
कदकर, पहाड से गिरकर, फॉसी लगाकर, विषप्रयोगद्वारा अथवा किसी शस्त्र 
से स्वय आघात खाकर अपने जीवन को समाप्त करता है। किन्तु समाधिमरण 
में प्रवृत्त व्यक्ति इन दुष्ट-दोषो से कातर होकर मरणुक्गत नही लेता । वह प्रसन्नता- 
पूर्वक कर्मजाल को तोड़ने के लिए, आत्मा की मुक्ति-अ्रवस्था पाने के लिए तथा 
भ्रविनश्वर आनन्द-समुद्र में निमग्न होने के लिए निश्चयपूर्वक शरीरत्याग की 
घोषणा करता है। वह किसी के ऋण से त्रस्त होकर, कलह मे प्रवृत्त होकर श्रथवा 
किसी भी राग-द्वेष से उद्विग्न-आकुल होकर मरणप्रवृत्त नही होता । न वह शस्त्र- 
च्छेद करता है न विषपान। आत्महत्या करनेवाला शान्तिपू्ण मरणयोजना 
नहीं बना सकता । वह तो आवेश में ऐसी मन.स्थिति में होता है कि तुरन्त मर 
जाना चाहता है। ऊ चाई से कूदना या कपड़ो में श्राग लगा लेना इस अविवेक- 
कारिता के लक्षण है। यदि उसे कुछ समय मृत्युनिश्वय से रोक लिया जाए तो 
वह शान्तचित्त होने पर आत्महत्या के उपाय नहीं श्रपना सकता। किन्तु समाधि 
से देहत्याग करनेवाला तो शान्तचित्त से ही उस ब्रत का आरम्भ करता है। आत्म- 
वध करनेवाले का शआात्मबल क्षीण होता है भ्रौर समाधिमरणवाले का झ्रात्मबल 
बढ़ा हुआ | श्रात्महत्या के समय कषाय बढ़ेहुए होते है श्रौर समाधि के समय 
मन्द, क्षोरा । कभी २ यौनसम्बन्धों को लेकर, वासना से प्रेरित होकर लोगों को 
आत्महत्या करते सुना है। परन्तु समाधिमरण में सांसारिक विषयों का लेश भी 
१" 'सल्लेखनां करिष्येह्हं विधिता मरणान्तिकीम । 
पवश्यमित्यद: शील संनिदष्यात्‌ सदा हुदि ॥-- 


२१६ 


शैष नहीं होता । संक्षेप में, यह कि श्रात्मघाती भ्रपने लिए नरकायु का बन्ध करता 
है भोर समाधिव्रती के सभी शुभाशुभ बन्धन नष्ट हो जाते है। झआात्महत्या में 
किसी न किसी के प्रति मरनेबाले का आक्रोश होता है प्रोर वीरमरण अंगीकार 
करनेवाले का मन सबके प्रति क्षमाभाव से प्रोतप्रीत तथा आात्मलीन रहता है । 
समाधिमृत्यको ग्रगीकार करनेवाला पढता है - 'रागद्रेषमोहरहितो5हम्‌' इत्यादि । 
श्रीमाधनन्दी श्राचायें के द्वारा विरचित ध्यानसूत्रों का एक-एक पद बीतरागभाव 
को बढ़ाकर देहमोह का नाश करनेवाला है। समाधिमरण के समय दशशन, ज्ञान, 
चारित्र और तप, इन चार भ्राराधनाओ को सुनाने का विधान है । दर्शन-झाराधना 
से उसे बताया जाता है कि सारे कमंबन्ध श्रसम्यगृदर्शन से उत्पन्न होते हैं। देह 
को आत्मा मानना भी अ्रसम्यगृदर्शन है। वास्तव में तो चना और चने का छिलका 
पृथक्‌ २ है। परपदार्थ में रति असम्यग्‌दर्शन से होती है। ज्ञानाराधना से 
मोहनीय कर्मों का क्षय किया जाता है । ज्ञान आत्मा का महत्त्वपूर्ण गुणा है। उसीसे 
समस्त लोक, भ्रलोक उद्भासित होते हैं। केवलज्ञान ग्रात्माके परम विशुद्ध 
स्वरूप में स्फुरित होता है । आत्मज्ञान के बिना मोक्ष भ्रप्राप्य है। झात्मा के इस 
शानगुण का चिन्तन करने से पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
चारित्राराधना से समाधिमरण प्राप्त करनेवाले को बार-बार समझाया जाता है 
कि सम्यगदर्शन और सम्यगज्ञान का प्रयोगक्षेत्र सम्यक्चारित्र है। पश्रात्मा की 
विशुद्धि चारित्र से होती है। चारित्रपालन किये विना दर्शन तथा ज्ञान की बाते 
करते रहने से कृतार्थता नही मिलती । सयम का शास्त्रीय ज्ञान ही ग्पेक्षित नही, 
उसका व्यावहारिक आचरणा प्रयोजनीय है । पच महात्रत, पंच समिति श्रौर तीन 
गुप्ति चारित्र के हो भेद है | सम्यग्दर्शन, ज्ञान श्र चारित्र से जीवन में तप का 
श्राविर्भाव होता है। जैसे सूखीहुई समिधाओ्रं से यज्ञाग्ति को प्रज्वलित किया 
जाता है वैसे त्रिरत्न द्वारा तपोमय जीवन को उज्ज्वल किया जाता है। बहिरंग 
तथा अंतरग तपो से अग्नितप्त काचन के समान आत्मशुद्धि होकर दिव्यता की 
प्राप्ति होती है। ध्यान, सामायिक, उपवास, प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, व्यूत्सगें, विनय 
इत्यादि तपो से परिणामों में श्रकथनीय विशुद्धि प्राप्त होती है । इन चारो भ्रारा- 
धनाओं से आत्मस्थिति शान्त तथा ध्यानमग्न रहती है। ससार के किसी पदार्थ में 
ग्रासक्ति नहीं हो पाती । यदि 'सल्लेखना” के समय किसी प्रकार की लोकवासना 
अथवा तपोभंग-विचारणा उत्पन्न होती है तो ब्रती को उस दुविकल्पचिन्तन का 
शोचनीय परिणाम भुगतना होता है । क्योकि “यथा मतिस्तथा गति: - जैसी मति 


२१७ 


वेसी गति । 'मदनपराजय' में लिखा है कि मृत्यूसमय के परिशाम दूसरे भव में 
भी साथ जाते हैं। 'हेमसेन' पकेहुए कर्कटीफल में कीड़ा हुआ श्रौर 'जिनदत्त' 
अपनी स्त्री के प्रति आतंरौद् करने से मेंढकगति को प्राप्त हुआ' । झ्तः यह समय 
पूर्ण आत्मनिष्ठता से यापत करने योग्य है। जीवनभर का सचित पुण्य, ' तप, 
चारित्र इस समय के अल्प प्रमाद से व्याहृत हो सकता है । स्वस्थ तथा धीर चित्त 
से समाधिमरण प्रनन्तवार जन्म-मृत्यु के कष्टो से मुक्ति दिलाने में समर्थ है । 


निराकुलभाव से 'समाधिमरण' को पूर्ण करना जीवन की सम्पूर्ण सचित 
साधनाझ्रो कों सफल बनाना है। मुनित्व को यदि सूर्य से उपमा दी जाए तो 
दीक्षाग्रहणा उसका उषाकाल है, सम्यक्चारित्रपालन तपोमय मध्याह्नवेला है 
और सल्लेखना सन्ध्या है। जैसे सूर्य का बिम्ब उषाकाल मे प्रसन्न-अरुण होता 
है वेसा ही सन्ध्यासमय मे भी होता है। जीवन और मरणदशाओ में साम्यबुद्धि 
रखना मुनियों का आभूषण है। जैसे वर्ष भर पूर्ण परिश्रम करनेवाला छात्र 
वाधिक परीक्षा में अच्छे श्रक लेकर उत्तीर्ण होता है वैसे जीवन में मुनित्रतों का 
प्रप्रमत्त पालन करनेवाले को 'समाधि' परीक्षा में विचलित होने की श्रावश्यकता 
नहीं होती । वह सहज भाव से उसको उत्तीर्ण कर जाता है । 


'समाधिमरण' ब्रतो की रक्षा के प्रति सावधान रहने की प्रतिज्ञा का निर्वाह 
है। जो ब्रत भग करके जीवित रहता है, उसका जीवन क्‍या अनन्तकाल तक के 
लिए सुरक्षित होता है ? मृत्यु उसे भी आकर पूछ लेती है। तब, ब्रतो को पालना 
करते हुए ऊध्वंगति को प्राप्त करना सर्वोत्तम पक्ष है। शाश्वत धर्मपालन को 
नश्वर देह के लिए नष्ट नही करना चाहिए । क्योकि देह तो फिर मिल सकता है, 
धर्म की प्राप्ति दुलेभ है* । 

'समाधिमरण' ग्रहण करनेवाले को चेतना के अन्तिम क्षण तक स्वरूप- 
स्थिति एवं परिणामविशुद्धि के लिए निम्नलिखित 'समाधिसप्तदशी' का अर्थपूर्वक 
मनन करना चाहिए । 


यथाअभृुद्धेमसेनाल्‍्थ पकने चिर्भटके कृमि ॥॥ 

मरणें या मतियेस्थ सा गतिभंवति ध्वम्‌। 

यथाउभूज्जिनदत्ताख्य: स्वागनार्तेन ददु रः ॥! - मदनपराजय 
२. 'नावश्य नाशिने हिस्यो धर्मों देहाय कामद: । 

देहो नष्ट: पुनर्लम्यों धमस्त्वत्यन्तदुर्लम ॥॥'- सागार० ७८ 


श्श्प 
भृत्युमार्ग. प्रवृत्तत्य बीतरागो ददातु में । 
समाधिवोधिपाथेय यावन्‌ भुक्तिपुरी पुरः" ॥१॥ 
कृमिजालशताकी र्णे जजेरे. देहपंजरे। 
भज्यमाने न भेतव्य यतस्त्व ज्ञानविग्रह:* ॥२।। 


ज्ञानिन्‌ ! भय भवेत्‌ कस्मात्‌ प्राप्ते मृत्युमहोत्सवे । 
स्वरूपस्थ: पुर याति देही देहान्तर-स्थिति:३ ॥३॥। 


सुदत्त प्राप्यते यस्माद्‌ हृश्यते पुर्वसत्तम:। 
भुज्यते स्वर्भवं सौख्य॑ मृत्योभीति: कृत: सताम्‌* ।॥४॥। 


आगर्भाद दुःखसन्तप्त: प्रक्षिप्तो देहपजरे। 
नात्मा विमुच्यतेडन्येन मृत्युभूमिपति बिना ॥५॥ 


सर्वेदुःखप्रद. पिण्ड. दूरीकृत्यात्मदर्शिभि: । 
मृत्युमित्रप्रसादेन प्राप्यन्ते सुखसम्पद,९ ॥६॥। 


, मैं (समाधिमरणद्वारा) रत्यु'मे प्रवृत्त हुआ हें । इस मार्ग को निरन्तराय पार कर 
सकू , इसके लिए भगवान्‌ बीतरागदेव समाधि (स्वरूप के चिन्तन मे योगपूर्णं स्थिति) 
तथा बोधि (रत्नअयलाभ) एवं परलोकपथ में उपकारकपाथेय प्रदान करें जिससे मैं 
मुक्तिपुरी को पहुँच सकू । 

हे भ्रात्मन्‌ | शत्त २ कृमियो से भरा हुझ्ला, जजर शरीरबूप यह पिजरा टूट रहा है, 
इस पर तुम भयभीत न हो । क्योकि तुम ज्ञानशरीरधारी हो । यह पौद्ूगलिक शरीर 
तुम नही हो । 

. हे ज्ञानी आात्मन्‌ ! मृत्युमहोत्सव के उपस्थित होने पर तुम किस बात का भय करते 


हो ? यह भ्रात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ एक देह से दूसरे देह मे जाता है । 
इसमें उद्विग्न होने की कौन-सी बात है ? 


पूर्वंकाल के ऋषि और गणाघर आदि सत्पुरुष ऐसा कहते है कि अपने किये हुए कर्तव्य 
तथा चारित्र का फल तो मृत्यु होने पर ही पाया जाता है। स्वगंसुखो का भोग भो 
मृत्यु के श्रनन्तर ही मिलता है । उस तप परिणामदायी मृत्यु से भय क्‍या ? 

ज्ञानी पुए्ष विचारता है कि इस कमंरिपु ने मेरे झात्मा को देहपिजरे में वन्दी बना रक्‍्खा 
है । जिस समय से यह गर्भ भे आया है उसी क्षण से क्षुधरा, तृथा, रोग, सयोग-वियोग 
प्रादि दु खो ने इसे घेर लिया है। इस बन्धनग्रस्त प्रात्मा को मृत्युराज के सिवा कौन 
मुक्त कर सकता है ? 

श्रात्मदर्शी लोग सम्पूर्ण ढू खो को देने वाले इस देहापिड को दूर करके मृत्युरूप मित्र की 
कृपा से सुख-सम्पदाओं को प्राप्त करते हैं । 


२१६ 


मृत्युकल्पद में प्राप्त येनतत्मार्थो न सात: । 

तिमश्नों जन्मजम्बाले स पश्चात्‌ कि करिष्यति" ॥७॥। 

जी देहादिक सर्व नृतन जायते यतः। 

स मृत्यु. किन मोदाय सता सातोत्थितियथा* ॥॥५॥॥ 

सुख दुःख सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वय ब्रजेत्‌ । 

मृत्युभीतिस्तता कस्य जायते परमार्थतः३ ॥६॥। 

ससारासक्तचित्ताना मुत्युर्भत्यि भवेज्नगाम्‌ । 

मोदायते पुन सोषपि ज्ञानवेराग्यवासिनाम्‌* ॥१०॥। 

पुराधीशों यदा याति मसुकृतस्य बुभुत्सया । 

तदासौ वार्यते केन प्रपचे: पाचभौतिके.* ॥११॥ 

मृत्युकाले सता दुख यद्‌ भवेद्‌ व्याधिसम्भवम्‌ । 

देहमोहविनाशाय. मन्‍्ये शिवसुखाय च९ ॥१२॥ 

जानिनो5मृतसंगाय मृत्युस्तापकरो5पि सन्‌ । 

आ्रामकुम्भस्य लोकेउस्मिन्‌ू भवैत्‌ पाकविधियंथा* ॥१३॥। 
जिस गौब ने मृत्युरूपी कन्पद्रुम प्राप्त करके भी अपने कल्याण की सिद्धि नहीं की, वह 
समारसमुद्र मे डूबने के बाद क्‍या कर सकता है ? 
ज्ञानी पुरुष मृत्यु को साता कर्म का उदय मानते है जिसकी कृपा से जीरण-शीर्ण शरीर 
छूट कर नवीन शरीर की प्राप्ति होती है । 
यश आत्मा देह मे रहकर सुख-दु ख का सर्देव अनुभव करता है और स्वयं ही परलोक- 
गमन करता है। तब परमार्षहृष्टि से भृत्युभय किसे हो ? 
. जिन जीवो का चित्त ससार में आसक्तिसान्‌ है वे अपने श्रात्मरूप को नही जानते, 
इसीलिए उन्हे मृत्यु मयप्रद प्रतीत होती है । किन्तु जो महान्‌ श्रात्माएँ आत्मस्वरूप को 
जानती है और वैराग्य धारण कस्ती है, उनके लिए तो मृत्यु आनन्ददायी है । 


५. इस जीव की भायू पूर्ण होने पर जब परलोक-सम्बन्धी श्रायु का उदय श्रा जाए तब 


शरीरादि पचभूतों के समूह से परलोकगमन करते हुए कौन इसका प्रतिबन्ध कर 
मकता है ? 

« मृत्यु के समय कम के उदय से रोगादि दुख उत्पन्न होते हैं। वे व्याधिजन्य दुख 
ज्ञानवान्‌ व्यक्ति के लिए देह पर से मोहनिवृत्ति के लिए हेसुभूत होते हैं और उनसे 
निर्वणिसुख की प्राप्ति होती है । 

यद्यपि मृत्यु तापकारी है तथापि ज्ञानी उसे अमृत (मोक्ष ) की सयति के लिए कारण 
मानते हैं । कच्चा कुम्म अस्निसस्कार होने पर पक्‍्व होता है तथा श्रमृत (जल ) की 
सगति का पात्र बनता है । 


3५4०-०५ 23७.» 


१, 


२२० 

यत्‌ फल॑ प्राप्यते सदभि््रतायासबविडस्बनात्‌ । 

तत्‌ फल सुखसाध्यं स्पात्‌ मुत्युकाले समाधिना" ॥१४॥ 
प्रमाते: शान्तिमान्‌ मर्त्यों न तियंक्‌ नापि नारक: । 
धर्मेध्यानपरो भर्त्योप्नशनी त्वमरेश्वर:* ।॥१५॥ 
तप्तस्थ तपसश्चापि पालितस्यथ व्रतस्थ च। 
पढितस्य श्रुतस्यापि फल मृत्यु समाधिना३ ।।॥१६॥ 
अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्‌ प्रीतिरिति हि जनवाद: । 
चिरतरशरीरनाशे नवतरलाभे च कि भीरु * ॥१७॥ 





कल 


उत्तम ब्ंतों के कष्ठो कों सहन करने के पश्चात्‌ जिस फल की प्राप्ति होती है, समाधि- 
मरण लेनेवाले को बह फल सुख से (प्रनायास ) प्राप्त हो जाता है । 


» मरणदशा को प्राप्त करते हुए जो सत्पुरेष झात॑ परिणामों से रहित होता है, झान्त 


रहता है, वह जीव तिर्यक्‌ अथवा तारक गति में नहीं जाता । जो उस बेला घर्मश्यान- 
परायरण श्रनशनव्रत लेकर शरीर का त्याग करता है वह इन्द्र श्रथवा महधिक 
देव होता हैं । 

शास्त्रविहित तप तपने का, ब्रतों के पालन करने का, तथा आंस्त्र-स्वाध्याय का फल 
समाधिमृत्यु से प्राप्त होता है । 

ससार में प्रवाद प्रसिद्ध है कि जो अतिपरिचित हैं उनमें श्रवज्ञाबुद्धि उत्पन्न होता 
स्वाभाविक है। तथा जो नवीन है उसमें सहज ही प्रीति होनां भी स्वाभाविक है । 
ग्रत: यह देह जो वर्षों पुराता, शिथिल तथा जजर हो गया है, इसके नाक्ष होने पर 
नवीन देह मिलिगा । फिर मय किस लिए ? श्रर्थात्‌ जीर्ण के त्याग और नवीन की 


प्राप्ति के लिए उत्साहृपूर्वक प्रवृत होना चाहिए। उस शुभ बेला में प्रशुभ दुर्गेतिदायक 
कमबन्ध नहीं करने चाहिए । 


